साहित्य मण्डल: 


c 


प 


सस्ता : 


Digitization by, eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS | 


| 
eer 
eee 


यह पुस्तक ˆ 

एक साधारण मनुष्य द्वारा साधारण मनुष्यों 
के लिए लिघी गई हैँ । . .इसमें भारतीय संस्कृति 
का इतिहास नहीं है ।. . इसमें तो भारतीय संस्कृति 
की आत्मा से मिलन है। इसमें उसके अंतरंग के 
दर्शन हैं । इसमें भारतीय संस्कृति के गर्भे में प्रवेश 
किया गया है। 

संसार में जो-कुछ सुन्दर व सत्य दिखाई दे, 
उसे प्राप्त करके बढ़ती जानेवाली ही यह संस्कृति हैं। 

यह संस्कृति संकुचितता से परहेज करने वाली 
है। इससे त्याग, संयम, वैराग्य, सेवा, प्रेम, ज्ञान, 
विवेक आदि बातें हमें याद आ जाती हैं ।.. 
भारतीय संस्कृति का अश्रं हैं मेल, सारे धर्मों का मेल। 
इस प्रकार के महान मेल पैदा करने की इच्छा रखने 
वाली, सारी मानव-जाति के बेड़े को मंगल की ओर 
ले जाने की इच्छा रखनेवाली यह संस्कृति है । 


~ . 
Ly 


—_षांडुरंग सदाशिव साने 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


D १।९०६२१,११ 59609९ १६ 52५५8 foocualoey a 


EMrrery 
~ 2१|७) 7० 


[ed 
० #नौटी #3 | 


j AN 
(273 रह AB जै #& कम 


SS man hime sees so ms 


CR 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


CCo0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


भारतीय संस्कृति 


[ प्राचीन स्वरूप की नवीन एवं लोकोपयोगी व्याख्या ] 


साने गुरुजी 


RF. 
Ne पर मर 


“us Ahearn ! 
) 


अनुवादक 


बाबूराव जोशी, एम. ए. 


|] 
१६५३ 
सस्ता साहित्य मंडल-प्रकाशन 


(७०0०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by e@Gangotri and ३ 7 Funding by MoE-IKS 


3 $ 


प्रकाशक ~ ब»+ 
मार्तण्ड उपाध्याय * “९ 

मंत्री, सस्ता साहित्य मंडल 

नई दिल्‍ली 


पहली बार ; १६४३. 
मूल्य 
साढ़े तीन रुपये 


मुद्रक 
न्यू इण्डिया प्रेस 
नई दिल्‍ली 


(७७०0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


ng rayu Trust. Funding by MoE-IKS 
्् {> 
LIB ARY 


Moe ठ PT ///2 


। “vse Ashram 


यह पुस्तक एक साधारण मनुष्य द्वारा साधारण मनुष्यों के लिए 
लिखी गई है । इस पुस्तक सें न पाण्डित्य हूं, न विद्वत्ता है॥ इसमें संकड़ों 
ग्रन्थों का आधार व उद्धरण आदि कुछ नहीं है । इसमें न प्राच्य विद्या- 
विद्यारद॒त्व हूँ, न कोई गहन-गम्भोर तत्व ही। इसमें तो केवल एक 
विशेष ष्टि है। इसमें भोरतीय संस्कृति का इतिहास नहीं है ॥ कला 
के क्षेत्र में ्रोर ज्ञान-विज्ञान के प्रान्त में, व्यापार में श्रौर राजनीति में 
हम कितने भागे बढ़े हुए थे, इस सबकी जानकारी इस पुस्तक में नहीं 
है। इसमें चन्द्रगुप्त व श्रशोक, कालिदास व तानसेन श्रादि का 
अभिनव इतिहासं नहीं है। इसमें तो भारतीय संस्कृति की आत्मा से 
मिलन हुँ । इसमें उसके ग्रन्तरंग के दर्शन हें। इसमें भारतोय संस्कृति 
के गर्भ में प्रवेश किया गया है । 

हम “भारतीय संस्कृति’ का नाम कई वार सुनते हें। 'यह भारतीय 
संस्कृति को शोभा नहीं देता।' “यह भारतीय संस्कृति के लिए हानि- 
कारक है', प्रादि वाक्य हमें लेखों और भाषणों में पढ़ने झौर सुनने को 
मिलते हें । ऐसे भ्रवसर पर भारतीय संस्कृति का क्या श्रर्थ होता है ? 
वहां भारतीय संस्कृति के इतिहास से मतलब नहीं होतो। वहां तो भार- 
तीय संस्कृति की जो एक विशेष दृष्टि है, उसीसे मतलब होता हैं । यह 
दृष्टि कौनसी हूँ ? मेंने यहाँ भारतीय संस्कृति की यही दृष्टि दिखाने 
का प्रयत्न किया है । 

इस पुस्तक के बहुत-से विचार मेंने कुछ बड़े लोगों से सुने हुं। 
उनके कारण मेरे हृदय की जन्मजात भावना विकसित हुई है । वर्धा के 
सत्याग्रह-भ्राधषम के ग्ाचायं पु० विनोबाजी के अनेक अ्रमूल्य विचार इस 
पुस्तक में झा गये हैं । कमं, ज्ञान, भवित, कर्मफलत्याग, अहिसा झादि 
भ्रध्यायों में मेंने उनसे जो-कुछ भक्ति रौर प्रेम से सुना, वही सारांश सें 
यहां लिख दिया है। इन अध्यायो में मेंने जो-कुछ लिखा हू, उसके 
लिए वे जिम्मेदार नहीं हें । उनके द्वारा बोये हुए किन्तु मेरे हृदय और 
बुद्धि में विकसित होनेवाले ये बीज हैं । इसमें जो-कुछ टेढ़ा-मेढ़ापन है 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


वह सब मेरा है । इसमें जो-कुछ सत्यता है, वह उन महापुरुषों की है। 

भारतीय संस्कृति हृदय और बुद्धि की पुज़ा करनेवाली उदार भावना 
झौर निर्मल ज्ञान के योग से जीवन में सुन्दरता लानेवाली हुँ । यह 
संस्कृति ज्ञान-विज्ञान के साथ हृदय का मेल बंठाकर संसार में मधुरता 
का प्रचार करनेवाली है। भारतीय संस्कृति का श्रर्थ हे क्म, ज्ञान, भवित 
की जीती-जागती महिमा--शरीर, बुद्धि ्र हृदय को सतत सेवा में 
लीन करने की महिमा । 

भारतीय संस्कृति का भ्रथं है सहानुभूति । भारतोय संस्कृति का 
र्थं हुँ विशालता। भारतीय संस्कृति का श्रर्थ है बिना स्थिर रहे ज्ञान 
का मागं ढू ठते-ढू'ढते आगे बढ़ना । संसार में जो-कुछ सुन्दर व सत्य 
दिखाई दे, उसे प्राप्त करके बढ़ती जानेवाली ही यह संस्कृति है । वह 
संसार के सारे ऋषि-महाषयों को पुजा करेगी । वह संसार को सारी 
सन्तान की वन्दना करेगी । संसार के सारे धर्म-तँस्थापकों का यह ग्रादर 
करेगी । चाहे कभी भो महानता दिखाई दे, भारतीय संस्कृति उसकी 
पुजा ही करेगी । वह श्रानन्द और दर के साथ उसका संग्रह -करेगो । 


भारतीय संस्कृति संग्रह करनेवाली है। वह सबको पास-पास लाने : 


वाली हूँ । “सर्वेषामविरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे” ही वह कहने वाली 
है । यह संस्कृति संकुचितता से परहेज करने वाली हुँ। उससे त्याग, संयम, 
वराग्य, सेवा, प्रेम, ज्ञान, विवेक श्रादि बातें हमें याद श्रा जाती हें । 
भारतीय संस्कृति का श्रर्थ है सान्त से अ्रनन्त की श्रोर जाना, भ्रन्धकार 
से प्रकाश की ओर जाना, भेद से अभेद की ओर जाना, कीचड़ से 
कमल की रोर जाना, .विरोध से विवेक की ओर जाना, श्रव्यवस्था से 
व्यवस्था को श्रोर जाना, भारतीय संस्कृति का श्रर्थ है भेल, सारे घर्मो 
का मेल, सारी जातियों का मेल, सारे ज्ञान-विज्ञान का मेल, सारे 
फालों का मेल । इस प्रकार के महान मेल पदा करने को इच्छा रखते 
वाली, सारी मानवजाति के बेड़े को मंगल की प्रोर ले जाने की इच्छा 
रखनेवाली यह संस्कृति है । 

कृष्णाष्टमी, शाके १८५६ ) पांडुरंग सदारिव साने 
२९ ग्रगस्त, १६३७ J 


(०0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


//2 
प्रस्तावना 


यह पुस्तक एक साधारण मनुष्य द्वारा साघारण मनुष्यों के लिए 
लिखी गई हे । इस पुस्तक सें न पाण्डित्य है, न विद्वत्ता है। इसमें संकड़ों 
ग्रन्थों का आधार व उद्धरण ग्रादि कुछ नहीं है । इसमें न प्राच्य विद्या- 
विज्यारद॒त्व है, न कोई यहन-गम्भोर तत्व ही। इसमें तो केवल एक 
विशेष ष्टि है। इसमें भोरतीय संस्कृति का इतिहास नहों है । कला. 
के क्षेत्र में ग्रौर ज्ञान-विज्ञान के प्रान्त में, व्यापार में श्रौर राजनीति में 
हुम कितने ग्रागे बढ़े हुए थे, इस सबकी जानकारी इस पुस्तक में नहीं 
है. । इसमें चन्द्रगुप्त व श्रशोक, कालिदास व तानसेन श्रादि का 
श्रभिनव इतिहास नहीं है । इसमें तो भारतीय संस्कृति की श्रात्सा से 
मिलन है । इसमें उसके अन्तरंग के दर्शन हें । इसमें भारतीय संस्कृति 
के गर्भे में प्रवेश किया गया हुँ। 

हम 'भारतोय संस्कृत’ का नाम कई बार सुनते हें। 'यह भारतीय 
संस्कृति को शोभा नहीं देता।' 'यह भारतीय संस्कृति के लिए हानि- 
कारक हैँ, रादि वाक्य हमें लेखों और भाषणों में पढ़ने घोर सुनने को 
मिलते हैं | ऐसे. अवसर पर भारतीय संस्कृति का क्या अर्थ होता है ? 
वहां भारतीय संस्कृति के इतिहास से मतलब नहीं होतो। वहां तो भार- 
तोय संस्कृति की जो एक विशेष दृष्टि है, उसीसे मतलब होता है । यह्‌ 
दृष्टि कौनसी है ? मेने यहाँ भारतीय संस्कृति की यही दृष्टि दिखाने 
का प्रयत्न किया हूँ । 

इस पुस्तक के बहुत-से विचार मेंने कुछ बड़े लोगों से सूने हूं। 
. उनके कारण मेरे हृदय को जन्मजात भावना विकसित हुई है। वर्घा के 
सत्याग्रह-श्रा्षम के प्राचार्य पु० विनोबाजी के अनेक भ्रसुल्य विचार इस 
पुस्तक में ग्रा गये हैं ॥ कमं, ज्ञान, भवित, कर्मफल-स्याग, हिसा झादि 
भ्रध्यायों में मेंने उनसे जो-कुछ भक्ति रोर प्रेम से सुना, वही सारांश सें 
यहां लिख दिया हूँ। इन श्रध्यायों में मेंने जो-कुछ लिखा है, उसके 
लिए वे जिम्मेदार नहीं हें उनके द्वारा बोये हुए किन्तु सेरे हृदय और 
बुद्धि में विकसित होनेंवाले ये बीज हैँ । इसमें जो-कुछ ढेढ़ा-सेढ़ापन हे 


(७०0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


२; 


दा 


चह सब मेरा है । इसमें जो-कुछ सत्यता है, वह उच महापुरुषों की हे। 

भारतीय संस्कृति हृदय और बुद्धि की पूजा करनेवाली उदार भावना 
और निर्मल ज्ञान के योग से जीवन में सुन्दरता लानेवाली हैँ । यह 
संस्कृति ज्ञान-विज्ञान के साथ हृदय का मेल बठाकर संसार में मधुरता 
का प्रचार करनेवालो है। भारतीय संस्कृति का ग्रर्थ हुँ कमं, ज्ञान, भवित 
की. जीती-जागती महिमा--शरीर, बुद्धि और हृदय को सतत सेवा में 
लीन करने को महिमा । 

भारतीय संस्कृति का ग्रथ है सहानुभूति । भारतीय संस्कृति का 
र्थ हैं विशालता। भारतीय संस्कृति का श्रर्थं हैँ बिना स्थिर रहे ज्ञान 
का मागं हू ढते-टू ढते आगे बढ़ना । संसार में जो-कुछ सुन्दर व सत्य 
दिखाई दे, उसे प्राप्त करंके बढ़ती जानेवाली ही यह संस्कृति हें । वह 
संसार के सारे ऋषि-मरहाषयों की पुजा करेगी । वह संसार की सारी 
सन्तान की वन्दना करेगी । संसार के सारे घर्म-तंस्थापकों का यह॒श्रादर 
करेगी । चाहे कभी भी महानता दिखाई दे, भारतीय संस्कृति उसकी 
पुजा ही करेगी । वह श्रानन्द और भ्रादर के साथ उसका संग्रह करेगी । 

भारतीय संस्कृति संग्रह करनेवाली हुँ। वह सबको पास-पास लाने 
वाली हुँं। “सर्वेषामविरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे” ही वह कहने वाली 
है । यह संस्कृति संकुचितता से परहेज करने वाली है। उससे त्याग, संयमं, 
वेराग्य, सेवा, प्रेम, ज्ञान, विवेक श्रादि बातें हमें याद श्रा जाती हें । 
भारतीय संस्कृति का ग्र्थ हे सान्त से भ्रनन्त को श्रोर जाना, भ्रन्धकार 
से प्रकाश की ओर जाना, भेद से भ्रभेद की श्रोर जाना, कीचड़ से 
कमल को ओर जाना, विरोध से विवेक की श्रोर जाना, श्रव्यवस्था से 
व्यवस्था की श्रोर जाना; भारतीय संस्कृति का ग्रर्थ है मेल, सारे धर्मों 
का मेल, सारी जातियों का मेल, सारे ज्ञान-विज्ञान ' का मेल, सारे 
कालों का मेल । इस प्रकार के महान मेल पैदा करने की इच्छा रखने 
वाली, सारी मानवजाति के बेड़े को मंगल की गोर ले जाने की इच्छा 
रखनेवाली यह संस्कृति हे। 


कृष्णाष्टमी, शाके १८५६ पाडुरंग सदाशिव साने 
२९ श्रगस्त, १६३७ 


(७००. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


प्रकाशकीय निवेदन ` 


इस पुस्तक सें भारतीय संस्कृति को शास्त्रीय व्याख्या नहीं हैं, बल्कि 
इसमें हमारी संस्कृति को उन मुख्य-मुख्य बातों पर विचार किया गया हैं, 
जिनका हमारे जीवन से सीबा संबंध हुँ । इस पुस्तक की सबसे वड़ी 
विशेषता यह है कि विद्वान लेखक किसी भी संकुचित सम्प्रदाय, मत 
अथवा मान्यता से बंधकर नहीं चले। उन्होंने जिस किसी विषय को 
लिया है, उसपर स्वतंत्र बुद्धि से, निर्भीकतापूर्वक, श्रपनें विचार व्यक्त 
किये हें । यही कारण है कि यह पुस्तक हमें पर्याप्त विचार-सामग्री देने 
के साथ-साथ उपयोगी जीवन व्यतीत करने के लिए बड़ी स्फूति ग्रोर 
प्रेरणा प्रदान करती हें। 

पुस्तक की शलो के विषय में कुछ कहना नावश्यक है । साने गुरुजी 
सराठी के सुविख्यात लेखक थे। उन्हें भाषा पर बड़ा अधिकार था और 
उनकी शैली बेजोड़ थी । श्रनुवाद में यद्यपि मूल का-सा रस था सकना 
संभव नहीं है, फिर भी उनकी रोचक शैली का ग्रानंद हिन्दी के पाठकों 
को मिल सके, ऐसा प्रयत्न किया गया हूँ । 

हम चाहते हैं कि भारतीय भाषाग्रों के उत्तमोत्तम ग्रंथों का रूपान्तर 
हिन्दी में प्रकाशित हो, जिससे राष्ट्र-भारतो का भण्डार समृद्ध हो; साथ 
ही पाठकों को इस बात को जनकारी हो जाय कि हमारी विभिन्न 
भाषाप्रों में कितनी मूल्यवान सामग्री विद्यमान है । यह पुस्तक इसी दिशा 
में एक पल्प प्रयत्त है। यह सिलसिला बराबर चलता रहे, इसको हुम 
कोशिश करेंगे; लेकिन सफलता तब प्राप्त होगी, जब पाठकों और विद्वानों 
का सहयोग मिलेगा । 


मंत्री 


(७०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


साने गुरुजी 


रत्नागिरि जिले के पालगड गांव में साने गुरुजी (पांडुरंग सदाशिव 
साने) का जन्म २४ दिसम्बर १८९९ के दिन हुआ था। उनके 
पिता बडवलो नाम के छोटे से यांव के एक परोपकारी खोत (एक तरह 
के जमींदार) थे। गुरुजी लोकमान्य तिलक के बड़े भकत थे और उस 
जमाने में स्वदेशो श्रांदोलन में जेल हो श्राये थे गुर्जी को माता भी 
एक बेजोड़ स्त्री थीं। उन्हें गरीबी में ्रनेक श्राफतों का सुकावला करते 
हुए जिन्दगी काटनो पड़ी । पर छोटे-छोटे प्रसंगों को लेकर उन्होंने बच्चों 
झो खूब संस्कारवान बनाया । श्रपनी साता से गुरुजी बहुत प्यार करते 
थे। घर की गरीबी के कारण माता को जो ग्रापदाएं झेलनी पड़ती थीं 
उनको, खूब पढ़कर, दूर करने का सपना वह बचपन में देखा करते थे 
विद्या के लिए गुरुजी को कड़ी मेहनत करनी पड़ी । पाठशाला की 
फोस नहीं दे सकते थे, खाने के भी लाले पड़ जाते थे। घर को हालत 
दिन-ब-दिन गिरती जाती थी। लेकिन माता को आराम पहुंचाने की 
एक ही धुन उनपर सवार थी। दुर्भाग्य से मैदिक पास होने के पहले 
ही उनको श्रनुपस्थिति भें उनकी माता स्वर्ग सिधार: गई । लिखने-पढ़ने 
में श्रव उनको रस न रहा, लेकिन बाद में संभल गये । यह मानकर कि 
शरीर ही कोई माता नहीं है, शरीर से परे मातृ-भावना है और उसका 
विकास करना ही सच्ची भातृ-सेवा है, गुएजी फिर से पढ़ने-लिखने लगे । 
काफी कष्ट उठाकर एम० ए० पास किया । तब भारतोय तत्वज्ञान 
का श्रध्ययन करने का विचार उनके मन में प्राया) श्मलनेर के 
तत्बज्ञान-मंदिर में वे दाखिल हुए, पर एक ही साल के भीतर तत्वज्ञान- 
मंदिर छोड़ दिया शोर वहाँ के हाई स्कूल में शिक्षक बन गए। यहां 
पर उन्होंने छात्रावास का काम भी लिया। बह छात्रों की साता-से बन 
गये। भ्रपने व्यवहार से उन्होंने छात्रों को ऐसी शिक्षा दी कि विलासप्रिय 
युवक त्यागी श्रौर उद्धत संयमी बनने लगे। 


(७००0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
पांच 


गुरुजी पढ़ाते भो खूब श्रच्छो तरह थे। स्कूल का पाठ्यक्रम भ्रपर्याप्त 
समझकर उन्होंनी वहाँ एक हस्तलिखित दैनिक शुरू कर दिया। यह 
एक श्रनोखी चीज थो । स्कूल के छः घप्टों में जो शिक्षा न मिलती, 
वह इस 'देनिक' से मिल जाती थी । बाद में इसी कल्पना 
को बढ़ावा देने के लिए 'विद्यार्यो' नाम का एक छपा मासिक भो 
निकलने लगा, जो श्रांदोलन के समय सरकार ने बन्द करवाया । 
श्रसहयोग-श्रांदोलन शुरू होते ही वे उसमें दाखिल हुए । उनके विद्यार्थियों 
ने भो बड़ी संख्या में उनका साथ दिपा। गुरुजी का प्रभाव साथी 
कैदियों पर गहरा होता देखकर सरकार ने उन्हें महाराष्ट्र से दुर त्रिचना- 
पल्ली को जेल में भेज दिया। वहां दक्षिण को भाषाओ्रों से गुरुजी का 
प्रच्छी तरह परिचय हुभ्रा। भाषाएं भले ही भिन्न हों; लेकिन सब प्रांतों 
में भावनांग्रों को एक ग्रनोली समानता है--यह बात गुरुजी को सह- 
सस हुई । गुजराती तथा बंगला तो वे पहले से ही जानते थे । कविवर 
रवीन्द्रनाथ की “ विशवभारती' को तरह भारत के विभिन्न प्रांतों को 
भाषा, कला, संस्कृति प्रादि का परिचय कराने वाली '्रान्तर भारतो” 
संस्था स्थापित करने की बात वे सोचते थे। १९३० के श्रांदोलन से 
रिहा हुए कि १६३२ के ्रांदोलन में उन्हें पुनः गिरफ्तार करके धूलिया- 
जेल में ठू'स दियां गया । 

घूलिया-जेल में तब विनोबा गौर जमनालालजी झादि लोग थे । 
इस बार सारे महाराष्ट्‌ से बड़ो तादाद में नवयुवक जेल में भ्राये थे । उन्हें 
संस्कारपुरित करने का काम गुरुजी पर श्रा गया । तबतक साने गुरुजी 
सानेसर कहलाते थे, लेकिन १३३२ के बाद वे सारे महाराष्ट्‌ के गुरुजी बन 
गये । तभी हर इतवार को गीता पर प्रवचन देना विनोबाजो ने तय किया। 
विनोबा से भेंट होते हो गुरुजी को मानो इच्छा-प्राप्ति हो गई। दोनों 
में प्रगाढ प्रेम-सम्बन्ध हुआ । विनोबाजी के वे सब प्रवचन गुरुजी ने 
लेखबद्ध कर लिये। प्राज जो 'गोता-प्रवचन' को पुस्तक उपलब्ध हूँ, वह 
गुरुजो के ही कारण । घूलिया से हटाकर गुरुजी को नासिक-जेल 
में मेज दिया गया, जहाँ उन्हें कठिन-से-कठिन सजाएं सहन करनी पड़ों ॥ 
उनके जीवन के ये दिन बड़े महत्व के थे। उस समय उन्होंने काफी 


(७०0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
छः 


कविताएं लिखीं, जो श्रागे चलकर 'पत्री? नाम से प्रकाशित हुई । उनमें 
जो चैतम्यदायक शक्ति थी, उससे घबराकर सरकार ने उक्त पुस्तक 
को जब्त कर लिया। उसी समय सिर्फ चार दिन में जेल के कामों 
के बाद जो समय बचता था उसका उपयोग करके उन्होंने “श्यामची 
ग्राई! नाम से भ्रपते साता के संस्मरण लिखे । इस पुस्तक ने ्रनेकों की 
ग्रांखें गीली कीं, अनेकों को मातृप्रेम का पाठ पढ़ाया । सातुप्रेम का यह 
महान्‌ मंगल ग्रंथ है । 'धडपडणारो मुलें' (लड़खड़ाते नौजवान) नाम 
की लगभग हजार पन्नों की पुस्तक भी गुरुजी ने वहां लिखी । श्रोर भ॑ 

काफो साहित्य का सूजन किया } 

१६३२ के ग्रांदोलन में महाराष्ट्‌ को गुरुजी को तेजस्विता का 
दर्शन हुआ । लेकिन श्रांदोलन के बाद गुरुजी पूना में प्रज्ञात रूप से 
रहने लगे। वहां फुछ गरीब विद्यार्थियों की रसोई करते, बर्तन मांजते, 
कपड़े घोते। इसके बाद जो समय बचता उसमें लिख-पढ़ लेते । इसी 
बीच गुरुजी का ध्यान मराठी भाषा के 'ग्रोवी' साहित्य के संकलन की 
तरफ गया । करीब दो हजार श्रोवियों को उन्होंने इकट्ठा किया रौर दो 
खण्डों में 'स्त्री-जीवन' के नाम से प्रकाशित किया । गुरुजी की यह एक 
बड़ी भारी देन है । 

१६३६ में महाराष्ट में हुए कांग्रेस के सालाना भ्रधिवेशन को 
गुरुजी ने रात-दिन काम में जुटकर सफल बनाया । उन्होंने विद्यार्थी, 
मजदूर तथा किसानों में काम किया । 'कांग्रे' नाम को एक साप्ताहिक 
पत्रिका भी चलाई। महाराष्ट्र में कांग्रेस के एक लाख सदस्य हों; 
इललिए २१ दिन का श्रनशन किया । के र 

सन्‌ १६३६ में दूसरा महायुद्ध शुरू हुम्रा । गुरुजी को गिरफ्तार 
करके जेल में डाल दिया गया । १६४२ में छूटे ही थे कि फिर आंदोलन 
शुरू हुआ । गुरुजी ने कुछ श्रसे तक भूमिगत रहकर काफी काम किया । 
खिर एक दिन गिरफ्तार कर लिये गये । १६४५ में रिहा होने पर 
१६४२ के ग्रांदोलन की गाथा सुनाते हुए पूरे महाराष्ट्र में घूमे। आजादी 
की ग्राहट लोगों ने पाई । श्राजादी तो ग्रा रही है, लेकिन हमारे जोवन 
तो जसे-करे-तेसे ही हें। इसपर विनोवा ने किसी कार्यकर्ता के पास भ्रपनी 


(७०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


सात 


वेदना प्रकट की । गुरुजी ने सुनी तो प्रस्वस्थ हो गए । पंढरपुर का मन्दिर 
हरिजनों के लिए न खुले तो अनशन करने की बात थी। उन्होंने कहा, 
“गर हमारे जीने से कुछ नहीं होगा तो हमें श्रपने जीबन की श्राहुति 
देकर काम को पुरा करना होगा ।” छः महीने तक रात-दिन गांद-गांव 
घुमकर मन्दिर-प्रवेश कां प्रचार करते रहे। पुजारियों ने लोकमत को 
स्वीकार झरने से इन्कार किया। गुरुजी का श्रनशन शुरू हुग्रा । । ग्यारह 
दिन के बाद पुजारी भुक गये, मन्दिर खुल गया । दिल्‍ली की एक 
प्राथना-सभा में गांधीजी ने कहा, “पंढरपुर का पुराना और मशहूर मन्दिर 
. ठीक उन्हीं शर्तों पर हरिजनों के लिए खोल दिया गया हूँ जैसा कि : 
दूसरे हिंदुओं के लिए। इसका खास श्रेय साते गुरुजी को हुं, जिऱ्होंने 
उसे हरिजनों के लिए हमेश्षा के वास्ते खुलने के मकसद से आमरण 
उपवास शुरू 'किया था ।” गुरुजो की यह हरिजन-यात्रा इतिहास में 
ग्रभूतपुदं कही जायगी । नागपुर से लेकर गोवा तक एसी कोई पंचगोशो 
नहीं रही थी जहां साने गुरुजी ने मम्दिर-प्रवेश का संदेश न सुनाया हो । 

इतने में गांधीजी की हत्या हई । गुरुजी को बहुत सदमा पहुंचाः। 
गांधोजी को हत्या का उत्तरदायी एक महाराष्ट्रीय हुं, जब यह बात 
उन्होंने सुनी तो बहुत दुःखित हुए श्रौर इसका प्रायश्चित करने के लिए 
२१ दिन का प्रमशन किया। इसो झरे में महाराष्ट्‌ मं जातीयता का 
जहर फँला गौर बहुत लूटमार घौर झगड़े हुए । गुरुजी ने फिरकापरस्ती 
के खिलाफ महाराष्ट्र में एक ग्रांदोलन चलाया । १५ श्गस्त १६४६ के 
दिन गरुजी ने 'साधना' नाम का एक सप्ताहिक पत्र शुरू किया । 

बिनोबा श्रौर गुरुजी झा सम्बन्ध बहुत गहरा था। गुरुजी बहुत 
ग्स्वस्थ थें। देश की मौजदा हालत देखकर उन्हें बहुत व्याकुलता थी । 
देश को ठीक रास्ते पर लाने के लिए जौ-जात से कोशिश तो करते थे, 
लेकिन स्थिति ज्यों-की-त्यों बनी थो । तब विवश होकर गुरुजी ने 
झ्रात्म-समर्पण का सां घ्रपनाया मरौर ग्यने हाथों अपनो जीवन-ज्योति 
११ जून १६५० के दिन बुझा डाली । र 
-यदुनाथ थत्ते 


(७००. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


2 


A es 
विषय सूची 


१. श्रद्वंत का भ्रधिष्ठान १ 
२. श्रहत का साक्षात्कार ९० 
३. बुद्धि की महिमा Eo 
४, ` प्रयोग करनेवाले ऋषि ३२ 
५. वर्ण ४ 
६. कमं 
७. भक्ति ६५ 
८. ज्ञान दर 
६, संयम रे 
१०. कर्मफल-त्याग € 
११. गुरु-शिष्य १११ 
१२. चार पुरुषार्थ १२० 
१३. चार ग्राश्रम १४६ 
१४. स्त्री का स्वरूप १७० 
१५. मानवेतर सृष्टि से प्रेम का संबंध १८३ 
१६. हसा १९५ 
१७. बलोपासना २१८ 
१८. ध्येय की पराकाष्ठा २३२ 
१९. ग्रवतार-कल्पना २४२ 
२०. मूत्ति-पुजा २५० 
२१. प्रतीक २६१ 
२२. श्रीकृष्ण ग्रौर उनकी मरली २५० 
२३. मृत्यु का काव्य. ` २६१ 
२४. उपसंहार 39% 


(७०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


ET 
| IBRAR tt 


eds 
Ashrr:! 


Shri Shri i 77399 205 NAD 


-आरतीय सेसति _ 


Bt 8 
अद्वेत का अधिष्ठान 


भारतीय संस्कृति में सर्वत्र अद्वैत की ध्वनि गूंज रही है। भारतीय 
संस्कृति में से अद्वैत की मंगलकारी सुगन्ध आ रही हें । हिन्दुस्तान के 
उत्तर में जिस प्रकार गौरीशंकर का उच्च शिखर स्थित है, उसी प्रकार 
यहां संस्कृति के पीछे भी उच्च और भव्य अद्वैत दर्शन हैं । कँलास- 
शिखर पर बैठकर ज्ञानमय भगवान शंकर अनादिकाल से अद्वेत का 
डमरू वजा रहे हैं । शिव के पास ही शक्ति रहेगी, सत्य के पास ही 
सामर्थ्यं रहेगी, प्रेम के पास ही पराक्रम रहेगा । अद्ठेत का अर्थ 
है निर्भेयता। अद्वैत का संदेश ही इस संसार में सुख-सागर का 
निर्माण कर सकेगा । है 

भारतीय ऋषियों ने इस महान वस्तु को पहचाना । उन्होंने 
संसार को अद्वैत का मन्त्र दिया। इस मन्त्र के बराबर पवित्र मन्त्र 
कोई दूसरा नहीं है। संसार में परायापन होने का ही मतलब है 
दुःख होना और समभाव होने का मतलब हो ह 'सुख होना । सुख के 
लिए प्रयत्नशील मानव को अहत का पल्ला पकड़े बिना कोई तरणोपाय 
य दि बड़ी उत्कट भावना से कहते हैं कि जिन-जिन के प्रति 
तुम्हारे मन में परायापन अनुभव हो उन-उनके पास जाकर उन्हें प्रेम 


से गले लगाओ । 


(७०0०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


२ भारतीय संस्कृति 


सहनाववतु, सह नौ भुनक्तु, सह वीयं करवावह । 
तेजस्विनावधी तमस्तु, मा विद्विषावहं, ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥ 

इस महान मन्त्र का गूढ़ अर्थ क्या हैं ? हमें इस मन्त्र को एक ही 
स्थान पर नहीं बोलना चाहिए। इस मंत्र का उच्चारण सब जगह 
होना चाहिए और इसीके अनुसार आचरण भी करना चाहिए। यह 
मंत्र केवळ गुरु-शिष्य के लिए नहीं है। कया ब्राह्मण ब्राह्मणेतर के 
साथ और ब्राह्मणेतर ब्राह्मगों के साथ परायापन रखते है ? उन दोनों 
को एक स्थान पर आने दो और उन्हें यह मंत्र कहने दो। क्या स्पृद्य 
अस्पृश्य एक-दूसरे से दूर हैं ? उन्हें पास-पास आने दो और करने दो 
इस मंत्र का उच्चारण | क्या हिन्दू-मुसलमान आपस में जानी दुश्मन 
हैं? उन्हें पास-पास आने दो और हाथ-में-हाथ पकड़कर इस मन्त्र का 
उच्चारण करने दो । बया गुजरात और महाराष्ट्र के लोग एक-दूसरे से 
द्वेष रखते हैं ? उन्हें पास-पास आने दो और इस मन्त्र का उच्चारण 
करने दो । 

जो एक-दूसरे के प्रति परायापन अनुभव नहीं करते, उनके लिए यह 
मन्त्र नहीं हूँ । यह मन्त्र तो परायापन मिटाने के लिए हैं। संसार में 
सर्वत्र दिखाई देने वाले टैतभावरूपी अन्धकार को दूर करने के लिए 
ऋषि ने यह महान दीप जलाया है । आइए, इस दीपक को हाथ में 
लेकर देखें। इसका उपयोग करें। आप विना आनन्द प्राप्त किये 
रहेंगे नहीं । 

अह्वत का अथं है--ऐसी भावना कि मेरे जैसा ही दूसरा भी हैं । 
समथ रामदास ने सारा अद्वैत तत्त्वज्ञान एक ओवी (मराठी छंद) में 
भर दिया हूँ। उसमें उन्होंने अद्वैत के प्रत्यक्ष व्यावहारिक स्वरूप की 
शिक्षा दी है-- 

आपणांस चिमोटा घेतला । तेणें जीव कासावीस झाला । 
आपणावरुन दुसर्याला । ओललखीत जावें ॥ 

यदि हमें कोई मारता है तो दुःख होता है । यदि हमें अन्त-पानी 
नहीं मिळता तो हमारे प्राण कण्ठ में आ जाते हें। यदि कोई हमारा 
अपमान करता हूँ तो वह हमें मृत्यु से भी अधिक दुखदायी प्रतीत होता 


(७०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


अह्वत का अधिष्ठान ३ 


हैं। यदि हमें ज्ञानं प्राप्त नहीं होता हैं तो शरम आती है । हमारे 
जैसा ही दूसरों को भी होता होगा । मेरे मन, वुद्धि व हृदय हैं । दूसरों 
के भी वे हैं। हमारी इच्छा होती है कि हमारा विकास हो। ऐसी ही 
इच्छा दूसरों की भी होती है | जैसा हमारा सिर ऊंचा हो, वेसा ही दूसरों 
का भी होना चाहिए। सारांश यह है कि हमें सुख-दुःख का जो अनुभव 
होता है उसके ऊपर से दूसरों के सुख-दुःख की कल्पना करना ही एक 
प्रकार से अद्वेत है । 

जिन बातों से हमें दुःख होता है वे बातें हम दूसरों के प्रति नहीं 
करें, यही शिक्षा हमें उससे मिळती हैं। जिन बातों से हमें आनन्द 
होता है, उनसे दूसरों को भी लाभ हो, ऐसा प्रयत्न हम करें। यही 
बात हमें अपना अद्वैत बताता है । अद्वैत का अर्थ कोई अमूर्ते कल्पना 
नहों है । अद्वैत का अर्थं हैं प्रत्यक्ष व्यवहार। अद्वेत का अर्थ चर्चा 
नहीं, अह्वत का अर्थ हैँ अनुभूति । 

ऋषि लोग केवल अहत की कल्पना में नहीं रहे, वे सारे संसार 
से--सारे चराचरों से--एकरूप हो गये । रुद्रसुकत लिखनेवाला ऋषि. 
इस बात की चिन्ता कर रहा है कि मनृष्य को किन-किन चीजों: 
की जरूरत होगी । सारे मानवों की आवश्दकताएं मातो उसे अपनी 
ही आवश्यकताएं प्रतीत होती हें । वह शरीर की, मन को, वुद्धि की 
भूख को अनुभव करता हैं । 

“वृतं च में, मधु च में, गोधूम्राश्‍च में, सुखं च में, शयनं च में, 
ह्ीइच में, श्रीशच में, घोश्च में, धिषिणा च में ।' 

“मुझे घी चाहिए, मधु चाहिए, गेहूं चाहिए, सुख चाहिए, ओढ़ना- 
बिछौना चाहिए, विनय चाहिए, संपत्ति चाहिए, बुद्धि चाहिए, घारणा 
चाहिए, मुझे सब चाहिए ।' 

वह ऋषि ये सब चीजें अपने लिए नहीं मांगता है । वह तो जगदा- र 
कार हो गया है। वह अपने आसपास के सारे मानवों का विचार 
करता है । उसे इस बात की बेचैनी है कि यें सत्र चीजें मनुष्यों को 
कब मिलेंगी । इन सारे भाई-बहों को पेट भर भोजन और पहनते 
को तन-भर वस्त्र कब मिलेंगे, इन सबको ज्ञान का प्रकाश कब 


वे 
द्र 
ठ्‌ 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


¥ भारतीय संस्कृति 


मिलेगा, इन सबको सुख-समाधान केसे प्राप्त होगा, इसकी चिन्ता उस 
महषि को है । 

समर्थ रामदासस्वामी की भी ऐसी ही एक मांग है। राष्ट्र को 
जिन-जिन चीजों की आवश्यकता है उन-उन चीजों की भिक्षा उन्होंने 
ईश्वर से उस स्तोत्र में की है। उस स्तोत्र का उन्होंने 'पावन भिक्षा', 
यह सुन्दर नाम रखा हूँ । विद्या दे, गायन दे, संगीत दे; इस प्रकार 
सारी मनवांछित और मंगल वस्तुएं उन्होंने मांगी हें। 

रुद्रसूक्त में कवि समाज को आवश्यक वस्तुएं मांगता है और उन 
आवश्यकताओं को पूर्ति करने वालों की वन्दना करता है। उस ऋषि 
को कहीं अमंगल और अपवित्रता तनिक भी दिखाई नहीं देती । 

.“चर्मकारेभ्यो नमो, रथकारेभ्यो नमो, कुलालेभ्यो नमो ।” 

“अरे, चमार, तुझे नमस्कार; अरे, वढ़ई, तुझे नमस्कार; अरे, 
कुम्हार, तुझे नमस्कार ।” 

समाज की कर्ममय पूजा करनेवाले ये सारे श्रमजीवी उस 
महान ऋषि को वन्दनीय प्रतीत होते हैं। वह चमार को अस्पृश्य नहीं 
मानता, वह कुम्हार को तुच्छ नहीं समझता, वह मटकी देनेवाले की' 
योग्यता भी समाज को जीवित विचार देने वाले विचार-स्रष्टा जैसी ही 
मानता है। 
“There is nothing great or small 

In the eyes of God.” 

“ईश्वर की दृष्टि में समाजसेवा का कोई भी काम उच्च यां तुच्छ 
नहीं है।” उन सेवा-कमों को करनेवाले सारे मंगल और पवित्र ही 
होते हैं । 

लेकिन यह वात नहीं है कि रुद्रसूक्त का ऋषि सेवा करनेवाळों. 
की ही वन्दना करता है । वह तो पतितों को भी प्रणाम करता है । 
मनुष्य पतित क्यों होते हें ? समाज के दोषों से ही वे पतित होते है ? 

3 ““स्तेनानां पतये नमो ।” 

एसा कह रहा है यह ऋषि। यह ऋषि चोरों और चोरों के नायकों को 
भी प्रणाम करता है। यह ऋषि पागल नहीं है। चोर आखिर चोरी क्यों 


(000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi " 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
अद्वेत का अधिष्ठान प 


करता है ? धनवान के बालक के पास सैकड़ों खिलौने होते.हें ।* गरीब 
के बालक के पास एक भी नहीं होता.। वह गरीब का बालक यदि 
एक-आध खिलौना चुरा लेता हैं तो उसको कोड़े ऊगाये जाते हें | खेत ' 
में मर-मरकर काम करनेवाले मजदूर को जब पेट-भर खाना नहीं 
मिळता तब वह अनाज चुराता है। इसमें उसका क्या दोष ? वह चोर 
नहीं है। उसे भूखों मारनेवाळा समाज चोर हैं। ऋषि व्याकुल होकर 
कहता है--“'अरे चोरो, तुम चोर नहीं हो । यदि समाज तुम्हारे साथ 
ठीक तरह व्यवहार करे तो लुम चोरी नहीं करोगे । में तुममें मनुष्यता 
देख रहा हूं । मुझे तुम्हारे अन्दर दिव्यता दिखाई दे रही हैँ। यदि 
तुम्हारी आत्मा का वैभव दूसरे व्यक्तियों को दिखाई न दे तो मुझ जेसे 
निर्मल दृष्टिवाले को वह कैसे दिखाई नहीं देगा ? : 

जो समाज अद्वैत को भूल जाता है उसमें फिर क्रान्ति होती हे 
इश्वर संसार को शिक्षा देना चाहता है । पड़ौसी भाई को दिन-रात 
श्रम करने पर भी रहने को घर व खाने को पेट-भर अन्त नहीं मिलता 
और मैं अपने विशाल ववंगले में बैठकर रेडियो सुनता हूं। यह भारतीय 
संस्कृति नहीं हैं। यह तो भारतीय संस्कृति का खून हूँ। भूखे लोगों को 
देखकर दामाजी नें भंडार खोल दिये थे। चोरी करने के उद्देश्य से 
आनेवाले व्यक्ति से एकनाथ ने कहा-+ जरा और ले जाओ ।” चोरी 
करनेवाले व्यक्ति को देखकर हमें अपने ऊपर लज्जा आनी चाहिए। 
अपने समाज पर क्रोध आना चाहिए। 

अह्वत मानो एक मज़ाक हो गया हुँ । पेट भर कर अद्वैत की चर्चा 
करने बैठते हें । परन्तु जीवन में अद्दैत को जाननेवाले भगवान्‌ बुद्ध 
- शेरनी को भूखी और बीमार देखकर उसके मुंह में अपना पांव दे देते 
हें । अद्वैत को अनुभव करनेवाला तुलसीदास वृक्ष काटनेवारे के सामने 
अपनी गरदन झुका देता है और उस फलने-फूलने और छाया देनेवारे 
चैतन्यमय पेड़ को बचाना चाहता हैँ । अद्वत का अनुभव करनेवाला 
` कमाल घास काटने के लिए जंगल में जाकर, चलती मन्द समीर में, 
डोलने लगता है और उपवन का दृश्य देखकर द्रवित हो जाता हू। 
उसे घास यह कहता हुआ प्रतीत होता है, “मत काट रे, मत काट 


(७०0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
६ भारतीय संस्कृति 


उसके हाथ से हँसिया गिर पड़ता हूँ । अद्वेत का अनुभव करने 
वाले ऋषि के आश्रम मे शेर और बकरी एक साथ प्रेम से रहते हैं। 
हरिन शेर की अयाल खुजलाता है । सांप नेवले का आलिंगन करता 
है । अद्टेत का अर्थ हूँ उत्तरोत्तर बढ़नेवाला प्रेम, विश्वास के साथ 
विश्व को आछिंगन करनेवाला प्रेम । 

लेकिन अद्वैत को जन्म देनेवाले व जीवन में अद्वैत का अनुभव 
करनेवाले महान संतों की इस भरत-भूमि में आज अद्वँत पूरी तरह 
अस्त हो चुका है । हमारा कोई पास-पड़ोसी नहीं है । हमें आस-पास 
का विराट दुःख दिखाई नहीं देता है । हमारे कान बहरे हो गये हैं। 
आंखें अंबी हो गई हैँ सबको हृद्‌-रोग हो गया है । 

वेद में एक ऋषि व्याकुल होकर कहता है-- 

मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः 

सत्यं ब्रबीसि चथ इत्‌ स तस्य 
न अर्यमणं पुष्यति नो सखायं 

केवलाघो भवति केवलादी । 

“संकुचित दृष्टि के मनुष्य के पास की धन-राशि व्यर्थ है। उसने 
अपने घर में यह अनाज इकट्ठा नहो किया है, बल्कि अपनी मृत्यु 
इकट्ठी की हैँ। जो भाई-वहन'को नहीं देता, योग्य व्यक्तियों को नहीं 
देता और अपना ही खयाल रखता है वह केवल पाप-रूप है।” 

अपने आसपास लाखों श्रमिक अन्नवस्त्र-विहीन मनुष्यों के होते हुए 
अपने वंगलों में कपड़ों के ढेर लगाना और अनाज के कोठे भरना खतरनाक 
हैँ। ऋषि कहता है--“बह तुम्हें चकनाचूर करनेवाले बम हैँ ।” ऋषि 
के इस कथन का दूसरे देशों में भी अनुभव हो रहा है। अपने देश में 
भी यह अनुभव होगा । 

नामदेव ने भूखे कृत्ते को घी-रोटी खिलाई । उन्हींक्री सन्तान के 
देश में आज भूखे आदभियों को भी कोई पूछ नहीं करता! कोई 
-अद्वेत का अभिमानी शंकराचार्य राजाओं से यह नहीं कहता कि--कर 
कम करो।' साहूकारों से यह नहीं कहता कि--'ब्याज में कमी करो ।' 
कारखानेवालों को नहीं कहता कि--मजदूरी बढ़ाओ और काम के, 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
अहेत का अधिष्ठान ७ 


घंटे कम करो।' नैवेद्य पर लम्वे-लम्बे हाथ मारकर और पाद 
पूजा करवाकर घूमने-फिरने वाले श्री शंकराचार्य कया वन में अद्वेत लाने 
के लिए व्याकुल रहते हैं ? 

सर्वे सुखिनः सन्तु। सवे सन्तु निरामंयाः। 

“सब सुखी हों, सव स्वस्थ हों। इस मन्त्र का जाप करने से सुख 
और स्वास्थ्य नहीं मिलता। मन्त्र का अर्थ हैं ध्येय । उस मन्त्र को कार्य- 
रूप में परिणत करने के लिए मरना पड़ता है, मुसीबत उठानी पड़ती है। 
इस मन्त्र का जाप करते हुए भी कितने ही लोग सुखी नहीं हैं, कितने ही 
लोगों के पास दवाएं नहीं हैँ, कितने ही लोगों को गन्दे मकानों में रहना 
पड़ता है, कितने ही लोगों को स्वच्छ हवा नहीं मिलती, साफ पानी नहीं 
मिलता, कितने ही लोगों को आरोग्य का ज्ञान नहीं, वया कभी यह विचार 
भी मन में आता है? हमारे अधिकांश लोगों पर चारों ओर दंभ ने सवारी 
गांठ रखी है। बड़े-बड़े वचन उनको जबान पर होते हैं, मन में नहीं । 
जबतक धर्म को जीवन में नहीं उंतारते तबतक जीवन सुन्दर नहीं हो 
सकता । रोटी का टुकड़ा केवल जवान पर रखने से काम नहीं चलता । 
उसे पेट में ले जाना पड़ता हैँ, तभी शरीर सतेज और समर्थं होता हू। 
जब महान्‌ वचन कार्य-रूप में परिणत होंगे तभी समाज सुखी और 
स्वस्थ होगा। 

ऋषि के आश्रम में प्रेम के प्रभाव से सपं और चूहे एक ही जगह 
रहते थे । यह सत्य है कि हम इस आदर्श से बहुत दूर हैं । यह आदश 
शायद हमारी दृष्टि में ही नहीं आता कि मनुष्य अपने प्रेमःप्रकषं से 
चिइव के सारे विरोध दूर कर सकता हैं। लेकिन सारी मानव-जाति 
प्रेम से एक साथ हिलमिळ कर रहे, इसमें क्या कठिनाई है ? इस भरत- 
अमि में ऋषि यह प्रयोग करने का प्रयत्न करते थे। अद्वैत का तारक 
मन्त्र देकर वे प्रेम और एकता निर्माण करने का प्रयत्न. करते थे; 
लेकिन उनकी परंपरा को आगे बढ़ानेवाले भेदभाव फैला रहे हें, 
विषमता बढ़ा रहे हैं। ; 

यह सृष्टि एक प्रकार से अद्वैत की ही शिक्षा दे रही है बादर सारा 


पानी दे डालते हैं, वृक्ष सारे फल दे डालते हें, फूल सुगन्ध दे डालते 


(७०0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


भारतीय संस्कृति 


N 


नदियां पानी दे डालती हैं, सूर्य-चन्द्र प्रकाश दे डालते 
। उसी प्रकार जो कुछ भी है वह सबको दे डालें। सब मिलकर 
' उसका उपभोग करें। आकाश के सारे तारे सबके लिए हें। ईश्वर 
की जीवनदायिनी हवा सबके लिए है। लेकिन मनुष्य दीवारें खड़ी करके 
अपने स्वामित्व की जायदाद बनाने लगता है। जमीन सबकी हूँ । सव 
मिलकर उसे जोतें, वोएं व अनाज पैदा करें। लेकिन मनुष्य उसमें से 
एक अलग टुकड़ा करता हैँ और कहता है कि यह मेरा टुकड़ा है । 
उसीसे ही संसार में अशान्ति पैदा होती है, द्वेष-मत्सर उत्पन्न होते 
हैं । स्वयं को समाज में घुला-मिला देना चाहिए । पिण्ड को ब्रह्मांड में 
मिला देना चाहिए। व्यक्ति आखिर समाज के लिए है, पत्थर इमारत के 
लिए है, बूंद समुद्र के लिए है। यह अद्वैत किसको दिखाई देता है ? 
“कौन अनुभव करता है ? इस अइत को जीवन में लाना ही महान 
आनन्द हूँ ? 
जिसे चारों ओर लाखों भाई दिखाई देते हैं उसे कितनी कृत- 
कृत्यता अनुभव होगी । संतों को इसी बात की प्यास थी, यही 
धुन थी-- 
वह सौभाग्य प्राप्त कब होगा 
जव सबमे देखूंगा ब्रह्मरूप 
तब होगा सुखका पार नहीं 
लह्रेगा सुख-प्तागर अनूप 
. जिससे सारा समाज अपने समान ही पूज्य प्रतीत होता हैं, प्रिय 
प्रतीत होता है, उसके भाग्य का वर्णन कौन कर सकता है ? 
जिधर देखा उधर 
चतन्य मृति दिखाई देती हें। 
जहां-तहां चेतन्यमय मृति ही.दिखाई दे रही है । कंकर-पत्थरों में 
चेतन्य देखकर झूमनेवाला सन्त क्या मनुष्यों में चैतन्य नहीं देखेगा ? 
सवंत्र तुम्हारे चरण देखता 
सब दुर तुम्हारा रूप भरा: 
सब दूर बही स्वरूप है, चैतन्यमय आत्मा का स्वरूप है । 


ने 
Q, 
क्र 
९ 


(७0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
अद्वेत का अधिष्ठान ९, 


इस चेतन्यमय मूर्ति की सेवा करने के लिए संत व्याकुल रहता हैं। 
उसे एसा प्रतीत होता है कि यदि मेरे हजार हाथ होते तो में हजार 
वोलती-चालती सजीव मूर्तियों को कपड़े पहनाता और खिलांता-पिलाता। 

लेकिन लाखों वस्त्रहीन, अन्नहीन चैतन्यमय देवों की पूजा करने के 
लिए कोन खड़ा रहता है ? अद्वैत का अर्थ है मृत्यु, स्वयं को मृत्यु । 

मेने देखा निज मरण स्वयं आंखों से। 

जबतक स्वयं नहीं मरते, चारों ओर फैले हुए परमेश्‍वर का दर्शन 
नहीं हो सकता । अपना अहंकार कम करो । अपनी पूजा कम करो। 
जैसे-जैसे तुम्हारे अहं? का रूप कम होता जायगा वैसे-ैसे तुम्हें परब्रह्म 
दीखने लगेगा। बुद्ध ने अपना निर्वाण कर दिया, अपने आपको .वुझा 
दिया । तभी वे चराचर को अमित प्यार दे सके। 

अद्वैत का उच्चार करना मानो अपने स्वार्थी सुखों में आग 
लगाना है । 

तुका कहे त्याग मोह प्राणों का 
, अन्यथा बातें करना छोड़। 

यदि प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए तैयार हो तो वेदान्त की बातें 
करो | दूसरों के लिए दो पेसे नहीं, अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए 
तैयार होना ही अद्वेत की दीक्षा हूँ । 

जो अपने प्राण बिछाते हैं भूतमात्र के लिए सदा। 

जो दूसरों के लिए अपने प्राणों के पांवड़े बिछाते हें वे ही अद्वता 
के अधिकारी हैं । हक ५ 

कहा जाता है कि शंकराचार्य कें अत तत्वज्ञान की सिंह-गजना 
से दूसरे सारे तत्वज्ञान भाग खड़े हुए। सिंह को देखते ही स्यार-कृत्तों 
की कौन कहे, जबरदस्त हाथी के भी छक्के छूट जाते हे । शंकराचार्य 
के अद्वैत के कारण द्वैतवादी भाग छूठे, लेकिन समाज से द्वेत नहीं भागा ४ 
समाज से दंभ, आलस्य, अज्ञान, रुढ़ि, भेदभाव, ऊंचनीचपन, स्मृश्या- 
स्पृञ्यता, विषमता, दारि्रथ, देन्य, दासता, निता, भय आदि नहीं 
भागे हें। यह सब द्वैत की प्रजा हैं। जहां समाज मे परायापन पेंदा हुआ 
कि ये सारे भयंकर दृश्य दिखाई देने लगते हैं। यदि भारतीय समाजः 


(७0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and‘Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


१० भारतीय संस्कृति 


में बातों का अह्वत दैनिक व्यवहार में थोड़ा भी दिखाने के लिए कोई 
सच्चे मन से जुट जाता तो भारत की यह दुर्गति न होती । 

स्वामी विवेकानन्द ने भी इसीलिए बड़े खेद के साथ कहा था, 
“िन्दधर्म के समान उदार तत्वों को वतानेवाला कोई दूसरा धर्म 
नहीं है और हिन्दू लोगों के समान प्रत्यक्ष आचार म इतन अनुदार 
लोग भी दूसरी जगह नहीं मिळंगे । 

सैकड़ों वर्षो से अद्वेत का डंका बज रहा हैं, लेकिन अपने मठ 
छोड़कर जंगलों में जंगली लोगों के पास हम कभी नहीं गए । बुनकर, 
भील, गौंड आदि ऐसी जातियां हैं जिनसे अहंकार के कारण हम दूर 
रहे । अद्वैत के ऊपर भाष्य लिखनेवाले और उसे पढ़नेंबाले प्रत्यक्ष देनिक 
व्यवहार में मानो अद्वैत-शून्य दृष्टि से आचरण करते हैं। 

अह्वत भारतीय संस्कृति की आत्मा है। जीवन में इस तत्व को 
उत्तरोत्तर अधिक अन्‌भव करते जाना ही भारतीय संस्कृति का विकास 
कंरना है। जैसे-जैसे हमारी अन्तर्वाह्य कृति में से अद्वैत की सुगन्धि 
आने लगेगी वैसे-वैसे यह कहा जायगा कि हम भारतीय संस्कृति की 
आत्मा समझने लगे हैं । तबतक उस संस्कृति का नाम लेना उस महान 
ऋषि व उस महान संत का मजाक उड़ाना नहीं तो और क्या हैं ? 


अद्त का साक्षात्कार 


संपूर्णं निर्जीव व सजीव संसार में अद्वैत का अनुभव करना अन्तिम 
'स्थिति है। मनृष्योत्तर चराचर सृष्टि के साथ भी अपनापन अनुभव होना, 
आत्मोपमता प्रतीत होना ही अद्वैत की पराकाष्ठा है। मनुष्य जब कभी 
यह्‌ स्थिति प्राप्त कर सके, करे। लेकिन 'कम-से-कम मनुष्य-जाति के 
प्रति क्या उसकी दृष्टि विशाल नहीं होनी चाहिए ? 

इस भरत-भूमि में प्राचीन काल से ही भिन्न-भिन्न संस्कृतियों का 
संघर्ष शुरू हुआ। भारत के बाहर के आर्य व इस देश के महान संस्क्ृति- 
वाले अनायोँ में बहुत से झगड़े उत्पन्न हुए । वेदों में इन झगड़ों के वर्णन 


(७०0०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


अहत का साक्षात्कार ११ 


हैं। दक्षिण की ओर के 'बन्दर' अनार्य ही थे। लंका का रावण आये 
था । वह उत्तर की ओर नासिक तक अपना साम्राज्य फेलाता हुआ 
आया | उसका और वालि का युद्ध हुआ। वह इस देश में रहनेवाले 
काले-सांवले लोगों को तुच्छता से वानर कहता था। लेकिन दूसरे 
कितने ही आर्य इन अनायों में प्रेम से मिल गये । अगस्त्य ऋषि विध्य- 
पर्वत लांघकर आये और इन द्रविड़ लोगों में मिल गये। उन्होंने उन 
लोगों की भाषाओं के व्याकरण लिखे। तमिल भाषा के पहले 
व्याकरण-लेखक अगस्त्य ही माने जाते हूँ। तमिल भाषा अत्यन्त 
प्राचीन व सुसंस्कृत भाषा है। आये ऋषियों ने अनाय लोगों में अपने 
आश्रमों की स्थापना की। संस्कृति का आदान-प्रदान प्रारंभ हुआ | आर्य 
` ऋषियों ने रामचन्द्रजी से अनाय लोगों का पक्ष लेने के लिए कहा। 
रामचन्द्रजी ने रावण को हराया । आर्य और अनायोँ को जोड़ने वाले 
रामचन्द्रजी ही पहले महापुरुष थे । रामचन्द्रजी प्रेम से सबको पास 
लाते हैं, अद्वैत बढ़ाते हैं, शान्तिपूर्वक रहना सिखाते हें। रामचन्द्रजी 
मानवता के उपासक हैं । वे मानव-धर्म पहचानते हैँ । 
आर्य और अनार्य एक-दूसरे के साथ मिलने लगे। आपस में विवाह 
भी होने लगे । लेकिन कभी-कभी अपने आर्येत्व का बड़प्पन हांकनेवाळे 
नेता भी दिखाई देते थे और वे अनार्यो का नाश कर दिया करते थे । 
जिस प्रकार हिटलर ने सारे यहूदी लोगों को भगा दिया था उसी प्रकार 
जनमेजय सारी नाग-जातियों को मिटाने पर तुळ गया था। अर्जुन 
-ने नाग-कन्या से विवाह किया था; परन्तु नाग सत्री से उत्पन्न होनेवाले 
बन्रुवाहन को वह अभिमन्यु से हीन समझता था। नाग लोगों के 
एक नेता ने परीक्षित राजा का खून कर दिया । इससे जनमेजय चिढ़ 
गया । उसने अमानवीय आदेश दिया कि सारी नागजाति को जलाकर 
भस्म कर दो । जगह-जगह नाग लोग जिन्दा जलाये जाने लगे । यह 
चोषणा भी करदी गई कि जो कोई नाग लोगों को आश्रय देगा उसे भी 
यही सजा दी जायगी। 
ऐसे समय भारतीय संस्कृति के संरक्षक भगवान आस्तिक प्रकट 
-हुए । जिसकी मांगल्य पर श्रद्धा है वही सच्चा आस्तिक है। जो अडत 


(७०0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
१२ भारतोय संस्कृति 


का निर्माण कर सकें, वही सच्चा आस्तिक है। आस्तिक ऋषि प्रत्यक्ष 
व्यवहार में अद्वेत देखना चाहते थे । दुष्य संसार के विरोध-वेषम्य को 
दूर करने का प्रयत्न न करके केवल परलोक की वाते करनेवाले ही 
सचमुच नास्तिक हें। जो अपने आसपास सुन्दरता का निर्माण 
करना चाहे वही सच्चा आस्तिक है। आज जो आस्तिक कहें जाते हैं वे 
वास्तव में नास्तिक हैं । गीता में कहा गया है कि यज्ञ न करनेवाले को 
यह लोक तो मिलता ही नहीं, फिर परलोक की तो बात ही क्या ? अर्थात्‌ 
वे इस लोक का महत्व बताते हें । जीवयात्रा, लोकयात्रा. आदि शब्दों को. 
प्राचीन मुनि महत्वपूर्ण समझते थे । वे गृहस्थी को तुच्छ नहीं मानते 
थे । केवल अपना-अपना ही देखना मिथ्या है, लेकिन यदि समाज 
के ध्येय को ही अपना ध्येय मान लिया जाय तो वह मिथ्या' 
नहों है। इस संसार में में अकेला क्या कर सकता हूं । समाज के कारण 
मेरा पालन हो रहा है। इस समाज की सेवा करने में ही व्यक्ति का 
विकास हूँ। 

वह आस्तिक महषि समाज के टुकड़े होते हुए किस प्रकार शान्ति 
से देख सकता था ? आस्तिक खड़ा हुआ और लोगों को जलानेवाले 
जनमेजय के सामने खड़ा हुआ । आस्तिक की मां नागकन्या ही थी। 
आस्तिक्र ने जनमेजय से कहा, “अरे, मुझे भी ज्वाला की भेंट करदे । में 
भी नागकन्या के गर्भ से पैदा हुआ हूं।” तपस्वी आस्तिक का महान 
त्याग देखकर जनमेजय की आंखें खुलीं । नाग-जाति को हीन क्यों समझा 
जाय ? जिस जाति में आस्तिक जैसे विश्ववंद्य व्यवित पैदा होते हैं, क्या 
वह जाति तुच्छ है ? 

जनमेजय ने आस्तिक के पैर पकड़ लिये। वह नागयज्ञ बन्द हो. 
गया । उस दिन आस्तिक ने बताया कि भारत का भविष्य उज्ज्वल है ।' 
उसने कहा--“'जनमेजय, संसार में न कोई ऊंच हे, न कोई नोच । सब 
में दिव्यता हैं। आयो में कुछ गुण हें तो अनार्यो में भी हैं। दोनों में 
दोष भी हें। हमें एक-दूसरे के दोषों को न देखते हुए उनमें छिपे हुए. 
गुण ही देखने चाहिए । जो दूसरी जाति को हीन समझे उसे ही नास्तिकः 
समझो । इस महान देश में अनेक जातियां और बंश हैं । तुम आर्य 


(७०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


अहत का साक्षात्कार १३ 


लोग बाहर से आयें हो। और भी जातियां इसी प्रकार आयंगी। तुम आज 
जो रिवाज प्रचलित करोगे वही आगे भी चलेगा। यह प्रयोग होने दो कि 
इस भारत-भूमि में सैकड़ों जातियां एक साथ रहती हें । आज आर्यं और 
अनार्यं एक हो जाओ। आर्यो के देवताओं को अनार्य भी मानने छगें। आर्यो 
के अच्छे रीति-रिवाज अनायं ले और अनार्यो के अच्छे रीति-रिवाज 
आर्य लें। इस प्रकार नई भव्य संस्कृति का निर्माण होने दो | भारतीय 
संस्कृति मानो सहस्र पंखड़ियों का सुन्दर शतरंगी कमळ हैं। इस फूल 
` में अलग-अलग सैकड़ों प्रकार की सुगन्धि पैदा होने दो । जनमेजय 

नागजाति सर्प को बहुत प्रिय व पूज्य समझती है। तेरे पिता ने एक 
सांप मारकर उसे एक ऋषि के गले में डाल दिया। यह नागोंके 
देवता का उपहास था। तुम भी नागछोगों की पूजा शुरू कर 
दो । नागपंचमी का दिन हम पंचांग में प्रचलित कर दें । आये और 
नाग जातियों की एकता का यह चिन्ह भावी पीढ़ियों का मार्गदशन 
करेगा । 

यह भारतीय संस्कृति की-महान विशेषता है । अभेद में भेंद और 
मेद में अभेद, यही भारतीय संस्कृति का स्वरूप है। उस प्राचीन ऋषि ने 
इस पृथ्वी जितना मूल्यवान मन्त्र बता दिया हैं-- 

“एकं सत्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति’ 

सत्य वस्तु एक ही है । लेकिन उसे नाना प्रकार से संबोधित किया 
जाता है। सैकड़ों देवता एक ही शक्ति के भिन्न-भिन्न नाम हें। जिस 
प्रकार एक ही पानी को जल, नीर, वारि आदि नामों से हम पुकारते 
हैं उसी प्रकार इस विश्व की आधार-शबित को भी हम कई नामों से 
पुकारते हैं । हम इन नामों के लिए लड़ते हें। यदि उसका आन्तरिक 
अर्थं देखें तो हमें अपने किये हुए अनर्थो पर हंसी आयगी । हम लज्जा 
से सिर झुका छेंगे। 

आये और अनायों के सैकड़ों देवताओं का एकीकरण कर छिया: 
गया । देवताओं की एकता करके मनुष्यों का भी ऐक्य किया गया। 
देवता के हीन स्वरूप को आध्यात्मिक स्वरूप देने का प्रयत्न किया गया। 
अद्वैत अनुभव करने का यह कितना महान प्रयस्त पा । 


(७०0०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
१४ भारतीय संस्कृति - 


भारतीय संस्कृति में प्रत्येक तत्व मन पर अंकित करने के .लिए 
कुछ प्रतीक बताये गए हैँ, परन्तु.इन प्रतीकों का महत्व कम हो गया है 
और वे निर्जीव, निष्प्राण हो. जाते हैं। प्रतीक का वास्तविक अर्थ लुप्त हो 
जाता है और प्रतीक की पूजा केवल यन्त्र की तरह होती हूँ । अद्वैत का 
तत्व मन ,पर अंकित करने - के. लिए एक महान प्रतीक बनाया 
गया हैं । 

हमे शिक्षा दी जाती हूँ कि समुद्र का स्तान करने जाओ, संगम 
का स्तान करने जाओ, नदी का स्तान करने जाओ। हम जहां स्नान 
करते हैं वहां शरीर स्वच्छ होने के साथ ही उसका भाव भी मन में 
बंठ जाता है । ! 

नदी में डूबा हुआ सिर नदी की भांति होगा । नदी पाप दूर करती हे। 
सिर की गनन्‍्दगी और हृदय की गन्दगी, शरीर की गन्दगी के साथ बह 
जाती है। नदी वया हैं ? नदी है-- सैकड़ों जगह के छोटे-मोटे प्रवाहों का 
परम मंगल अद्वैत दर्शन । नदी मानों अद्वैत को मूर्ति है। नदी मानो सुन्दर 
उदार परमोच्च -सहयोगः है.। वे सैकड़ों प्रवाह एक-दूसरे को तुच्छ नहीं 
मानते । चाहे गन्दी नाली हो, चाहे अन्य कोई प्रवाह हो, सब प्रवाह 
एकत्र हो जाते हैं। सारे प्रवाह इस अमर श्रद्धा से एक-दूसरे के साथ 
मिल जाते हैं कि हमारी गन्दगी नीचे बैठ जायगी और प्रसन्नता प्रकट 
होगी । एक-दूसरे के साथ सहयोग करने से उनका महान प्रवाह बन 
जाता हुँ । यदि ये प्रवाह एक-दूसरेःसे अहंकार के कारण द्र रहते 
तो उनका विकास न हुआ होता । उन्हें लम्बाई, चौड़ाई और गहराई 
प्राप्त न हुई होती । वह सँकड़ों एकड़ जमीन को हरो-भरी न बना पाते। 
वे अहंकारी प्रवाह सूख गये होते समाप्त हो गये होते। -उनमें कीड़े: 
पड़ गये होते। लेकिन वे एक-दूसरे की अच्छी पवित्रता देखकर एकत्र 
हुए और महान नदी का निर्माण हो गया । 

नदी में नहानेवाले सिर में यह उत्पन्न होना चाहिए। नदी का 
यह अद्वैत गीत बृद्धि को सुनाई देना चाहिए। लेकिन गंगा में स्तान 
करनेवाले गंगापुत्र पत्थर से भी गयेवीते रहते हें। सारे प्रवाहों को 
अपने में मिला लेने वाली नदी में खड़े होकर वे दूसरों का उपहास 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


अद्वेत का साक्षात्कार १५ 


करते हैं । 'तू तुच्छ है, "तू पतित है,' 'उघर जा”, रुद्र कां उच्चारण 
करते हुए और नदी में स्नान करते हुए वे मानवों का अपमान करते 
हें । वे सैकड़ों वर्षो से नदी में सिर डुबा रहे हैं; लेकिन" उनका 
मिर खोखला ही रहा है। * ; 

नदी की अपेक्षा संगम तो और अधिक पवित्र हुँ। अद्वैत का अनु- 
भव करनेवाले दो संतों की भेंट कितना पवित्र दर्शन हैं। वशिष्ट 
कामदेव की भेंट, रामदास-तुकाराम की भेंट, महात्माजी व रवीन्द्रनाथ 
की भेंट एक महान काव्य है | - Ne २५ 

“सतां सद्भिः संगः कथमपिहि पुण्येन भवति" 

हजारों प्रवाहों को अपने पेट में लेती हुई एक नदी आती है, वैसी 
ही एक नदी दूसरी ओर से आती है और एक-दूसरे के गले मिलती है। 

गंगा, यमुना और सरस्वती केः संगम को हमने बहुत पवित्र माता 
हैँ । एक ही शुभ्र, स्वच्छ और उच्च हिमालय से गंगा-यमुना निकछों । 
लेकिन गंगा जरा गोरी है । “वह अहंकार से ऊपर-ऊपर चली ` यमुनौ 
काली। वह जरा दूर-दूर से चली । लेकिन काली' यमुना को प्रेम से 
गले लगाये विना गंगा के लिए शतमुखो से सागर में मिलना संभव 
नहों था। वह अहंकारी गंगा नम्प्रता से ठहरी। उधर से यमुना आई। 
गंगा ने हाथ वढ़ाए--“आ यमुना, आ। तू काली है। अतः मेंने तुझे तुच्छ 
माना था। लेकिन तेरे किनारे पर गोपालकृष्ण ने भक्ति-प्रेम की वर्षा 
की है । राजा-रंक एक किये, सहनौ भुनक्तु का अनुभव कराया। एक्य 
की वंशी तेरे किनारे पर बजी। आकाश के देवता तेरे पानी में मछलियां 
बने। तेरी महिमा महान है। तू देखने में तो काळी-सांवली हूँ, लेकिन 
अन्दर हदय में अत्यन्त निर्मल हैँ । आ, मुझसे मिळ।' गंगा गद्गद्‌ हो 
गई । आगे वह कुछ बोल न सकी । 

यमना भी उमड़ पड़ी। वह बोली--“'गंगाबहुन, तू मेरी प्रशंसा 
करती है, लेकिन तेरी महिमा भी अपार है। मेरे किनारे भक्ति का 
विकास हुआ, लेकिन तेरे किनारे पर ज्ञान का विकास हुआ। योगिराज 
भगवान्‌ पशुपति ` तेरे किनारे पर तल्लीन हो गये। तेरे किनारे पर 
सैकड़ों ऋषि-महषि तपस्या करते हें । बड़े-बड़े राजा राज्य को तृणवत्‌ 


(७०0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
१६ भारतीय संस्कृति 


मानकर तेरे किनारे पर ब्रह्मचितन करते हें। गंगाबहन, तू तो 
मृत्तज्ञान हैँ । मुझे अपने शुभ्र चरणों में गिरने दे ।” 

गुप्त रहनेवाली सरस्वती की गंभीर वाणी “सुनाई दी--“ज्ञान के 
बिना भक्ति अंधी है । भक्ति के विना ज्ञान रूखा है और कर्म में 
अवतरित हुए बिना ज्ञान और भविति का कोई अर्थ नहीं। ज्ञानमयी 
गंगा को भक्तिमय यमुना में मिलने दो और कर्ममय सरस्वती को 
भक्ति ज्ञानं का स्पशं होने दो ।” ५ 

गंगा, यमुना और सरस्वती मानो ज्ञान, शक्ति व कर्म का संगम ही 
मुझे प्रतीत होता है। गंगा-जमनी बरतनों को हम पवित्र मानते हे। 
जब दोनों आंखों से आंसू बहने लगते हैं तो हम उसे गंगा-जमुना कहते 
हैं। गंगा-जमुना हमारे जीवन में समा गई हैं| परन्तु जहां उन्हें समाना 
चाहिए था वहां वे अब भी नहीं समा पाई है। मध्यम श्रेणी के लोगों 
की गंगा काले-सांवले श्रमजीवी लोगों की यमुना में अभी नहीं मिली 
है। मध्यम श्रेणो के लोग अपने को पवित्र व शुद्ध मानकर जन- 
समाज से दूर रहे हें। जबतक वरिष्ट वर्ग या कनिष्ट वर्ग पास आकर 
प्रेम को नहीं अपनाते हें तवतक भारत के भाग्य में लिखी हुई 
दासता मिट नहीं सकती । 

समुद्र में स्नान करना तो पवित्रता की चरम सीमा हे। ` 

“सागरे सर्वतीर्थानि” 

संसार के सारे प्रवाह समुद्र अपने में मिला लेता है। इसलिए वह 
हमेशा उमड़ता रहता है। चाहे वर्षा हो या न हो, समुद्र सूखना नहीं 
जानता | ऋषि कहते हें--“जो सबको अपने पास लेता है उसके पास 
सब,तीथ हें ।” 

“देव रोकड़ा सज्जनीं” 

भेदाभेद जलाकर सबको अपने हृदय में रखनेवारे सज्जनों 
के पास साक्षात्‌ ईशवर ही है। प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाला परमेश्वर 
नहीं है । य 4 है 

भारतीय संतान ने इस प्रकार यह पाठ हमें सिखाया । लेकिन 
उसके महान अर्थे को हम कभी नहीं समझे | संगम और समुद्रो में 


(८०८0. in Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
अहत का साक्षात्कार: १७ 


स्तान करने से पाप नहीं धुळेंगे। उन संगमों और समुद्रों में स्नान करके 
वापस आने पर उनके. अद्वैत के महान्‌ सन्देश को प्रत्यक्ष जीवन में लाने 
से ही समाज निष्पाप होगा, निर्दोष होगा। समाज में क्रोई कमी नहीं 
रहेगी, कोई गन्दगी नहीं रहेगी । दुःख नहीं दिखाई देगा। सव ओर 
प्रसन्नता का वातावरण निर्माण होगा । 

कौनसा भारतपुत्र इस प्रकार अपने जीवन में अद्वेत का साक्षात्कार 
कर रहा है ? हमने सब जगह संकुचित गड्ढे बना रखे हें। चित्पावन, 
देशस्थ, यजुर्वेदी, शुक्ल यजूबंदी, मँत्रायणी, हिरण्यकेशी आदि 
ब्राह्मणों में ही सैकड़ों छोटे-छोटे गड्ढे हें।. पहले एक-एक जाति .का 
एक-एक गड्ढा था और अब उस गड्ढे में फिर एक और गड्डा 
हो गया है । 

जाति-जाति के, स्पृश्यास्पृद्य के, ब्राह्मण ब्राह्मणेतर के, हिन्दू 
मुसलमान के सैकड़ों घेरे हें। इसके अलावा गुजराती, महाराष्ट्रीय, 
मद्रासी व बंगाली आदि प्रान्तीय गड्ढे हें । गड्डे में रहनेवालों 
को प्रसन्नता का प्रसाद तो मिलता ही नहीं है। गड्ढे का पानी रुका 
कि गन्दगी पैदा होती हैं । यदि आप .यह चाहते हैं कि भारतवर्ष में फिर 
. सुदिन आवें तो इन गड्ढों को दूर करने के लिए हमें उठता चाहिए । 
, भेदों की दीवार मिटा देनी चाहिए । सारे प्रवाह को प्रेम से पास 
आने दीजिये । सागर को उमड़ने दीजिये । ; 

“मे भेद जला दूंगा सारे, दे देकर वेदों की साक्षो' 

तुकाराम महाराज यह प्रतिज्ञा कर रहे हेँ। समाज के कल्याण 
की व्याकुलता जिस व्यक्ति में होगी, वह ऐसी ही प्रतिज्ञा 
करेगा । 

भारतीय संस्कृति के उपासको ! आपलोगों ने अबतक जितने पाप 
किये हें वे काफी हैं उठो और हरिजनों को गले लगाओ । सारी पद- 
दलित जनता को गले लगाओ । हम सब एक ही ईश्वर के पुत्र हें। हम 
एक ही शुः््र-स्वच्छ चैतन्य के स्वरूप हें। हम जितने-जितने प्रेममय 
बनेंगे--अद्वैत बनेंगे, उतने-उतने ही हम. आनन्द से, सौभाग्य से, उमड़ 
पड़ेंगे । 
२ 


(७०0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
१८ भारतीय संस्कृति 


जो दूसरे का तिरस्कार करेगा वह स्वयं तिरस्कृत किया जायगा। 
जो दूसरे को तुच्छ समझेगा वही ठुकराया जायगा । आज हम अपने 
ही पापों का फल भोग रहे हेँ। हमने जिस दासता को बोया था 
वही आज पूरी तरह फल रही है । हमने सव जगह दासता की पुष्टि 
की, पुरुषों की स्त्रियों पर लादी हुई दासता, स्पूश्यों की अस्पृश्यों पर 
दासता, धनिकों की गरीबों पर दासता, साहूकार की कर्जदार पर दासता, 
ज्ञानियों के द्वारा अज्ञान जनता पर लादी हुई दासता, इस प्रकार हमने 
शतमुखी गुलामी का निर्माण किया और आज पूरी तरह गुलाम हो 
गये है। मराठों का राज्य अद्वैत के आधार पर निर्माण हुआ। लेकिन 
भेदों के निर्माण होते ही वह मिट गया । “उन सबको मिलालो जो- 
जो भी मराठे हें”--इस मन्त्र से मराठों का राज्य अस्तित्व में आया, 
लेकिन ब्राह्मण मराठे, प्रभू, शूद्र आदि की आपस में स्पर्धा शुरू हुई, 
ऊंच-नीचपन प्रारम्भ हुआ और भगवा झंडा जलकर राख हो गया। 
मराठे उत्तर हिन्दुस्तान में गये। उन्होंने राजपुत, जाट आदि लोगों 
को अपने साथ नहीं मिलाया । इसीसे मराठों का पराभव हुआ । धीरे- 
धीरे एक्यता स्थापित करनी चाहिए थी । “उन सबको मिलालो जो-जो 
भी मराठे हें'--यह कहनेवाले समर्थ हुए । “हिन्दू मात्र को मिलाना 
चाहिए ।--यह॒ बात कहनेवाले किसी दूसरे समर्थ की आवश्यकता हुँ 
और आज 'सारे हिन्दुस्तानियों को मिलालो' यह कहुनेवाले महात्मा 
की जरूरत हैं । 

जीवन में इस प्रकार के अह्वत का अनुभव करनेवाले महात्मा ही 
मानवजाति की आशा हैं। मनुष्यजाति कितनी ऊंची जा सकती है, 
यह बात महापुरुष दिखाते रहते हें। आकाश में करोड़ों डिग्री ताप 
से सूर्य जलता रहता है। तब कहीं हमारे शरीर में ९८ डिग्री उष्णता 
आ पाती हैं। भगवान बुद्ध जैसे महात्मा बाधिनी पर भी प्रेमं रखते 
थे, तब कहीं मनुष्य अपने पड़ौसी पर थोड़ी दया दिखाने के लिए 
तैयार होता है । समाज को आगे बढ़ाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए 
विद्व-प्रेमी मनुष्यों की नितान्त आवश्यकता हूँ। जब वे अपने जीवन 
में प्रम का सागर लहराने लगते हें तब कहीं प्रेम का एक बिन्दु हमारे 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
जे क्षार 
अद्वत का साक्षात्कार १९ 


जीवन में आने की संभावना होती है। अपनी तपस्या और प्रेम से संत 
समाज को धारण करते हैं । 
“सच्तो तपसा भूमि धारयन्ति ।” 

हमारे पूर्वज अद्वैत का जप करके जीवन में संगति लाते थे। हिदू- 
मुसलमानों की एकता के सम्बन्ध में भी वे आशावादी थे। हिन्दुओं के 
मन्दिरों को मुसलमान राजाओं ने भेंट चढ़ाई और मुसलमान पीरों 
को हिन्दू राजाओं ने जागीरें दी । हिन्दू राजा मोहरम मनाते थे और 
हिन्दू त्यौहारों में मुसलमान भी आते थे। अमळनेर के सखाराम 
महाराज के रथ को सबसे पहले अपने कन्ये पर उठाने का सौभाग्य 
मुसलमानों को हँ और उनको नारियल, प्रसाद आदि दिये जाते 
हैँ । हिन्दुओं के रथ का मुसलमान भाइयों द्वारा उठाया जाना 
आजकल तो मूर्खता एवं स्वाभिमान-शून्यता समझी जायगी, लेकिन 
पूर्वजों की दृष्टि बहुत बड़ी थो। भारत में आये हुए सब लोगों में 
प्रेम सम्वन्ध स्थापित करना उनका प्रारम्भिक पवित्र कत्तँव्य था । 
आस्तिक मुनि ने जो अमरज्योति जलाई थी उसे वुझाना नहीं चाहते 
` थे। मृसलमानों के मोहरम में हिन्दू भो शामिल होते थे । हिन्दू 
जमींदारों के घर ताजिये आते थे । मुसलमानों को नारियल और गुड़ 
दिया जाता था। अपने गांव में वचपन में मेने यह प्रेम से भरा 
हुआ सम्बन्ध देखा हैँ । गरीव मुसलमान वालक हमसे कागज मांगने 
आते थे और हम उनको देते थे। अपने पड़ोसी भाई का ताजिया 
अच्छा बनने दीजिये । 

हिन्दुओं के उत्सवों में यदि मुसलमानों को बुलाते हैं तो वे आते 
हें । मेरे एक मित्र के पास एक मुसलमान लड़का प्रेम से गणपति अथवं- 
शीषं सीखा । मेरे एक अमळनेर के मित्र के पास दत्त-जयन्ती के अवसरः 
पर मुसलमान मित्र आये थे । 

हमारी अपेक्षा हमारे पूर्वज समाजशास्त्र को अधिक जानते थे। 
हम साम्राज्यवादी विदेशी सत्ता के गुलाम हो गये थे। विदेशी लोग 
हमारे अन्दर भेद पैदा कर रहें थे। हम भी भेद पैदा करते हें। भेद 
डालकर गुलामी लादनेवाली सरकार की हम मदद कर रहे थे । भेद 


(७०0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
२० भारतीय संस्कृति 


की दवा अभेद ही है। विष का इलाज अमृत ही है, किसी और 
से कुछ नहीं होगा । 

आइये, हम पूर्वजों के प्रयोग को आगे बढ़ावें । अद्वैत का अधिक 
साक्षात्कार करें। इस भारतभूमि में एक्य निर्माण करके फिर संसार 
“को वुलावें । यह भारत-भूमि मानवजाति का तीर्थक्षेत्र बन जायगी। 
सारे धमं, भिन्न-भिन्न संस्कृति यहां एक साथ रह रहे हे, यह देखकर 
सारे देश इसके चरणों में गिर जायंगे। इस ईश्वर-दत्त महान कार्ये 
को ही हमें साधना है । यह महान ध्येय हमें पुकार रहा है । इस महान 
ध्येय के लिए शेष सारी शाट्रता हमें झटक कर फेंक देनी चाहिए । 
भारतीय संस्कृति के उपासकों को श्रद्धा से त्यागपूर्वक इसके लिए खड़ा 
हो जाना चाहिए । 


बुद्धि की महिमा 


भारतीय संस्कृति में अंवध्रद्धा के लिए स्थान नहीं है। वहां सवत्र 
विचारों की महिमा गाई हुई दिखाई देगी । वेद भारतीय संस्कृति के 
आधार माने जाते हैं। लेकिन वेद का अर्थ क्या है? वेद शब्द का 
अर्थ है ज्ञान। ज्ञान भारतीय संस्कृति का आवार हैं | यह भव्य संस्कृति 
ज्ञान के आधार पर वनाई गई है । 

वेद कितने हें ? वेद अनन्त हैं । ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथवे- 
वेद, केवल इतने ही वेद नहीं हें । भारतीय संस्कृति का केवल एक ही 
ऋषि नहीं है, एक ही पंगम्बर नहीं है, एक ही वेद नहीं है। भारतीय 
संस्कृति आकाश की भांति विशाल और सागर की भांति अपार है । 

जीवन को सुन्दर बनानेवाला प्रत्येक विचार ही मानो वेद है। 
आयुर्वेद बतायगा कि हम अपना जीवन किस प्रकार आनन्दपूर्ण व 
उत्साही बना सकेंगे | धनुर्वेद बतायगा कि समाज की रक्षा किस प्रकार 
की जानी चाहिए । समाज का मनोरंजन कैसे किया जाय, समाज के 


(७०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


बुद्धि को महिमा २१ 


दुःखों को कसे भुलाया जाय, यह ब्रात गान्धर्वे वेद बतायगा। ये सब 
वेद ही हैं । 

काल अनन्त हूँ और ज्ञान भी अनन्त है । नये-नये ज्ञान का उदय 
होगा और भारतीय संस्कृति सबसे पहले उसका सत्कार करने के लिए खड़ी 
रहेगी। भारतीय संस्कृति ज्ञान से अधिक पवित्र किसीको नहीं मानती । 
भारतीय संस्कृति में ज्ञानोपासकों के लिए अत्यन्त आदर की भावना है। 

एक ही समय सारे ऋषि हुए, यह बात भारतीय संस्क्रति कभी भी 
नहीं मानेगी । ऐसा कहना अहंकार है । वह परमेश्‍वर का अपमान हुँ । 
यदि सारा ज्ञान समाप्त हो गया तो फिर सृष्टि के अस्तित्व की कुछ 
जरूरत नहीं। बस दाना पड़ा कि ज्वार काटना ही शेष रह जायगा । 
उसी प्रकार यदि शोध के लिए कुछ नहीं रहे तो फिर मनुष्य की उत्पत्ति 
का भी कोई अर्थ नहीं रहेगा । 

नबीन-नवीन विचार पैदा होते हैं, नया-नया ज्ञान हमको मिलता 

। यूरेनस व नेप्चून पहले नहीं दिखाई देते थे । अब वे दिखाई देने लगे 
। खगोल में जिस प्रकार नये-नये तारे दिखाई देते हें, उसी प्रकार 
जीवन के शास्त्र में भी नवीन-नवीन विचार उत्पन्न होते हैं । यदि 
वास्तव में देखा जाय तो कह सकते हैं कि दूसरे सारे शास्त्रों की अपेक्षा 
यह जीवन-शास्त्र बिलकुल प्रयोगावस्था में हूँ । इस जीवन के शास्त्र में 
अभी कुछ भी निरिचित नहीं है। रेखागणित में कुछ स्वयंसिद्ध, शंकातीत, 
संशयातीत तत्व हैं। हम पृथ्वी में कहों भी क्यों न जायं, गणित- 
शास्त्र के इस सिद्धान्त में कि दो और दो चार होते हैं कोई अन्तर नहीं 
होता । लेकिन यह नहीं मान सकते कि जीवन के शास्त्र में कोई एक 
भी तत्व इस प्रकार का है। यह बात अपवादरहित निरशंक होकर नहीं 
मान सकते । सत्य अच्छा है या बुरा, अहिसा उचित है या अनुचित, 
ब्रह्मचयं रखें या न रखें, इनका निश्चित उत्तर अब भी मानवी मन 
नहीं दे पाता है । 

ऐसी स्थिति में भारतीय संस्कृति किसी बात का आग्रह नहीं 
करती। “बुद्धेः फलमनाग्रहः ।” बुद्धिमान मनुष्य किसी भी तत्व के लिए 
आग्रह नहीं रखेगा। श्रीकृष्ण ने अन्त में अर्जुन को यह कह कर कि 


Ay» Sys 


(७०0०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


२२ भारतीय संस्कृति 


यथेच्छसि तथा कुरु” उसकी वृद्धिको महत्व दिया हं। वेद-धर्मं का 
अर्थ है विचार के अनसार आचार करना | जैसा बुद्धि कहें वेसा आच- 
रण करना । भारतीय संस्कृति कह रही है--मेरे उर केज्ञान-दीप को 
बझा न देना स्वामी ।' देखो, तुम्हारे स्वयं के हृदय में बुद्धि क्या कहती 
। जो निइशंक आवाज सुनाई दे, उसीके अनुसार आचरण कर। मनः 
पृतं समाचरेत्‌ „” इसका यही अर्थं है । इसलिए नहीं कि अमक ऋषि 
कहते हैँ, इसलिए नहीं कि अमुक तत्वज्ञानी कहते लेकिन तुम्हारे 
मनको जो अच्छा लगे, वही तुम करो । अपनी आत्मा का अपमान मत 
करो । अपनी वृद्धि का गला मत घोटी । 
“वेद अपौरुषेय हे” आदि कल्पनाएं भ्रामक हं। यह सब मानवी 
बद्धि का प्रसार है। वेद को मानना मानो वृद्धि को ही मानना हूँ । वेद 
में सबसे अधिक पवित्र मन्त्र है गायत्री मन्त्र इस गायत्री सन्त्र का 
इतना महत्व क्‍यों है? इस मन्त्र की उपासना करने से मनुष्य का 
पुनजेन्म होता है । इस मन्त्र में ऐसी कया वात हू ? इस मन्त्र में बुद्धि 
की निर्मलता के लिए प्रार्थना की गई 
हम तेजस्वी प्रेरणा देनेवाले सूर्य के अत्यन्त श्रेष्ठ तेज की उपासना 
करते हें। वह सूर्य हमारी वुद्धि को तीव्र बनाता है। विश्वामित्र ऋषि 
ने भगवान्‌ से अपने समाज के लिए निर्मल बुद्धि मांगी । वेद में भगवान्‌ 
से 'गायें दे, पुत्र दे, यश दे” आदि सैकड़ों याचनाएं की गई हूँ। लेकिन 
उन सारे मन्त्रों की अपेक्षा यह छोटा मन्त्र अत्यन्त श्रेष्ठ सिद्ध हुआ । 
इससे यह प्रकट हो जाता है कि भारतीय पूर्वज किस वस्तु को सबसे 
ज्यादा महत्व देते थे । 
मन ने एक स्थान पर स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यदि मेरी बातें 
तर्कसंगत हों तो मानो, नहीं तो छोड़ दो। शंकराचाय कहते हैं कि 
यदि सैकड़ों श्रुति भी आकर यह कहें कि अग्नि ठंडी है तो उसको कौन 
महत्त्व देगा ? प्राचीन ऋषि कहते हैँ कि तक॑ की कसौटी पर कसने 
के वाद जो खरा उतरे, उसी ज्ञान-धन को पूज्य समझो | 
महाभारत में भीष्म से प्रश्‍न किया गया है--कोश्यं धर्म: कुतो 
वर्मः ?” यह धर्म कहां से आता है ? बथा ईश्वर आकर कान में यह 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
बुद्धि को महिमा २३ 


धमं कह जाता है? भीष्म ने कहा कि विचारशील लोग चिन्तन एवं 
अध्ययन करके इस धमं का निर्माण करते हूँ । 

“मतिभिरुद्धृतम्‌,” वे अपनी-अपनी वुद्धि से तत्व की खोज करते 
हें । वेद-घर्म का अर्थ है विचार-धर्म | वेद-धर्मं का अर्थ हैँ बुद्धि-परधान 
धर्म । एक श्रुति की बात दूसरी श्रुति को ही नहीं जंचती। एक स्मृति 
की बात दूसरी स्मृति से मेळ नहीं खाती। एक ऋषि का कथन दूसरे. 
ऋषि को स्वीकार नहीं होता । इसका क्या मतलब हूँ ? इसका मतलब 
यही है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्ररूप से विचार करता था। उनके 
कालों में ज॑सी-जैसी स्थिति थी उसीके अनुसार वे विचार करते थे। 
वे तेजस्वी गायत्री मंत्र की उपासना करनेवाले थे। पद-पद पर वे 
सुधार करते थे। उनको 'बावा वाक्यं प्रमाणं. से बहुत चिढ़ थी। 
वे चर्चा करते थे। सभा करते थे। शान्तिपूर्वक ज्ञान-चर्चा 
करते थे। 

यदि प्राचीन काळ पर ऊपर-ऊपर से ही साधारण दृष्टि डाले तो 
विचारों का एक जबरदस्त आन्दोलन दिखाई पड़ेगा । भास्कराचार्य के 
केवल निरुक्त को ही देखें तो वेदान्त के अध्ययन के लिए भिन्न-भिन्न 
दृष्टियों वाले सैकड़ों मण्डलों के नाम आये हैँ। इति नैरुक्तिकः, इति 
आख्यायिकः, इति ऐतिहासिकः, इस प्रकार के भिन्न-भिन्त अध्ययन 
मण्डलों के नाम यास्क ने दिये हैँ। इसी प्रकार उपनिषद्‌ काल में 
सर्वत्र तत्वज्ञान की अखण्ड एवं जबरदस्त चर्चा चलती हुई दिखाई देती 
है । सैकड़ों मत, सैकड़ों पंथ और सैकड़ों सूक्ष्म भेद वाले तत्वज्ञानी 
हमें दिखाई देते हैँ। वे खुले दिल से वाद-विवाद करते हें। यदि बात 
जंच जाती है तो उसे स्वीकार कर लेते हैं, उसके अनुसार आचरण 
करने लगते हैं। इस प्रकार की बातें वहां दिखाई देती हैं । वे निरशंकता 
से और निर्भयता से अपने विचार उपस्थित करते थे। लोग उस चर्चा 
को सुनने के लिए इकद्ठे होते थे । 

मीमांसक ईश्वर को नहीं मानते थे। चार्वाक पंथी परछोक आदि 
को नहीं मानते थे। कणाद आदि कहते थे कि सारी सृष्टि परमाणुओं 
से बनी है। बुद्ध के अनुयायी यह मानते हैं कि सब क्षणिक हें। इस 


(७७०0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
२४ भारतीय संस्कृति 


प्रकार सैकड़ों मत थे, लेकिन किसीको भी सताया नहीं गया। यूरोप के 
नये विचार देनेवालों की होली जला दी गई। लेकिन भारत में ऐसा नहीं 
हुआ । यहां प्रत्येक व्यक्ति के प्रामाणिक मत का मान किया गया । 

ज्ञान कोई लड़कपन नहीं समझा जाता था। एक-एक बात समझने 
के लिए तपस्या की जाती थी। उपनिषद्‌ में अनेक स्थानों पर यह 
दिखाया गया है कि ज्ञान के लिए ब्रह्मचयं का पालन करके किस प्रकार 
तपञ्चर्या की जाती थी, किस प्रकार चिन्तन में मग्न हो जाया जाता 
था। ज्ञान-प्राप्ति के लिए वे किसीके भी पास चले जाते थे। ब्राह्मण 
क्षत्रिय के पास जाता था, क्षत्रिय ब्राह्मण के पास जाता था। ब्राह्मण 
तुलाधार जैसे वैश्य के पास ज्ञान के लिए नम््रतापूर्वक जाता था। ज्ञान 
कहीं भी हो, वह पवित्र है। सूयं का प्रकाश कहीं से आए उसे तो 
लेना ही चाहिए। वृक्ष की जड़ें जहां भी हों वहां से नमी लेने का प्रयत्न 
करती हैं । इसी प्रकार की दृष्टि ज्ञानोपासकों की होनी चाहिए। 
देवताओं का कच दैत्यों के गुरु के पास भी जाता था और देवताओं 
का गूरु भी शत्रु की ओर के झिष्यों को प्रेम से सारा ज्ञान देता था। 
ज्ञान के प्रान्त में कोई शत्रु-मित्र नहीं है । 

नचिकेता ने प्रत्यक्ष मृत्य से भी ज्ञान को ही भिक्षा मांगी । इससे 
अधिक ज्ञान का महत्व और क्या हो सकता हैं ? ज्ञान के लिए मृत्यु के 
पास भी जाना पड़ेगा । ज्ञान किसीसे भी नहीं डरता। ज्ञान की इच्छा 
रखनेवाला तीनों लोकों में जायगा और उसके लिए जो भी आव- 
इयक होगा, करने के लिए तैयार रहेगा । 

समाज को नव-विचार देना मानो एक महान साधना ही हैं । 
समाज को विचार-रूपी आंखें देने से बढ़कर और क्या हो सकता 
है? चितन के वाद जो विचार सुझे उसे पूज्य मान कर हमेशा 
प्रकट करना चाहिए । उसको बढ़ाते रहना चाहिए। उसको 
सवके सामने निर्भयतापूर्वक रखना चाहिए। उसको छोड़ना नहीं 
चाहिए । 

ज्ञान का वाह्य स्वरूप कोई भी हो, यह देख लेना चाहिए कि उन 
वाह्यांगों की पुजा करने के लिए निस्स्वार्थी रूप से किस प्रकार प्रयत्न 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
बुद्धि को महिमा २५ 


करता है । ज्ञान का बाह्यांग व्याकरण होगा । व्याकरण-छूपी परब्रह्म 
की कोई पाणिनी दिनरात पूजा करना चाहेंगा ? भारतीय संस्कृति 
उस पाणिनी को भगवान का पद दे देगी। शंकराचाय पाणिनि का उल्लेख 
हमेशा “भगवान पाणिनि’ कहकर करते हूँ। पाणिनिज्ञान के एक स्वरूप में 
रम गये | उनको दूसरी-तीसरी कोई बात सूझती ही नहीं थी, पसन्द 
नहीं आती थी । व्याकरण ही मानो उनका वेदान्त था। उनके पास जो 
भी आता वे उसे व्याकरण सिखाते। एक दिन जब वे तपोवन में 
व्याकरण सिखा रहे थे कि एकाएक बाघ आया । वाघ को देखकर 
पाणिनि नहीं भागे । बाघ को देखकर वे व्याघ्र शब्द की व्युत्पत्ति बताने 
लगे । बाघ सूंघता-सूंघता आरहा था। पाणिनि वोले--इस सूंघते- 
सुंघते आतेवाले वाघ को देखो। व्याजिघ्ति स व्याधयः |” पाणिनि 
व्युत्पत्ति समझने के आनन्द में मग्त थे। लेकिन शिष्य कव के ही 
भाग गये थे । बाघ ने झपटकर पाणिनि को खा डाला। ज्ञान की कितनी 
बड़ी उपासना हैं| ज्ञान का उपासक सबकुछ भूळ जाता है। वहू उन 
विचारों में तन्मय हो जाता है। मानो उसकी समाधि ही लग जाती 
हैँ । समाधि का अर्थ है संत्र ध्येय का ही साक्षात्कार करना । समाधि 
का अर्थ है ध्येयेतर सूष्टि का विस्मरण | समाधि का अर्थं सारी सृष्टि 
का विस्मरण नहीं ह। 

ज्ञान का कोई भी क्षेत्र क्यों न हो, उसके पीछे-पीछे जाकर उसके 
अन्तिम छोर पर जो पहुंच जाता है, जो परमोच्च स्थान ग्राप्त कर 
लेता है वही ऋषि है। जिसकी दृष्टि पैसे पर या सुख पर होती हू वह 
कभी भी इस प्रकार के फन्दे में नहीं पड़ेगा । तपस्वी ही ज्ञान प्रदान 
करता है। चाहे ज्ञान हो चाहे विज्ञान, ससे प्राप्त करने के लिए--जीवन 
में उतारने के लिए--महात्मा ही मरते रहते हैं। ज्ञानोपासक निरन्तर 
आगे बढ़ता रहेगा। बिना ज्ञान-देवता के दर्शन किमे वह नहीं रुकेगा। 
जीवन के अनेकानेक क्षेत्रों में बहुत से अनुसंधानों की गुंजाइश हूँ। 
भारतीय संस्कृति उन सब अनुसंघान-कर्ताओं का सम्मान करने के लिएः 
तैयार है। ज्ञान-अतुसंधान में खाना-पीना सबकुछ भूल जानेवाला 
न्यूटन ऋषि ही था। ५० वर्ष तक अध्ययन, मनन करके नई दृष्टि 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


२६ भारतीय संस्कृति 


देनेवाला काळं मार्क्स महषि ही था । संसार के विचारों में क्रान्ति 
करनेवाले चाल्स डारविन को कौन ऋषि नहीं कहेगा ? इंग्लेंड में 
एक झोपड़ी में रहकर सहयोग के नये मार्ग संसार को दिखाने के लिए 
प्रयत्न करनेवाला निर्वासित महान्‌ क्रोपाटकिन को यदि ऋषि 
न कहें तो फिर क्या कहें ? 

भारतीय संस्कृति सबकी पूजा करेगी। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने विइव- 
भारती विद्यापीठ खोलकर यह दिखा दिया है कि भारत संसार के 
ऋषियों की अपने ढंग से पूजा कर रहा है। वे संसार के बड़े-बड़े 
आचार्य को बहां बुलाते थे और उनका सम्मान करते थे। रवीन्द्रनाथ 
भारतीय संस्कृति की आत्मा को पहचानते थे। वे भारतीय संस्कृति 
के सच्चे उपासक थे। 

भारतीय संस्कृति का कभी ज्ञान से विरोध नहीं रहा । अत्यन्त 
कान्तिकारी मत रखनेवाले व्यक्ति का भौ यहां आदर होता' था। 
उसका मत सुना जाता था । यह देखा जाता था कि उस मत के पीछे 
कितनी विकलता, कितनी व्यापकता, कितना अनुभव, कितना चिन्तन 
है । यह भी देखा जाता था कि उस मत के लिए मतस्थापक कितना 
त्याग करने के लिए तैयार हेँ। यह बात नहीं कि भारतीय संस्कृति 
प्रत्येक मत को बड़ी जल्दी अपना रेती थी । लेकिन प्रत्येक मत को 
मौका देती थी। यदि उसमें सत्य होगा तो वह काल के प्रवाह में 
टिक सकेगा । यदि सत्य न होगा तो अदृश्य हो जायगा । 

भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि परमेश्वर का स्वरूप ही 
मूलतः ज्ञान है। परमेश्‍वर की ब्रह्म की व्याख्या क्या है? “ज्ञानं ब्रह्म,” 
ज्ञान का अर्थे ही है ब्रह्म । ज्ञान का अर्थ ही है परमेशवर। ईश्वर की 
इससे बड़ी व्याख्या संसार में और किसीने नहीं की । ईश्वर की 
उपासना करना ही मानो ज्ञान की उपासना करना है। अनन्त रूपों 
में ज्ञान की उपासना करना । चाहे समाज-शास्त्र हो, खगोल-शास्त्र हो, 
भूगोल हो, इतिहास हो, आयुर्वेद हो, तत्वज्ञान हो, योग हो, कर्म-योग 
हो, गणित हो, संगीत हो, ये सब ज्ञानरूपी परमेश्वर की पूजा ही हू। 
एक ही ज्ञान-सूरये की ये अनन्त किरणें हें। महाभारत के इलोक के 


(७०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
बुद्धि को महिमा २७ 


समान ही गणित की प्रइनमाला भी पूज्य हैं। श्रृति-स्मृति के बरावर 
अध्ययन के ही सृष्टि्ास्त्र का अध्ययन भी पवित्र है। सनातन धर्म की 
इस महान दृष्टि को हमें फिर से अपनाना चाहिए । परमोच्च बौद्धिक 
विकास की ज्वाला हमें फिर से प्रज्वलित करनी चाहिए। तमी भारतीय 
संस्कृति नये तेज से सुशोभित होगी । आज संस्क्ृति-रक्षा का आन्दोलन 
हो रहा है। इस भय से कि कहीं नवीन विचार को हवा न आजाय, 
बहुत-से लोग आज किले-कोट बनाना चाह रहे हें। लेकिन ये लोग 
संस्कृति रक्षक नहीं, संस्कृति को हानि पहुंचानेवाले हूँ।. ये भारतीय 
संस्कृति का शव अपने गले से चिपकाये रखना चाहते हें और अन्दर 
का प्राण घोट रहे हेँ। 

'सनातनो नित्य नूतनः' जो नित्य नूतन स्वरूप धारण कर सकता 
है, वही टिकेगा। जिस पेड़ में नई पत्तियां नहीं निकळतीं उसे मरण- 
प्राय ही समझना चाहिए । ज्ञानेश्‍वरी के अन्तिम अध्याय में ज्ञानेश्‍वर 
लिखते हैं : 

'हुं नित्य नूतन देखलो गीतातत्व' 

गीता के शब्दों के अर्थ भिन्न-भिन्न दिखाई देने लगेंगे; क्योंकि 
हम उसे आज २०वीं शताब्दी की परिस्थिति से देखेंगे। अर्थ का 
बिकास होता है । शब्द छोटा होता है, लेकिन उसका अर्थ अनन्त है 
विचारों में हमेशा उत्क्रान्ति होती रहती हैं । 

क्या संस्कृति-रक्षकों को यह भय है कि भारतीय सस्कृति 
की भव्य इमारत नवीन विचारों की हवा से ढह जायगी ? यदि वह्‌ 
इन नवीन विचारों की हवा से ढह पड़े तो फिर उसे टिकाने से भी 
कया लाभ ? क्या इसका यह अर्थ नहीं होता कि जिस क्षयं रोगी को 
हवा का थोड़ा-सा भी झोंका सहन नहीं होता वह जल्दी. ही मर 
जायगा ? क्या भारतीय संस्क्रि इतनी कच्ची है ? हमारी दृष्टि में तो 
वह ऐसी नहीं है । जिस संस्कृति की नींव ज्ञान और अनुभव के ऊपर 
खड़ी की गई है उसे कभी भी भय नहीं हो सकता । वह किले-कोट 
बनाकर, दीवारें खड़ी करके, बुरका ओढ़कर नहीं बैठ सकती। भारतीय 
संस्कृति को इस बुरकेवाली निस्तेज पवित्रता की आवश्यकता नहीं 


(७०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


२८ भारतीय संस्कृति 


है। भारतीय संस्कृति को नवीन-नवीन विचारों से परहेज नहीं है। 
संसार की कोई-भी अनुभव की कसौटी पर कसी और ज्ञान की 
नींव पर खड़ी की हुई संस्कृति को लीजिये, भारतीय संस्कृति का उससे 
विरोध नहीं । 

भारत संसार के प्रयोगों का उपयोग कर लेगा । भारतीय संस्कृति 
के द्वार खुले हें । यदि साम्यवाद के विचारों को लें तो उसमें भारतीय 
संस्कृति को श्रीकृष्ण का वाळ-चरित्र दिखाई देगा। गोकुल में 
माखन चुरानेवाले श्रीकृष्ण, सारे पद-दलितों का पक्ष लेनेवाले श्रीकृष्ण, 
सारे सम्नाज्यों को धूल में मिलानेवाले श्रीकृष्ण के ही दर्शन भारतीय 
संस्कृति की आत्मा पहचाननेवाले को साम्यवाद में होंगे। “सत्या- 
सत्य का साक्षी मन को ही बनाया मैंने” कहनेवाले तुकाराम का 
दर्शन “अपनी वृद्धि को जो ठीक लगे वह करो” कहनेवाले ध्येयवादी 
नये विचारशील लोगों में सच्ची संस्कृति के उपासकों को होगा। 
भारतीय संस्कृति में भय, नाश, मृत्यु आदि शब्द हें ही नहीं । क्योंकि 
ज्ञान का नाश नहीं होता और ज्ञान के आधार पर ही यह संस्कृति खड़ी है । 

भारतीय संस्कृति कहती है कि प्रत्येक कदम वृद्धिपूर्वक रखो । 
“दृष्टिपूतं न्यसेत्पादम्‌, वस्त्रपूतं पिबेज्जलं,” विचारपूर्वक व्यवहार कीजिये, 
देखकर कदम रखिये, छानकर पानी पीजिये। भारतीय संस्कृति कहती 
है कि सब बातें विचारपूर्वक करो | धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का 
अर्थं यह है कि प्रत्येक काम आंख खोलकर करना । सुबह सात बजे 
उठकर संध्या करना ही “धर्म” शब्द का अर्थ नहीं है। घर्म का अर्थ है 
चौवीसों घंटे होनेवाले कमं, जन्मभर होनेवाले कर्म । बया धर्मदेव 
घर तक ही सोमित हूँ? धर्म सब जगह है। जिस प्रकार हम जहां-जहां 
जते हैं वहां हवा की आवश्यकता होती है उसी प्रकार धर्म भी सब 
जगह होना चाहिए। चाहे आप धारा-सभा में जाइये, रसोईघर में 
जाइये, कारखाने में जाइये, कहीं भी जाइये, आप जो-जो कार्य करें 
वे सव धर्ममय होने चाहिए । 

धमंमय हों, इसका यह मतलब है कि वेदमय हों, विचारमय हों । 
इसका ही यह अर्थ “है कि प्रत्येक कमं विचारपूर्वक कीजिये । लेकिन 


(७०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


बुद्धि की महिमा २९ 


बुद्धि को शुद्ध बनाने के लिए हृदय की आवश्यकता .होती है और हृदय 
को शुद्ध बनाने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है । हृदय और 
वुद्धि की एकरूपता से जिस महान विचार का निर्माण हो, वही घर्म 
हैँ । जिसमें यह एकरूपता होती है, उसीको हम धर्म-संस्थापक 
कहते हैँ । समर्थं रामदास ने यह नहीं कहा कि कोई एक व्यक्ति ही धर्म- 
संस्थापक हूँ । 
“घमे-संस्थापक बहुत हो चुके, आगे भी वे होंगे ।” 
उस समय की परिस्थिति का गहराई से विचार करके उस समय 
के अधिकांश लोगों के सुख-दुःख का एकरूपता से विचार करके 
महापुरुष उस समय के लिए युगधर्मं का निर्देश करता है । वह उस 
काल-को नई दृष्टि प्रदान करता है, नवीन विचार देता है। इस 
प्रकार धर्म प्रगति करता रहता है । 
भारतीय धर्म बढ़ता रहनेवाला धर्म है । वह नवीन-नवीन विचार 
ग्रहण करके आगे बढ़ता रहेगा। वह नवीन-नवीन क्षेत्रों में घुसेगा। 
सारे ज्ञान को अपना कर समाज का निर्माण करेगा । विना विचार के 
समाज का निर्माण कैसे हो सकेगा ? ज्ञान शवित है। सच्चा सनातन 
धर्म उस ज्ञान को प्राप्त किये बिना कंसे रहेगा ? 
जिस प्रकार हनूमान लाल-लाल दिखाई देनेवारे सूर्य को पकड़ने 
के लिए लपके, उसी प्रकार भारतीय संस्कृति क्षितिज पर दिखाई देनेवाले 
' भव्य, दिव्य, नव्य विचारों को पकड़ने का प्रयत्न करेगी। भारतीय 
संस्कृति जड़ लोगों की जड़ संस्कृति नहीं है । वह गतिशील है, आगे 
बढ़नेवाली है, उसकी गति नहीं रुकती। सत्य के नये-नये दशन करने के 
लिए भारतीय आत्मा व्याकुल रहेगी। सत्य का शोधक कभी नहीं 
कहेगा कि अब बस.करो । उसकी आंखों के सामने अनन्त क्षेत्र खुला 
पड़ा हैं । महात्मा गांधी को ही देखिये । जीवन का कोई एसा क्षेत्र नहीं 
है कि जिसमें वे बुद्धि का दीपक लेकर न घुसे । राजनीति में 
तो वे नवीन प्रयोग करही रहे थे। लेकिन उद्योग-धधे, राष्ट्रीय शिक्षा, 
समाज-सुधार, घमं, आरोग्य, खाने-पीने के प्रयोग, ब्रह्मचयं आदि 
प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने प्रवेश किया था, वे बुद्धि के उपासक थे, 


CCo0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
३० भारतीय संस्कृति 


शुद्ध वृद्धि के साथ प्रयोग करते थे। वे सच्चे सनातन धर्म के सच्चे 
अनुयायी थे । 

बुद्धिवादी मनुष्य निर्भय होता है। वह किसीके द्वारा कही हुई 
वात को बार-बार नहीं दुहराता। वह निइ्शंक होकर अपना कदम 
वढ़ाता रहता है। पुराने लोग कलियुग-करलियुग कहते हें। नये लोग 
यन्त्रयुग-यन्त्रयुग कहते हुँ । गांधी कहते थे--“में अपने युग का निर्माण 
करूंगा। में चें का युग लाऊंगा। ग्रामोद्योग का युग लाऊंगा।” 
बुद्धिमान मनुष्य किसी के स्वर में स्वर नहीं मिलाता । 
वह अपने विचारों का युग अपने आसपास ही निर्माण करना 
चाहता हू । 

संसार में स्वतन्त्र बुद्धि बहुत कम होती है। सनातनी लोग दस 
हजार वर्षे पूर्व के ऋषियों के गुलाम वनते हैं तो नये लोग पाइचात्य 
पण्डितों के । लेकिन भारतीय संस्कृति स्वतन्त्र दीपक प्रज्वलित करने 
की वात कहती है। अपने देश की स्थिति का विचार करो, परम्परा 
का विचार करो, आसपास के देशों का भी विचार करो और देखो किः 
तुम्हारे समाज के लिए क्या हितकर हो सकता है ? 

सत्य की प्यास आज सच्चे कामों की भूमि में से ही उत्पन्न हुई 
है या नहीं ? मानव-जाति ने जो-जो उद्योग शुरू किये हें, जो-जो 
विचारः्षेत्र उत्पन्न किये हैँ, हमें उन सब स्थानों में जाना चाहिए । 
भारतीय संस्कृति के उपासकों में यन्त्रशास्त्र, वास्तुशास्त्र, शिल्पशास्त्र, 
शिक्षणशास्त्र, साहित्य-कला-रसायन, व्यायाम, खेल के मैदान, समाज- 
शास्त्र, अर्थशास्त्र, मानसशास्त्र आदि सत्य के साक्षात्कार के सारे क्षेत्र 
में बिना थके, विना विश्राम किये आगे बढ़ते रहनेवाले लोगों का 
निर्माण होना चाहिए । चाहे सहकारी आन्दोलन हो, मजदूरों का संगठन 
हो, खेती में सुधार करना हो, नये उद्योग-धन्धे शुरू करने हों, हमें सबमें 
प्रवेश करना चाहिए। उनका अध्ययन करना चाहिए, प्रयोग करना 
चाहिए । वस यही परमेश्वर की पूजा है। ईश्वर की दी हुई चीज को 
बढ़ाना ही उसकी पुजा है । ईइवर के द्वारा दी हुई बुद्धि का विकास 
करना ही मानो सच्चा धर्म हू। 


(७०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
बुद्धि को महिमा ३१ 


समस्याओं का हुल उस समय के विचारशील लोगों को ही निका- 
लना चाहिए। अर्वाचीन बुद्धि के सामने अर्वाचीन प्रश्‍न हैं। क्या 
भारतीय संस्कृति में उन्हें हल करने की हिम्मत नहीं है ? संसार के 
राष्ट्रों के साथ बैठने का अधिकार वेदो को रटने से नहीं मिलेगा, पूर्वजों के 
स्तुति-स्तोत्र गाने से नहीं मिलेगा। हमें अपने हाथ में नवीन 'प्ररन लेना 
चाहिए । हमें प्रयोगालय अर्थात्‌ यज्ञशालाएं बनानी चाहिए । प्रयोग 
शुरू होने दीजिये--सत्यदेव के सर्वागीण स्वरूप को समझ लेने के 
प्रयोग । 

अब कहीं रुकने से काम नहीं चलेगा । अपने घोड़े सब तरफ दौड़ने 
दीजिए | ग्राम-संगठन, खादीशास्त्र, समाजशास्त्र, नवनीतवाद, कोई भी 
क्षेत्र हो, उसनें प्रवेश कीजिए और नवीन ज्ञान का निर्माण कीजिये । 
स्थान-स्थान पर संग्रहालय, प्रयोगालय, ग्रंथालय आदि की स्थापना 
कीजिये । वौद्धिक और वैचारिक सहयोग प्राप्त कीजिये । ज्ञान सहयोग 
की वस्तु हैँ। इस सहयोग में से ही प्रत्येक विचार का निर्माण हुआ है । 
सैकड़ों प्राचीन विचारों के कन्धों पर नवीन विचार खड़े रहते हें । 
गांधीजी ने तिलक की कल्पना का बिकास किया और जवाहरलाल 
गांधीजी को आगे बढ़ायंगे। ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में यही स्थिति है । 
वहां अहंकार नहीं है | वहां नम्रता और निष्ठापूर्वक ज्ञानरूपी-ईश्वर 
की पूजा है । 

भारतीय संस्कृति कहती है--मेरे पुत्रो, संसार में ज्ञान के लिए 
जीवन दे देनेवाले सैकड़ों लोग पैदा होते हैं । यहां भी ऐसे लोगों को 

जन्म लेने दो। यहां भी विचार-पूजा प्रारम्भ होने दो। 

विचार तलवार की अपेक्षा अधिक तेज है। विचार नवजीवन 
प्रदान करता है। “वह अग्नि प्रज्वलित कर दे।” फिर से विचारों की 
शिखा प्रज्वलित किये बिना गन्दी जलकर खाक नहीं होगी । 

भारत में इस समय क्रान्तिका समय आ गया है। यह केवल 
राजनेतिक क्रान्ति नहीं है । यह तो शतमुखी क्रान्ति है। आज सारे 
संसार में उथल-पुथल होनेवाली है । अतः सारी कल्पना की जांच कर 
लेती चाहिए । नया समय, नई दृष्टि | मजदूरों को पेटभर भोजन किस 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
३२ भारतीय संस्कृति 


प्रकार प्राप्त हो, यह देखना आज का महान धर्म हैँ । राष्ट्र के किसी नवीन 
उद्योग में रातदिन जुटे रहना मातो संन्यासी ही हो जाना हूँ । 

आज निर्मल विचार और शुद्ध दृष्टि की अत्यन्त आवश्यकता हैं । 
“इसमें अधीरता न हो, उतावलापन न हो, स्वार्थ न हो, आलस्य न हो। 
यदि निर्मळता चाहते हो तो गहन अध्ययन की आवश्यकता हैँ । प्रयत्न 
और कष्ट की आवश्यकता है। समाज के लिए प्रेम और व्याकुलता को 
जरूरत है । जब मनमें यह व्यग्रता रहेगी कि समाज का भला किस 
प्रकार करें तभी आप विचार करने लगेंगे । फिर जो विचार सूझेंगा 
उसका आचार भी प्रारम्भ हो जायगा । और उस विचार एवं आचार 
का नाम रखा जायगा 'युगध्म ' । 


प्रयोग करनेवाले ऋषि 


भारतीय संस्कृति बुद्धि-प्रधान हैं लेकिन यहां केवल वुद्धि की ही 
नहीं, हृदय की भी आवाज सुनी जायगी । निर्मल बुद्धि और निर्मेल 
हृदय, वस्तुतः, एकरूप ही हैं । निर्मल बुद्धि में कोमलता होती हैं और 
निर्मल हृदय में बृद्धि का प्रकाश होता है। निर्मल हृदय और निर्मल 
बुद्धि के आधार पर भारतीय संस्कृति का निर्माण किया गया है | 

यह संस्कृति उदार विचारों के आधार पर बनी है, अतः उसमें 
सैकड़ों परिवर्तन हुए हैं । धर्म में दो भाग होते हं : एक शाइवत तत्वों 
का भाग और एक अशाइवत तत्वों का भाग। संसार में सब जगह ये 
दो बातें ही हमें दिखाई देंगी । हमारा शरीर बदलता है, लेकिन 
अन्दर आत्मा बही है। समाज के व्यक्ति पैदा होते हैँ और मरते हैं 
लेकिन समाज चिरंतन है। नदी के प्रवाह में जळ की बूंदें हमेशा 
चदळती रहती हैं, लेकिन प्रवाह स्थिर रहता है। 

धर्म का यम रूप भाग नहीं बदलता; लेकिन नियम रूप भाग 
बदलता रहता हूँ। यम का अर्थ है यह कि धर्म का त्रिकालाबाधित भाग 


(७०0०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
प्रयोग करनेवाले ऋषि ३३ 


सत्य, अहिसा, संयम, दया, प्रेम, परोपकार, ब्रह्मचर्यं आदि वातों को यम 
संज्ञा दी गई है। संध्या करना, स्नान करना, खाना, पीना, जनेऊ 
पहिनना, गंध लगाना, हजामत बनाना आदि बातें नियम के अन्तर्गत 
आती हेँ। यम का अर्थ है अचल धर्म और नियम का अर्थ हैं चल धमं । 
स्मृति में स्पष्ट-रूप से कहा गया है कि जव यमों का विचार न 
करके केवल नियमों को ही महत्व दिया जाता है तब समाज का नाश 
होता हैं। लेकिन आज तो हमें इस स्मृति-वचन का स्मरण भी नहीं 
हैं। आज हमने नियमों को ही महत्व दे रखा है। जनेऊ, गंध, चोटी 
ही धर्मं बन गया है । हम यम की कदर नहीं करते । नियम ही मानो 
- हमारे सर्वस्व हो गये हें ।. 
जब हम चल वस्तु को अचल मानने लगते हँ और जब अचल 
वस्तु का महत्व नष्ट हो जाता हूँ तव धर्मे का सुन्दर स्वरूप नष्ट हो 
जाता है। पद-पद पर हमें नियमों को अलग रखना पड़ता है। लेकिन 
हम उन्हें अलय नहीं रखते। हमारे पुर्वज ऐसे नहीं थे । वे हमेशा 
नियमों के ऊपर यम धर्मो' का अंकुश लगाते रहते थे । 
किसी समय नियोग की प्रथा धमं के रूप में मानी , जाती थी। 
जब आर्यावतं में जमीन काफी थी और जन-संख्या बहुत कम थी उस 
समय नियोग का नियम बनाया गया। लेकिन बाद में वह नियम बदल 
दिया गया। यह नियम नष्ट कर दिया गया। विचारक लोग समाज 
की स्थिति ठीक करने के लिए उस समय के लिए उपयुक्त नियम बनाते 
हैं। यदि समाज में स्त्रियों की संख्या कम हो तो अनेक पत्ति 
मिलकर एक पत्नी रखने के नीति-नियम वनाने पड़ेंगे । यदि समाज में 
स्त्रियों की संख्या अधिक हो और पुरुषों की कम तो एक पुरुष के 
अनेक स्त्रियां रखने का नियम बनेगा। स्त्रियों की संख्या अधिक 
होने के कारण अरबस्तान में मृहम्मद साहब को बहुपत्नीत्व की 
प्रथा शुरू करनी पड़ी। यह प्रथा, यह रूढ़ि, ये नियम समय के 
अनुरूप होते हैँ, समाज की स्थिति बदलते ही ये नियम भी बदलते हूँ । 
यदि हम प्राचीन काल का इतिहास देखेंगे तो हमें सैकड़ों परिवर्तन 
दिखाई देंगे । वेद काल में भाई-बहन के विवाह का उल्लेख है। इसके 


३ 


(७७०0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
३४ भारतीय संस्कृति 


लिए यम और यमी का संवाद प्रसिद्ध है। यमी यम से कहती है- भाई, 
तू मेरे साथ विवाह-वन्धन में क्यों नहीं बंध जाता ?” यम कहता है— 
“पहले ऐसा होता था; लेकिन आज तो एसा करना अधम माना जायगा। 
लोग हमारा नाम रखेंगे।” इस प्रकार समाज नियम-बद्ध हो रहा था। 
समाज प्रयोग कर रहा था । एक स्थान पर कहा गया है-- 
“सप्त मर्यादा कवयस्ततक्षु 

समझदार व्यक्तियों ने ये सात मर्यादाएं वना दी हुँ। इन सात 
मर्यादाओं का उल्लंघन करना पाप समझा जायगा। उस समय कवि 
का अर्थ था विचारशील व्यक्ति । वे समाज की परिस्थिति को विशाल 
ब सूक्ष्म दृष्टि से देखकर, नवीन मर्यादा, नवीन नियम बना 
देते थे । एक सूत्र में वशिष्ट ऋषि कहते ह--*'उपेमि चिकितुषे जनाय 
मेरी क्या भल हो गई है यही पूछने के लिए मं विद्वान आलोचक 
के पास जाता हूं । समाज में एसे महात्मा हैं उनकी सलाह लेते रहो । 

नागपुर के विद्वद्रत्न डा० दफ्तरी ने एक जगह लिखा हैं कि उन युगों 
में सप्तऋषि नवधर्म बताते थे। उस समथ मनु और सप्तऋषि युगधर्मं 
वताते थे । मनु का अर्थ है जिज्ञासु जीव । जिज्ञासु जीव उन कालों के 
सात पूज्य लोगों के पास जाता था। ये सात व्यक्ति एक मत से जो 
धर्म वताते वही उस काल का धर्म माना जाता था । 

यदि स्मति-ग्रन्थों को ऊपर-ऊपर से ही देखें तो हमें सैकड़ों अन्तर 
दिखाई देंगे। एक 'समय लड़कों की तरह लड़कियों के भी जनेऊ दी 
जाती थी। इसका मतलव यह हैं कि लड़कों की भांति लड़कियों को भी 
शिक्षा देना उस समय का धर्म था। प्राचीन काल में वादविवाद करने 
वाली पंडिता नारी पद-पद पर दिखाई देती है । वेदों में स्त्री-ऋषियों 
के सूक्त हैं। रामायण में गोदावरी के किनारे सन्ध्या करनेवाली 
सीता का वर्णन है । स्त्रियों को ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार था। 
वे ब्रह्मवादिनी होती थीं । वे सभाओं में चर्चा करती थीं। महाभारत 
के उद्योगपव में इस वात का उल्लेख है कि सत्तर वर्ष की अवस्था 
होने तक ब्रह्मचारिणी और ब्रह्मवादिनी के रूप में रहनेवाली एक 
तेजस्वी स्त्री विवाह करना चाहती थी । 


(७0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
प्रयोग करनेवाले ऋषि ३५ 


संस्कृत नाटकों में इस बात का उल्लेख है कि ऋषियों के आश्रम 
में विद्यार्थी और विद्यार्थिनियां एक साथ पढ़ते थे। शकुन्तला नाटक 
में अनसूया, प्रियंवदा आदि लड़कियां पढ़ने के लिए ही आश्रम में रहती 
थीं । उत्तर रामचरित में लिखा है कि वाल्मीकि के आश्रम में लड़- 
कियां भी पढ़ती थीं। यह वात भी होती थी कि विद्यार्थी एक पाठशाला 
से दूसरी में जाते थे और यदि पढ़ाई का क्रम ठीक न लगता तो एक 
आश्रम से दूसरे आश्रम में भी जाते थे। जब लड़कियों को जनेऊ होती 
थी और वे पढ़ती थीं उस समय समाज में प्रौढ़ विवाह प्रचलित होते 
ओर प्रौढ़ विवाह अक्सर प्रेम-विवाह होते होंगे। लेकिन विचारशील 
लोगों ने यह अनुभव नहीं किया कि आगे प्रौढ़ विवाह बदल देना 
चाहिए । हिन्दुस्तान में प्राचीन काल से ही संपृक्त कुटुम्ब-प्रणालो को 
सफल बनाने का उत्तरदायित्व स्त्रियों पर है। प्रौढ़ लड़कियों को 
ससुराल के सब लोग अपने नहीं लगते । उसका प्रेम पति तक ही रहता 
है । लेकिन यदि लड़की का विवाह बचपन में ही कर दिया जाय तो 
वह बचपन में ही वीच-बीच में ससुराळ जायगी और बचपन में प्रेम का 
सम्वन्ध पैदा हो जाता है। देवर के लिए, ससुराल के लोगों के लिए, 
लड़की के मन में साहचर्यं और परिचय के कारण अपने मन की भावना 
वचपन में ही पैदा होने की संभावना अधिक ,रहती है । संयुक्त कुट्म्ब- 
प्रणाली के प्रयोगकर्ताओं ने ही शायद इसलिए प्रौढ़ विवाह रह करके 
वाल-विवाह्‌ प्रचलित कर दिया होगा । 

अथवा हो सकता हुँ कि लड़के-लड़की पढ़ने के बाद एक साथ 
भिक्षु-मिक्षुणियां बन जायंगी और कामवासना पर विजय प्राप्त न कर 
सकने के कारण ये भिक्षु-भिक्षुणियों के संघ व्यभिचारी वन जायंगे इस भय 
से समाज के नियम वनानेवालों ने बाल-विवाह प्रचलित किया होगा । 

कारण कुछ भी हो । यह सत्य है कि उन्होंने उसमें परिवर्तन 
अवश्य किया। वे पूर्वज प्रयोगकर्ता थे। वे नहीं मानते थे कि नियम 
अविचल हूँ। पहले उच्च वर्ण सारे निम्न वर्गों के साथ विवाह करते 
थे। बड़े वणं के पुरुष के साथ कनिष्ट वर्ण की स्त्री का धर्ममय 
विवाह हो जाता था। मनुस्मृति कहती है--'भार्या चतस्त्रो विघ्राणाम्‌'” 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


सन भारतीय संस्कृति 


ब्राह्मण चारों वर्ण में विवाह कर सकता हूँ। याज्ञवल्क्य ने इसमें कुछ 
परिवर्तन किया । उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को तीन वरणो की लड़कियों 
से ही विवाह करना चाहिए। शूद्र-वधू से विवाह नहीं करना चाहिए । 
स्मृतिकार इस प्रकार परिवर्तन करते रहते थ । 

कुछ स्मृतियों में पुनविंवाह की इजाजत दी गई है कुछ में नहीं । 
कलियग के लिए जो पाराशर स्मृति कही गई है उसमें पुनविवाह्‌ को 
इजाजत दी गई है। पूना के महान न्यायाधीश रामशास्त्री प्रभुणे की 
कथा तो प्रसिद्ध ही है। उन्होंने पुनविवाह की राय व्यक्त की थी 
और तुलसी बाग (पूना) में एक कीर्तन करनेवाली स्त्री ने अपने 
सामने बैठे हुए रामशास्त्री से प्रन किया-- रामशास्त्री, पुरुषों को 
तो बार-बार पुनविवाह करने की इजाजत दी गई है । पहली पत्नी 
को मरे दस दिन भी न होने पाते हैँ कि वह तो दूसरे विवाह 
की तैयारी कर सकता है; फिर स्त्रियों ने ही ऐसा क्या पाप किया है ? 
पति के मरने पर यदि स्त्री विवाह करना चाहे तो फिर उसको इसकी 
इजाजत क्यों नहीं दी जाती ?” रामशास्त्री ने कहा--““स्मृतियां पुरुषों 
ने लिखी हैँ, अतः उन्होंने पुरुषों की सुख-सुविधा ही देखी है । स्त्रियों 
के सुख-दुःखों की उन्हें क्या कल्पना है ?” इसका यही अर्थ हूँ कि रीति- 
रिवाज बदलते रहते हेँ। + 

लेकिन हमारे समाज के ध्यान में यह बात नहीं आती कि जहां 
वह परिवतंन नहीं करता वहां वह बड़ी गलती कर रहा है। पुरानी- 
पुरानी रुढ़ि-रीतियां आज कंसे चळ सकती हैं, बचपन का अंगरखा 
बड़ेपन में कसे ठीक हो सकेगा ? वह बच्चा कहेगा--“या तो अंगरखा 
बड़ा कीजिये या फिर मुझे ही हमेशा छोटा बनाये रखिये। रूढि के 
कपड़े हमेशा बदलते रहने चाहिए। यह नियम है कि गर्मी के कपड़े 
ठंड में काम नहीं दे सकते और ठंड के कपड़े गर्मी में काम नहीं दे 
सकते । यदि हम एसा परिवर्तन नहीं करेंगे तो ठंड में अकड़ कर मर 
जायंगे और गर्मी में गर्मी से मर जायंगे । 

कुछ लोग कहते हैं कि हिन्दू धर्म डूब रहा हैं। यदि किसीके 
सिर पर चोटी नहीं दिखाई दे, ललाट पर तिलक नहीं दिखाई दे, मुंह 


(७७0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
प्रयोग करनेवाले ऋषि ३७ 


पर मूंछ नहीं दिखाई दे, गले में जनेऊ न दिखाई दे तो उन्हें ऐसा 
लगता हं मानो हिन्दू धर्म रसातल में चला गया । यदि चित्रावती 
न रखी, प्राणाहुति न ली, आचमन, अघमर्षण न किया तो वे कहते 
हैँ कि धर्मे डूब गया । लेकिन पहले प्रश्‍न यह है कि यह धर्म हे कितने 
लोगों का और फिर इस धर्म का महत्व क्या है ? 

य वाह्य चिन्ह बदलते हें और इन्हें बदलना भी चाहिए । नवीन 
काल में नवीन चिन्हों का निर्माण होता हैं । एक समय सिर पर कुछ 
पहनना मंगल समझा जाता था; लेकिन अब सिर पर कुछ भी नहीं 
पहनना ही कुछ लोगों को सभ्यता का चिन्ह प्रतीत होता है । इसमें 
धमे के डूबने या तैरने की कौनसी वात हैं ? 

हिन्दू धमं इतना ' कच्चा नहीं है कि चाय के प्याले में डूब जाय 
या मू छ मुंड्वाने से मर जाय। हिन्दू धर्म तो तब मरेगा जब वुद्धि 
की उपासना मरेगी। जब गायत्री-मन्त्र की यह प्रार्थना मर जायगी कि 
“हमारी बुद्धि तेजस्वी रहे' तव हिन्दू धर्म मरेगा । 

मरते समय प्राण सबसे अधिक महत्व की बात अपने साय ले जाता 
है । जव हम एक गांव से दूसरे गांव जाते हें तो हम सबसे ज्यादा 
महत्व की चीजें अपने साथ ले जाते हें और कूड़ा-कक्ट वहीं छोड़ 
जाते हैं । ; 

प्रतिदिन हाथ में जनेऊ लेकर गायत्री-मन्त्र का जप करनेवालों को 
क्या मरते समय गायत्री-मन्त्र की याद आयगी ? क्या वह महान सन्त्र 
उनके रोम-रोम में बिध गया है ? उन्हें जनेऊ तो महत्वपूर्ण लगती है; 
लेकिन गायत्री-मन्त्र का दिव्य विचार महत्वपूर्ण नहीं लगता । विचारों 

गि उपासना करनेवाला ज्ञान के लिए प्रयत्नशील रहनेवाला ही गायत्री 
का सच्चा रक्षण करनेवाला है। और इसीलिए स्वामी विवेकानन्द 
ने कहा था--''परिचिम में ब्राह्मण अधिक हूँ ।” क्षणःक्षण आमरण 
ज्ञान की उपासना करनेवाले हममें कहां हैं? जनेऊ की रक्षा करने 
से हिन्दू धर्म की रक्षा नहीं हो सकती । जनेऊ की रक्षा करनेवाले 
तो कुंजियां और कान कुतरनी की रक्षा करते हें, हाथ की अंगठी और 
छल्ले की रक्षा करते 


CCo0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
३८ भारतीय संस्कृति 


समाज में धर्म है या नहीं यह किससे पहिचाना जाय ? त्याग से। 
जिसमें त्याग है उसमें धर्म की आत्मा है। आज जिन युवकों को धर्म- 
हीन कहा जाता है यदि उनमें त्याग है तो उनमें धमं भी है । प्राचीन 
काल में चोटी के लिए लड़ाइयां हुई। लेकिन 'चोटी न रखनेवाले घ्म 
हीन हैं” यह वात आज कहना लड़कपन ही है। क्या चोटी न रखने 
चाले में ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए प्राण दिये जा सक? 
सत्याग्रह आन्दोलन के समय नियमित कताई करनेवाले को जेल में 
तकली नहीं मिली, अतः ऐसे लोग भी निकले जिन्होंने उसके लिए 
आमरण अनशन किया । प्रत्येक व्यवित को कुछ-न-कुछ बात महत्वपूर्ण 
प्रतीत होती है। प्राचीनकाल के चित्रों, प्रतीको, वृत्तों, नियमों में परिवर्तन 
होगा । नये प्रतीक और नवीन वृत्त प्रचलित होंगे । उन प्रतीकों और 
चृत्तों के लिए यदि प्राणार्पण करने का तेज हममें है तो यह काफी है। 

इंगलेंड में बद्रेण्ड रसेल नामक एक बुद्धिमान मनृष्य हूँ। उसने 
'एक स्थान पर लिखा हू कि नीति दो प्रकार की होती हैँ। एक ऋण- 
-नीति, और दूसरी धन-नीति । ऋणनीति समाज के लिए कुछ भी नहीं 
करती । ऋणनीति का उपासक माला जपता हूँ। गायत्री-मंत्र का 
'पाऊ करता है, तीन वार स्तान करता है, भस्म लगाता हैँ और गन्ध 
लगाता है। लेकिन यि हम उससे पूछें कि समाज की भुखमरी दूर 
करने के लिए तुमने क्या किया, समाज को अच्छी शिक्षा देने के लिए कया 
'किया, समाज की दासता, अन्याय और युद्ध मिटाने के लिए तुमने क्या 
किया ? तुमने स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए क्या किया ? इनं 
सब प्रइनों का उत्तर वे देंगे “नेति नेति।” इसके विपरीत है धन- 
नीति धन-तीति का उपासक जल्दी स्नान-संध्या न करे, देव-दशेन 
और कथा-कीतंन में सम्मिलित न हो, माला, भस्म आदि की उपासना 
न करे। लेकिन वह समाज के अन्याय को मिटाने के लिए दौड़ता है । 
वह पददलितों का पक्ष लेता ह। वह सारी गन्दगी को जलाने के लिए 
सैयार रहता है । जहां-जहां विपत्ति होगी, संकट होगा, जुल्म होगा, 
अशरणता होगी, लाठी-राज्य होगा वहां-वहां वह वीरों की भांति खड़ा 
रहेगा । यदि समय आया तो वह अपना बलिदान भी करेगा , 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


प्रयोग करनेवाले ऋषि ३९ 


सनातनी लोग ऋणनीति के उपासक होते हें और नवीन कार्य- 
कर्ता धननीति के उपासक होते हें। जिस समाज में कर्म-शून्य ऋण- 
नीति का ही प्रसार दिखाई देता है वह समाज धूल में मिल जाता है । 
जिस समाज में प्रत्यक्ष सेवा करनेवाले धननीति के उपासक होते 
वह समाज ऊंचा उठता है । 

इन धननीति के उपासकों को. समाज के कष्ट सहन करने पड़ते 
हैँ । शंकराचार्य ने केवल अद्वैत ही सिद्ध नहीं किया उन्होंने उसे 
समाज के व्यवहार में लाने के लिए बहुत प्रयत्न भी किया हूँ। दक्षिण 
देश में भिन्न-भिन्न देवताओं की उपासना करनेवाले सम्प्रदाय थे। इन 
सम्प्रदायों में बड़ी जबरदस्त दुश्मनी रहती थी। लेकिन शंकराचार्य 
ने कहा-- भरे ! सब एक ही शक्ति के रूप हैं । चाहे गणपति हो, चाहे 
सूर्य हो, चाहे शिव हो, शक्ति हो, चाहे विष्णु हो। इन पांचों देवताओं की 
एक साथ पुजा करो। पंचायतन पूजा प्रारम्भ कीजिए। भेद में अभेद पैदा 
कीजिए। अद्वैत को अपने व्यवहार में लाइये और लड़ाई को भी मिटाइये। 

पंचायतनपूजा शंकराचार्य ने शुरू की। उन्होंने एक नया 
प्रयोग शुरू किया--अद्व॑त का प्रत्यक्ष प्रयोग । इसके लिए शंकराचाय 
को सताया गया। ये सब गोलमाल करने वाले हैं, ये प्रच्छन्न वुद्ध- 
पंथी ही है। इस प्रकार कई आरोप उनके ऊपर किये गये। उनका 
बहिष्कार किया गया । शंकराचार्य अपनी मरणोन्मूख मां से मिलने 
गये । मां मर गई। उस समय उसके शव को उठानेवाला भी कोई 
नहीं मिला । शंकराचार्य ने मां के शरीर के तीन कड़े किये। वे 
` एक-एक टुकड़ा स्मशान में ले गये और उसका दाहसंस्कार किया। 
आज मलावार प्रान्त में मृत व्यवित के शरीर पर तीन लकीरें खींची 
जाती है। यह उन तीन टुकड़ों की कठोर निशानी है। 

सन्तों ने संस्कृत का ज्ञान जन-साधारण की भाषा में लाने का 
महान प्रयत्न किया। मनुष्य बिना ज्ञान के केसे जीवित रह सकता 
है? सूर्य-किरणों की जिस प्रकार सबको आवकु्ऊता रोती है उसी 
प्रकार ज्ञान के किरण की भी सारे प्राणियों को आवश्यकता रहती हु । 
ज्ञान का कुछ ही लोगों की जायदाद बन जाना घोर अन्याय हूँ। सस्तो 


(७0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
¥o भारतीय संस्कृति 


ने विद्रोह किया। ज्ञानेश्‍वर, मुकुन्दराय, एकनाथ सब लोग विद्रोह में 
शामिल हुए । तुकाराम तो कहने लगे--अरे रंडुओ ! पीठ पर वोझा 
उठाने से उसका स्वाद नहीं मिलता है । 
बेद अर्थ हो ज्ञात हमें ही 
ढोयें उसका बोझा अन्य। 

जो प्रत्यक्ष जीवन में अद्वैत का अनुभव करने लगे, जो उसके लिए 
सनातत्ियों के विरोध की परवाह न करके काम करने लगे । वे ही वेद 
समझते थे। वेद का अर्थ हे ज्ञान का साक्षात्कार । ज्ञान साक्षात्कार 
के लिए हू, भर पेट खाकर केवळ चर्चा करते रहने के लिए नहीं । 

पेशवा बाजीराव प्रथम मस्तानी के गर्भ से जन्म लेनेवाले पुत्र का 
जनेऊ करना चाहते थे। उनकी इसपर हंसी हुई। उन्हें अपमान 
सहन करना पड़ा; लेकिन उन्होंने भारतीय संस्कृति की आत्मा पहिचान 
ली थी। 

गीता में चार प्रकार के भक्त कहें गये हैं। मेरे मतानुसार उसमें 
एक महान दृष्टि हूँ। मानो समाज की उन्नति करनेवाले सारे शास्त्र 
ही उसमें आ गये हें। 

“आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थो ज्ञानी च भरतषंभः -” 

आत्तं, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी ये चार भक्त हें। 

आत्त भवत का मतलब क्या हूँ? आत्तं का अर्थ है अपना दुःख 
प्रकट करनेवाला--ईशवर के सामने अपनी करुण गाथा रखनेवाला। 
यह दुःख किसका है ? मुझे ऐसा लगता हैं भक्त कभी अपने दुखड़ों का 
रोना रोने नहीं लगता हैँ । यह उदार आत्तं है। इन चारों भक्तों को . 
उदार कहा गया हैँ । वह आत्ते भक्त संसार के दुःख से दुखी होता है। 
सारे समाज में भीषण अन्याय देखकर उसका अन्तःकरण तड़पने लगता 
हुँ । समथ ने वचपन में ही मां से कहा-- 

“ माँ, मुझको दुनिया को चिन्ता हुँ” 

समर्थे जैसे उदार आत्तं भक्तों को सबसे पहले समाज की चिन्ता 
होती है । उन्हें इस वात की चिन्ता रहती है कि समाज .का भला किस 
प्रकार होगा, समाज संपन्न सुसंस्कृत एवं सुर्लिष्ट कैसे होगा ? समाज 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


प्रयोग करनेवाले ऋषि ४१" 


में अन्न-वस्त्र की, ज्ञान-विज्ञान की विपुलता कैसे होगी? इस बात की ही 
उन्हें चिन्ता लगी रहती है। इस एक ही चिन्ता से उनके पेट में होली” 
जलती रहती है। 
संतों के मागं बुहारे हम, 
सारा जग घिरा घने बन से। 

उसे सारा संसार जंगल से घिरा हुआ दिखाई देता है । उसे दिखाई: 
देता है कि लोग गलत रास्ते से जा रहे हें और इस कारण मुसीवतों में 
फंस रहें हें। इन उदार आतं भक्तों को चेन नहीं मिलता। उन्हें कानों में 
चीत्कार सुनाई देती है यह भक्त की पहली स्थिति है, वह संसार के. 
दुःखों से एकरूप हो जाता है। 

इस उदार आतता से उदार जिज्ञासा उत्पन्न होती हैँ। दुःख 
तो है लेकिन यह युद्ध क्यों है ? वह आतंभकक्‍त इसके कारण भी” 
मीमांसा करने लगता है। आरतभक्ति में से जिज्ञासा उत्पन्न होती हैं । 
प्लेग क्यों फैलता है ? आइये उसके कारणों की शोध करें। इन्जेक्शन 
लगवा लें और प्रयोग करें । पीतज्वर क्यों होता है ? उपदंश क्यों होता 
है ? भूकंप क्यों होते हें ? ज्वालामुखी के स्फोट क्यों होते हैं ? तूफान 
क्यों उठते हें ? फसल में रोग क्यों होते हैँ ? समाज में व्यभिचार क्यों 

? चोरी क्यों हे ? समाज में एक ओर बड़े-बड़े महल और एक ओर 

मट्टी के झोंपड़े क्‍यों हें ? किसीके गाल फूले हुए और किसीके पिचके 
हुए, कुछ नंगे पैर तो कुछ नये वूट पहने हुए, कुछ कराह-कराह करः 
मरते हैं और कुछ लोग गहदों के ऊपर मांस के गोले की भांति रोटते हैं, 
कुछ अजीणें से मरते हैं तो कुछ भूख से। किसी को ज्ञान की हवा भी 
नहीं लगी और कुछ लोग जीवन भर सौखते रहते हैँ ॥ ये अनन्त दुःख' 
क्यों हैं? वह आतंभक्त इसकी मौमांसा करने ळगता हू। राष्ट्र 
आपस में लड़ते क्यों हें उन्तमें भेद क्यों हैँ? साम्राज्यवाद क्यों, गुलामी 
क्यों ? ये सब क्यों हैं ? 

जब मतष्य इस तरह विचार करने लगता हैं तो उसे कई कारण 
दिखाई देते है । उन कारणों को दूर करने का उपाय ढूंढने लगता हे । 
लेकिन सच्चा उपाय क्या है? उस जिज्ञासु भक्त को दुःख दूर करते केः 


CCo0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitizatiori by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
४२ भारतीय संस्कृति 


-अनेक मार्ग दिखाई देने लगते हूँ । लेकिन यह वात नहीं है कि वे सारे 
ही मार्ग हितकर ही होंगे। वह अव भक्ति की तीसरी स्थिति का 
अनुभव करता हूँ । अर्थार्थी भक्त भली प्रकार देखता है कि दुःख दूर 
करने के जो उपाय बताये गये हूँ उनमें किस उपाय से सचमूच दुःख | 
ःूर होता हँँ.। अर्थ का मतलव हुँ कल्याण। मन के मंगल की सिद्धि 
किस मार्ग से जाने से होगी। अर्थार्थी का मतलब है प्रत्येक वात में 
अर्थ देखनेवाला। प्रत्येक वात का मूल्यांकन करनेवाला, उसके महत्व 
“को भांपनेवाला । 

समाज में विरोध व वंपम्य, ये भेद और ये अकाल दूर करने के 
लिए कोई वाद अच्छा क्यों है ? ये यन्त्र अच्छे हैँ या बूरे ? ग्रामोद्योग 
प्रारंभ करें या यन्त्रों की पूजा शुरू करें ? हिन्दू-मृसलमानों का प्रश्‍न 
आथिक है या और कोई कारण है? हिसा का अवलम्वन करें या 
अहिसा का ? निशस्त्र प्रतिकार हितकर हूँ या निरर्थक साम्राज्य के 
अन्दर रहकर स्वराज्य प्राप्त करना अच्छा है या उससे अलग हो 
जाना ? लड़के-लड़कियों की सहरिक्षा में हित है या अहित ? शिक्षा 
स्वभाषा में हो या विदेशी भाषा में ? प्रौढ़-विवाह होना चाहिए या 
वाल-विवाह ? पोशाक एक हो यान हो ? कया तलाक आवश्यक हूँ ? 
“स्त्रियों को विरासत का अधिकार क्यों नहीं है ? 

समाज के सैकड़ों दुःखों के सैकड़ों उपाय उस जिज्ञासु आतं को 
-सूझते हैँ । उन उपायों में जो उसे हितकर लगते हैं उन्हें वह अपने 
“मन में स्थान देता हूँ । जो नये-नये विचार उसे सूझते हें उसमें अत्यन्त 
हितकर विचारों को वह अपना लेता हैँ) अब अर्थार्थी भक्त ज्ञानी 
“बन जाता है। अर्थात्‌ जो ज्ञान उसे निर्मल प्रतीत होता हे, निइशंक लगता ' 
“है, अर्थमय लगता हे उसी ज्ञान से वह अविच्छेद सम्बन्ध स्थापित कर 
लेता हें । वह उस ज्ञान का प्रयोग शुरू करता है । उस प्रयोग के लिए 
अपना सुखी जीवन अर्पण कर देता है । उस प्रयोग के लिए वह सारी 
निद्रा, सारे अपमान, सारे कष्ट हंसते-हंसते सहन करता हुँ। चाहे 
"फांसी हो, चाहे गोली, वह सबके लिए तैयार रहता है। उस ज्ञान की, 
“उस सत्य के प्रयोग की पूजा करने में--उस सत्य की महिमा बढ़ाने में 


(७०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
प्रयोग करनेवाखे ऋषि ` ४३ 


उसे अपार आनन्द होता हँ। यही उसका मोक्ष हैं,. यही उसका 
सर्वेस्व हुं । 

लोगों के सुख-दुःख के साथ एकरूप होना, उनकी वेदना से 
“विह्वल होना, उस वेदना की मीमांसा करना, जो उपाय सूझते हैं उनमें 
कौन अधिक परिणामकारक, अधिक सत्यमय, अधिक मंगल है यह 
वात देखना और जो ऐसे उपाय दिखाई दे उनके लिए सारा जीवन दे 
देना ही ऋषियों का महान ध्येय होता है। इस प्रकार वे प्रयोग करते 
हें और प्राण अर्पण कर देते हें। भारतीय संस्कृति में ऐसे सन्त प्राचीन 
काल से ही होते आरहे हें। वे आज भी दिखाई देते हैँ । ऐसे प्रयोग 
करनेवाले निर्भय, सत्यमय, ध्येयनिष्ठ वीरों ने ही समाज को आगे 
बढ़ाया हूँ। 

“इन विष्णु वीर के चरणों में गिरता रहता हें काल स्वयं” 

इस प्रकार के ज्ञानोपासक विष्णु वीर किसी से भिक्षा नहीं 
मांगते। वे किसी भी सत्ता से डरते नहीं। ध्येय-रूपी ईरवर के 
सामने ही वे झुकते हैं। ध्येय-देव की ही वे पूजा करते हेँ। किसी 
दूसरे देवता को नहीं जानते । 

इस प्रकार ध्येय से जगमगाता महात्मा जब समाज में खड़ा होता 
है तो आखिर में सारा समाज जगमगाये बिना'नहीं रहता । जनता 
उसके महान प्रयोग में शामिल होती है। जिस प्रकार कोई बड़ा वृक्ष 
धीरे-धीरे तपस्या से बढ़ता है, उसमें फल-फूल आते हूँ, फिर हवा आती 
है और दसों दिशाओं में उसके वीज फैला देती है और जंगल के जंगल 
खड़े हो जाते हैँ, उसी प्रकार एक दिव्य भव्य सत्य का प्रयोग करने 
चाला व्यनित भो खड़ा रहता है। उसके प्रयोग के वीज लाखों 
हूदयों में पड़ते है, फिर उसके आसपास उसी ध्येय के लाखों उपासक 
एकत्र हो जाते हैं। क्योंकि आखिर मनुष्य सत्यंमय हू । उसकी आत्मा 
का नैसगिक स्वभाव जाग्रत होता है, उसके हृदय में मंगल की आवाज 
सुनाई देती है। प र 

इस प्रकार महान आन्दोलन होते हैं, प्रचण्ड कारि होती हें। 
मानव-जाति एक कदम आगे बढ़ाती है। मनुष्य-जाति इसी प्रकार 


(७0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
ड भारतीय संस्कृति 


प्रयोग करती जा रही है। जो समाज ऐसा प्रयोग नहीं करेगा वह मर 
जायगा । जो संस्कृति -ऐसे प्रयोग नहीं करेगी उसकी कीमत कौड़ी के 
वरात्रर हो जायगी । 


वण 


'वर्णाश्नम धर्म! हम कई वार सुनते हें। वर्णाश्रम स्वराज्य संघ 
आदि संघ भी कायम हो गये हें। लेकिन वर्ण का अर्थ क्या है? 
आश्रम का अर्थ क्या है ? ऐसा प्रतीत होता है कि इसपर 
अधिक गंभीर विचार नहीं किया गया है। आइए इस प्रकरण 
में हम इस वात का संक्षिप्त विवेचन करेंगे कि वर्ण .का अर्थ 
क्या है? 

हमें ऐसा कहा जाता है कि अपने-अपने वर्ण के अनुसार हम सव- 
को आचरण करना चाहिए। लेकिन वर्ण के अनुसार आचरण करने का 
अर्थ क्या हूँ ? इसका स्पष्टीकरण किया जाता है कि ब्राह्मण को ब्राह्मण- 
धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए, क्षत्रिय को क्षत्रिय-धर्म के 
अनुसार, वैश्य को वेश्य-धर्म के अनुसार और शूद्र को शुद्र-वृत्ति के 
अनुसार आचरण करना चाहिए । 

इस सारे बोलने और कहने में एक बात मान ली जाती है कि 
माता-पिता के ही सारे गुण-धर्म बच्चों में आते हैं; परन्तु प्रत्यक्ष 
संसार में इस प्रकार का अनुभव नहीं होता। यह बात . नहीं है कि 
माता-पिता की रुचि-अरुचि बच्चों में आती ही है। माता-पिता से 
एकदम भिन्न रुचि के वालक भी हमें दिखाई देते हें। हिरण्यकश्यप 
के यहां प्रलाद पैदा हुआ । 

लेकिन यदि मां-बाप के गुणधर्म बालक में न आयं तो भी बच्चे 
वचपन से ही अपने आसपास जो बातें देखते हें उसका प्रभाव उनके 
जीवन पर पड़े बिना नहीं रहता । उस वातावरण का उनके मन 


(७०0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


वण ४५ 


पर असर होगा । कीर्तनकार का बच्चा बचपन से ही घर पर कविता- 
आश्यान आदि सुनेगा। गेये का बच्चा गाने, तानपूरा तबले पेटी 
आदि के सम्पर्क में बड़ा होगा । बुनकर का बच्चा छोटा कर्षा, पींजन, 
तानेवाने, घोटे आदि से परिचित रहेगा ही। किसान के लड़के को 
हल, बक्खर, बोना, नींदना, खोदना, मोट, नाड़े आदि की आदत रहती 
है। सिपाही का लड़का घोड़े पर बॅठेगा, भाला चलायगा, तलवार 
चलायगा। बनिये का लड़का तराजू तोलेगा। चीजों का भाव 
चतायगा, अच्छी पृड़िया बांधकर देगा, आय-व्यय का हिसाब रखेगा । 
'चित्रकार का लड़का रंगों में मस्त रहेगा । चर्मकार का लड़का चमड़े 
से खेलेगा। इस प्रकार जिन बालकों के आस-पास जो वातावरण 
होगा उसके अनुसार ही वे बनेंगे । 

क्या मनुष्य केवल परिस्थियों का दास है ? आसपास के वातावरण 
का असर अवश्य होता है; लेकिन यदि बच्चे में कुछ हुआ तभी तो परिणाम 
होगा। यदि बीज ही न हुए तो कितना ही पानी डालने से अंकुर 
थोड़े ही उगेंगे। पहिले बीज होने चाहिए। जन्मतः अन्दर कुछ-न- 
कुछ होना चाहिए । 

प्राचीन काल से ही ऐसा माना गया हुँ कि माता-पिता के ही गुण- 
भर्म बच्चों में आते हें । वातावरण के कारण माता-पिता का वणं 
ही बच्चों के जीवन में आना सम्भव दिखाई देता है । लेकिन चूंकि 
उस समय के प्रयोग और संशोधन के अनुसार उस समय जो निर्चित 
कर लिया गया था, वह आज भी मानना चाहिए यह बात 
नहीं है। आज शास्त्र बढ़ गये हें। आज अधिक शास्त्रीय दृष्टि से 
वर्ण-परीक्षा की जाती है । र 

यह सिद्धान्त त्रिकालाबाधित है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्ण के 
अनसार आचरण करना चाहिए। हमने चार वर्णो को कल्पना की हूँ 
लेकिन यह कल्पना बहुत व्यापकता से की गई है । ज्ञान की उपासना 
करनेवाला ब्राह्मण वर्ण। लेकिन ज्ञान सैकड़ों प्रकार का है । वेद अनन्त 
है। समय के बढ़ने के साथ ज्ञान भी बढता जा रहाहै। मनो- 


९ € ज्योतिषः 
विज्ञान, नीतिशास्त्र, अध्यात्मशास्त्र, पुनजन्मशास्त्र, सृष्टिशास्त्र, ज्योतिष- 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
भारतीय संस्कृति 


शास्त्र, रसायन शास्त्र, वातावरण शास्त्र, विद्य॒त शास्त्र, संगीत शास्त्र 
शरीरशास्त्र, शस्त्रक्रियाशास्त्र, भूगर्भशास्त्र प्राणिशास्त्र, उदभिज्ज- 
शास्त्र इस प्रकार सकड़ों शास्त्र हें । अतः ज्ञान की उपासना करना 
एक वणं हो गया । लेकिन ये एक वर्ण के सैकड़ों अंग हें । 

यही वात क्षत्रिय वर्ण की है। विमान-यद्ध नाविक-प्रुद्ध, जल- 
युद्ध, वात-यूद्ध इस प्रकार सेकड़ों तरह के युद्ध हें । 

वेश्यवर्ण । कृपिगोरक्ष्यण-वाणिज्य का अर्थ है वैश्यकर्म । लेकिन 
इनम प्रत्यक के संकड़ा भाग हें। कोई अफीम पैदा करता है तो कोई 
तम्बाकू वोता हैं। कोई कपास उगाता है तो कोई मंगफली बोता 

। कोई संतरे लगाता है तो कोई अंगूर लगाता है। जिस प्रकार 

खेती के सेकड़ों प्रकार हैं उसी प्रकार व्यापार के भी सैकड़ों प्रकार 
यह कपास का व्यापारी है, यह अनाज का व्यापारी है घी का 
व्यापारी हुँ, यह तेल का व्यापारी है। यह मिल-मालिक हैं, यह लोहे 
का व्यापारो हं। इस प्रकार वेश्यों के सैकड़ों प्रकार हें। 

हजार तरह के धन्ध होने के कारण हजारों जगह मजदूरी करने 
वाल शूद्र भी अनेक कामों में लगते हूँ । 

इन चार्‌ वर्णों मे हजारों प्रकार समा जाते हैं। इन हजारों 
प्रकार म से बच्चा कौनसा काम अपने हाथ में ले ? बच्चे की किस 
वर्ण के किस भाग की उपासना करनी चाहिए ? 

वण शब्द का अथ ह रंग । हम कहते हें कि आकाश का वर्ण 
नीला ह। मराठी में वर्ण शब्द से वाण बना है। 'गण नाहीं पण वाण 
लागला नामक कहावत में वाण शाब्द का अर्थ है रंग । में अमक वर्ण 

इसका यही मतळव है कि में अमुक रंग का हूं । 

इश्वर न हम कानसा रंग देकर भेजा हैं कौनसे गण-धर्म देकर 
मुझ भेजा हैं ? 'कुहु' बोलना कोकिल का जीबनःरंग है। मधुर 
सुगन्ध दना गुलाब का जीवन-धर्म है। हममें से कौन-सा रंग, कौनसी 
गंध बाहर निकलेगी । हमें किस रंग का विकास करना है ? 

बच्चों के गृण-धर्म की परीक्षा किये बिना यह केसे मालम होगा ? 
इस बात की शास्त्रीय शोध की जानी चाहिए कि बालक कौनसा रंग 


(७००. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
वणं ४७० 


लेकर पैदा हुआ है। स्मृति में कहा गया है कि जन्मतः हम सव एक ही वर्ण 
के होते हैँ । पहले हमारा कोई वर्ण नहीं होता है । वर्ण नहीं होता इसका 
क्या मतलब ? वर्ण होता ह॒ लेकिन वह अप्रकट होता है, अस्पष्ट' 
होता हँ।' आठ वर्ष की आय तक हम वर्णहीन होते हें। जब वर्ण 
समझने लगे कि उपनयन करना चाहिए । यह एक प्रइन ही है कि जव- 
तक वर्ण नहीं मालूम हो, तवतक उपनयन केसे किया जाय । 

जव बाळक आठ-दस वर्ष का होता है तब हमें उसके गुण-धर्म 
मालूम होने लगते है । किसीमें पढ़ने का शौक दिखाई देता है, कोई 
गाता रहता है, कोई बजाता रहता है। कोई घड़ी सुधारा करता 
है । कोई बगीचे में खेला करता है, कोई कुश्ती छड़ता है। कोई 
पक्षियों को गोफन से मारता हुँ । इस प्रकार बच्चों की भिन्न-भिन्न 
प्रवृत्तियां दिखाई देती हैँ बच्चों के भिन्न-भिन्न गुण-धर्म दिखाई देते हें। 

स्वतन्त्र देशों में शिक्षा में भिन्न प्रकार के प्रयोग होते: हें। बच्चों' 
के वर्ण की शोध करने का प्रयत्न किया जाता हैं । दीवानखाने 
में सैकड़ों वस्तुएं रखते- हें। वहां रंग होते हैं, वाद्य होते हैं, यन्त्र होते 
हें. पुस्तकें होती हैं। घोड़े होते हैं, फूल होते हूँ, अनाज 
बोया हुआ होता हैं । साइकळें होती हैं । शिक्षक यह देखते हुँ कि 
बच्चे का मन किस वात में लगता हूँ। इन वालक-रूपी तितलियों 
को वहां छोड़ दिया जाना चाहिए और यह नोट करना चाहिए कि 
घम-फिरकर और मग्न होकर वे कहां ज्यादा देर तक रहते हैं ॥ बहुत 
दिनों के निरीक्षण के बाद जाकर कहीं शिक्षक को बालक की रुचि- 
अरुचि का पता लगता है । फिर वह शिक्षक बालक को वताता हुँ 
कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा बच्चा चित्रकार बनेगा । तुम्हारा बच्चा: 
उत्कृष्ट माली बनेगा । तुम्हारे वालक की बुद्धि यन्त्रों को सुधारने में 
रमती हई प्रतीत होती है। वच्चे के गुण-धर्म मालूम होने के बाद 
जहां उन गुणों का विकास हो वहां उसे भेजना बालक एवं शिक्षा-विभाग 
का कर्तव्य हो जाता ह्‌ । 

उपनयन का अर्थे है गुरु के पास ले जाना । कौनसे गुरु के पास” 
ले जाय ? उस गुरू के पास ले जाना चाहिए जो' बालक के विशेषः 


(७७०0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


7 भारतीय संस्कृति 


“गुणों का विकास कर सके। जिस वालक की रुचि संगीत में हो उसे 
गणित सिखानेवाले शिक्षक के पास ले जाने से क्या लाभ? वहतो 
वालक की संगीत की रुचि समाप्त कर देगा। वाल-कोकिल का 
* गला दवा दिया जायगा । यह वात मानो वालक की हत्या करने जैसी 
ही होगी । 

. जिस राष्ट्र में, जिस राज्य-पद्धति में व्यक्ति के वर्ण की शास्त्रीय 
"शोध होती है और उसके वर्ण के विकास के लिए पुरा-पूरा अवसर 
"प्राप्त होता है और इस वर्ण-विकास के मार्ग की सारी कठिनाइयां दूर 
की जाती हैं वह राष्ट्र बहुत बड़ा है। वहां की राज्य-पद्धति आदश 
-समझी जानी चाहिए । 

लेकिन यह बिना स्वराज्य के कंसे संभव होगा ? इसके लिए ही 
स्वराज्य की आवश्यकता हूँ । व्यबित के विकास के लिए स्वराज्य की 
"जरूरत हूँ। स्वराज्य की इसलिए आवश्यकता है कि उसके द्वारा व्यक्ति 
की ईश्वरभ्रदत्त देन विकास करती है । जबतक स्वराज्य नहीं मिलता 
तबतक सच्चा वर्ण नहीं बन सकता। तवतक वर्णे नाममात्र के लिए 
"रहेगा । लेकिन व्यक्ति के गुणधर्म का शास्त्रीय परीक्षण और निरीक्षण 
भन हो सका । विकास के मार्ग के रोड़े टूर नहीं होंगे । 

आजकल स्कूल में शिक्षक क्या अनुभव करता है ? आज भिन्न- 
“भिन्न गृण-धर्मवाले बालकों की वहां हत्या हो रही है। सबको हमेशा 
एक ही शिक्षा दी जाती है। आज वर्ण-विकास के लिए कोई अवसर 
“नहीं है, दरिद्रता के कारण आज कोई भी बालक अपनी रुचि की 
"शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता । सच्चा वर्णाभिमानी सबसे पहले स्वराज्य 
के लिए अपना सर्वस्व देने को तैयार रहेगा । 

कोई धनी व्यक्ति ही अपने वर्ण के अनुसार आचरण कर सकता 
'हैं। लेकिन क्या यह सब छोगों के लिए संभव हैँ । लोकमान्य तिलक 
का कौनसा वर्ण था ? तत्वज्ञान में मग्न रहना, गणितशास्त्र में डूबे 
“रहना यही उनकी आत्मा का धर्म था । शायद उनके लिए उन गुण- 
धर्मो का विकास करना संभव था। लेकिन उन्होंने देखा कि लाखों लोगों 
'के लिए अपने गुणधर्म का- विकास करना इस सर्वभक्षक परतन्त्रता में 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


[ 


चण ४९ 


संभव नहीं है । अतः उन्होंने कहा--आइये सबके विकास के लिए 
मार्ग में रुकावट डालनेवाली परतन्त्रता को सबसे पहले नष्ट कर दें। 
लोकमान्य स्वराज्य के लिए आगे बढ़े। राष्ट्र का वर्ण-विकास ठीक 
प्रकार हो, राष्ट्र में, आज नहीं तो कल, कभी भी सच्चे वर्णधर्म की 
स्थापना हो, इसीके लिए वे निरंतर परिश्रम करते रहे । . 

महात्मा गांधी ने भी एक बार ऐसा ही कहा था। महात्माजी 
समाज-सुधारक वृत्ति के थे । परन्तु राष्ट्र के बिकास में परतन्त्रता को 
एक बहुत बड़ी रुकावट अनुभव करके वे उमे दूर करने के लिए उठे। 
इतिहासाचार्य राजवाडे दुःख और संताप से कहते थे---कदम-कदम पर 
स्वराज्य की याद आती हैँ ।” यदि स्वराज्य प्राप्त होगया होता तो 
राजवाड़े कितना ज्ञानप्रान्त विजय कर लेते इसकी कल्पना भी नहीं 
की जा सकती । 

“स्वधर्म निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः” गीता का यह चरण बार-वार 
कहा जाता है। इस चरण में धर्म शब्द का अर्थ हिन्दू-धमं , मुसलमानःघमं 
नहीं है। यहां धर्म शब्द का अर्थ है वर्ग । अर्जुन की वृत्ति क्षात्र थी ।' 
उत्तर गोग्रहण तक हजारों शत्रुओं के मिर गेंद की तरह उछालने में उसे 
आनन्द मिलता 'था। जन्म से ही उसके हाइ-मांस में रमी हुई यह 
क्षात्रवृति अर्जुन मोह के कारण छोड़ना चाहता था। वह संन्यास की 
वातें करने लगा । कहता था भिक्षा मांगकर जीवित रह झूंगा । लेकिन 
क्या उसका यह इमशान-वेराग्य टिक सकता था ? वह जंगल में जाता 
और वहां हरिण, पक्षी आदि मारकर उनका मांस बड़े शौक से खाता। 
इससे तो उसकी फजीहत हो जाती । वृत्ति से, वैराग्य से, चिन्तन से 
सच्चा वैराग्य प्राप्त न करने के कारण केवल लहर से ही संन्यासी हो 
जाने से दंभ पैदा होता । 

जो वृत्ति अभी अपनी आत्मा की नहीं हुई है उसे एकदम अंगीकार 
कर लेना भयावह ही है। अन्तरंगी आसक्ति होते हुए संन्यासी हो- 
जाना समाज का और अपना अधःपतन ही है। जिसके मन में शिक्षा 
के प्रति आस्था नहीं है यदि वह स्कूल में पढ़ाता हैं तो उससे उसको तो 
संतोष होता ही नहीं है, राष्ट्र की भावी पीढ़ी की भी अपार हानि: 
X 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
५० भारतीय संस्कृति 


होती हैं। भले ही समाज में हमारा वर्ण यदि छोटा समझा जाता है 
तब भी उस वर्ण के अनुरूप समाज की सेवा करते रहने में ही विकास 
होता है । पानी की अपेक्षा दूध कीमती हूँ; पर॒ मछली पानी में ही 
बढ़ती है दूध में तो वह जीवित भी नहीं रहेगी । 

“सछली का जीवन तो पानी, पय उसे न जोवित रख सकता।” 

प्रत्येक व्यक्ति को अपने धमं के अनुसार आचरण करना चाहिए इसका 
यही अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्ण के अनुसार आचरण करना 
चाहिए, अपने गुणधर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए और समाज- 
सेवा करनी चाहिए । 

संस्कृत में न्यायशास्त्र में धर्म शब्द की व्याख्या एक विशिष्ट अर्थ 
में की जाती है जिसके बिना कोई पदार्थं रह ही नहीं सकता वही 
धर्म है । उदाहरणार्थ जलाना अग्नि का धर्म हैं। बिना उष्णता के 
अग्नि नहीं रह सकती । विना शीतलता के पानी नहीं रह सकता । 
बिना प्रकाश के सूर्यं का कोई मूल्य नहीं। यदि हम सूर्य से कहें कि 
“तपो मत” तो वह कहेगा कि मेरे न तपने का अर्थ होगा मेरी मृत्यू। 
यदि हम वायु से कहें “तुम वहो मत” तो वह कहेगी--“यदि में न बहं 
तो क्या करूं ? दहते रहना ही मेरा जीवन है ।” यहं है धर्म शब्द 
का अर्थ। 

हम जिसके बिना जीवित नहीं रह सकते और जिसके लिए जीने 
और मरने की भावना पैदा होती है वही हमारा वणं-धर्म है । किसान 
से कहिए कि--'जमीन मत वो, गाय-ढोर मत पाल, मोठ मत 
चला।” तो वह उकता जायगा । शिक्षक को मई महीने की छुट्टी 
से घबराहट होती हैं। शिक्षा प्रदान करना ही उसका परमानन्द 
होता है। वेश्य से कहिये कि--'दुकान पर मत बंठ, भाव की पूछ-ताछ 
मत कर।” तो उसे जीवन में कोई मिठास अनुभव नहीं होगी। अपना 
प्रिय सेवा-कार्यं ही मानो हमारा प्राण होता है। उसके लिए ही जीने 
और उसीके लिए ही मरने की प्रेरणा होती है। 

इस प्रकार का हमारा जो सेवा-घर्म हो उसके लिए ही हमें सब 
कुछ करना चाहिए । उस वर्ण का, उस रंग का हमें रात-दिन प्रयत्न 


(७०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


कम LM 


करके विकास करना चाहिए और मरने पर भगवान के पास जाकर 
कहना चाहिए--''भगवन्‌ ! आपने ही यह पूंजी मुझे दी थी मेने उसे इतना- 
बढ़ाया ह, उम पूंजी को बढ़ाकर मेंते समाज को सुखी किया । मेने” 


समाज-पुरुप की सेवा की” तो भगवान को संतोष होगा और वह तुम्हें 
गले लगा लेगा। 


भारतीय संस्कृति में व्यक्ति का महत्व है या समाज का ? व्यवितः 
समाज के लिए हूँ । व्यक्ति का अर्थ हैं माया, सत्य तो समाज है.। 
अद्वेत सत्य हैँ, द्वैत मिथ्या है। शंकराचार्य संसार को मिथ्या मानते 
हैं इसका क्या मतलव ? यही कि व्यक्ति की गृहस्थी मिथ्या है । यदि हम 
केवल अपने पर ही दृष्टि रखें तो वह मिश्या हैं। अपने आसपास दुःख 
रहते हुए भी यदि हम अकेले ही सुखी होने की इच्छा करें तो वहः 
खम हूँ। यदि आसपास आग लगी है तो अकेला हमारा मकान केसे” 
सुरक्षित रह सकता है ? संसार में केवल अपने ऊपर ही दृष्टि रखने 
से काम नहीं चल सकता । यदि परिवार का हरएक व्यक्ति अपना--' 
अपना ही खयाल रखे तो कुटूम्ब बिखर जायगा । उस कुटुम्ब में 
आनन्द कैसे दिखाई देगा ? वहां समाधान कैसे रह सकेगा ? जिस 
कुटुम्ब में प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के सुख में ही अपना सुख समझता है,. 
वही कुटुम्ब समृद्ध बनेगा, सुखो और आनन्दमय दिखाई देगा। 

जो नियम कुटुम्ब पर लागू होता है वही समाज पर, सारे संसार 
पर लागू होता है। हम समाज के लिए हें, इस मनुष्य-जाति के लिए. 
हैं, सारे प्राणियों के लिए हें। यदि पत्थर अलग पड़ा रहे तो उसका” 
कोई महत्व नहीं; लेकिन यदि वह संयमपूर्वक इमारत में बेठ जाय तो वहः 
अमर हो जाता हे, उसे महत्व प्राप्त हो जाता है। हमें इस समाज की इमारतः 
में योग्य स्थान पर बेठना चाहिए और वहां सुशोभित होना चाहिए । 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


'५२ भारतीय संस्कृति 


समाज सत्य है, व्यवित नहीं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि 
व्यक्ति को स्वतन्त्रता न हो। व्यक्ति समाज के लिए हैँ, लेकिन वह 
अपने गुण-धर्म के अनुसार समाज के लिए जीवित रहेगा। हमारा जो 
'बण हे उसके विकास के द्वारा हम समाज की सेवा करेगे। यह ठीक 
'है कि हम समाज की सेवा करेंगे; लेकिन करेंगे अपनी विशेष रुचि के 
अनुसार ही। समाज हमारा वर्ण नष्ट नहीं -करेगा। समाज हमारे 
“विकास की व्यवस्था कर देगा । लेकिन हम अपने विकास से समाज 
की ही सेवा करेंगे। हमारा विकास समाज को सुशोभित करेगा, सुख 
'पहुंचायगा, प्रसन्नता देगा, पोषण करेगा । हम समाज के लिए हूँ और 
:समाज हमारे लिए है। समाज को शोभा मेरे कारण हैं, मेरी शोभा 
-समाज के कारण हें; इस प्रकार यह अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हें 
` मनुष्य को समाज की सेवा तो करनी चाहिए लेकिन कौन-सी ? 
"उसका चुनाव कौन करेगा, कौन यह सब निश्चित करेगा ? 
कर्म के बिना तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता । यदि हम सब 
-कमंशून्य हो जायं तो फिर समाज चलेगा केसे ? सारी सृष्टि कर्म 
-कर रही है । अतः प्रत्येक व्यक्ति को भी कर्म करना ही चाहिए। प्रत्येक 
“व्यक्ति के शरीर, हृदय और वृद्धि हें। शरीर को कर्म करना चाहिए। 
कमं में हृदय का प्रेम उतरना चाहिए और वह कर्म करते हुए वृद्धि 
“को काम में लाना चाहिए । इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को शरीर 
,हृदय व वुद्धि इन तीनों के योग से समाज के काम में रातदिन भिड़े 
"रहना चाहिए, आनन्द के साथ मेहनत करते रहना चाहिए । 
लेकिन किस कमं में तल्लीन होना चाहिए ? अपनी रुचि के काम 
में। हमारा जो वणं हो, जो वृत्ति हो, उसीके अनुरूप कर्मों में तल्लीन 
हो जाना+चाहिए। हमें उसी काम मे अखण्ड-रूप से तल्लीन होना 
-चाहिए। जो हमारे ऊपर लादा हुआ न हो और हमारी रुचि का 
वन सके । 
हमें जो काम अपनी इच्छा के विरुद्ध करना पड़ेगा उससे हमारी 
आत्मा उकता जायगी । उससे हमें कोई आनन्द न होगा। वह कर्म हमसे 
:ठीक तरह नहीं होगा । 


(७०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


कर्म हे ६३ 

अपनी रुचि के अनुसार हमें कोई भी सेवा-कार्य लेना चाहिए: 
और उसके द्वारा समाजरूपी देवता को पूजा कंरनो चाहिए । सेवा 
के सारे कर्म पवित्र हें। कोई भी सेवा-क्म तुच्छ नहीं है, दीन नहीं 
हैं। वर्ण में श्रेष्ठ और कनिष्ठ का भाव नहीं हुं। भगवान के यहां 
सारे वर्ण समान योग्यतावाले हैं । सेवा के सारे कर्मों की कीमत 
बराबर हुँ । 

समाज को समयानुकूल नवविचार देनेवाला मनुष्य जितना बड़ा 
है समाज को अनाज देनेवाला किसान भी उतना ही बड़ा है। समाज 
की रक्षा करनेवाला योद्धा जितना बड़ा हें उतना ही बड़ा समाज को 
मोट बनाकर देनेवाला चमार भी हू । पाठशाला का शिक्षक जितना 
बड़ा है उतना ही बड़ा रास्ता साफ करनेवाला मेहतर भी है। सच्चे 
हृदय से विचारपूर्वक किया हुआ कोई भी सेवा-कार्य मोक्ष दे 
सकता है । 

गीता में स्वकर्म को ही मोक्ष प्राप्त करने का साधन बताया गया 
ह्‌ 

“«स्वकमं ' सुमन से पुजो प्रभुको तभी मिलेगी मुक्ति यहां” 

ईश्वर तो दूसरे फूल पसंद ही नहीं करता। आप रात-दिन जो 
हजारों कर्म करते हो वे ही मानो फूल हैं। ये कर्म-रूपी फूल रसमय, 
गन्धमय हें या नहीं, यह देखना ही सच्चा धर्म हे। 

यह स्वकम प्रत्येक व्यक्ति के भिन्न-भिन्न हो सकते हैं और होंगे 
भी | ईश्वर एक ही तरह के व्यक्ति नहीं बनाता है। छापाखाने में से 
जिस प्रकार जल्दी-जल्दी आवृत्तियां निकलती हें वैसा ईश्वर नहीं करता। 
ईश्वर की प्रतिभा कमजोर नहीं हैं। वह तो संकड़ों रंग और गन्ध के 
फूल खिलाता है। इस संसार में सैकड़ों गुगवर्म के व्यक्ति भी भेजता 
है । . बगीचे में सेकड़ों फूल होते हें, लेकिन कौनसे फूल बड़े हें कौन 
से अधिक योग्यता वाले हें? बगीचे में एक हो रंग और एक ही गन्ध 
के फूल हमें अच्छे नहीं लगते। गुलाब, मोगरा, जुही, आदि के 
साथ-साथ झंडू तेवड़ा आदि फूल भी होने चाहिए । सबका रंग भिन्न 
है, गन्ध भिन्न हैं। सबके कारण ही वाग सुन्दर दिखाई देता हे। उन 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


पड भारतीय संस्कृति 


~ 


फूलों के आसपास हरे-हरे पत्ते भी होते चाहिएँ । पत्तों में न फूल होते 


हैं न फल, लेकिन वे हरे-हरे पत्ते--वे सादे पत्ते--यदि वहां न होते 
तो वे फूल सुशोभित नहीं होते । 

मानव समाज में यदि सभी एक ही वर्ण के हों तो वह जीवन कितना 
नीरस हो जायगा ? यदि सारे गानेवाले, सारे बजानेवाले, सारे 
'शास्त्रज्ञ, सारे ही कुम्हार हों तो समाज नहीं चल सकेगा । समाज में 
कोई आनन्द नहीं दिखाई देगा। विविधता में ही आनन्द हूँ । लेकिन यह 
विविधता सारे समाज के लिए हूँ । 

इस विविधता में तभी आनन्द रहेगा जव कि ऊंच-नीच की बुरी 
भावना समाज में नहों रहेगी । भारतीय संस्कृति में जबसे वर्णो में 
ऊंच-तीच का भाव आया उसो समय से संस्कृति खोखली हुने लगी। 
अज्ञात रूप से अन्दर-ही-अन्३र समाज का अधःपतन शुरू होगया। 
"भगवान श्रीकृष्ण ने इस वृत्ति के विरुद्ध विद्रोह किया । श्रीकृष्णजी ने 
अपने कमो से यह दिखा दिया कि समाज-सेवा का प्रत्येक कार्य बड़ा 
है । श्रीकृष्णजी ने गायें चराई, घोड़े हांके, जमीन लीपी, जूठन उठाया 
और गीता का उपदेश भी रिया। उस महापुरुष ने यह घोषणा की कि 
प्रत्येक कर्म बड़ा हें । 

“स्त्रियो बेश्यास्तया शूद्रास्तेऽपि यान्ति परांगतिम्‌” 

श्रीकृष्ण ने एक दम सबके लिए मोक्ष के द्वार खोल दिये । 
'कहा जाता हूँ कि स्त्रियों को ज्ञान का अधिकार नहीं है, मोक्ष का अधि- 
कार नहीं हँ। लेकिन श्रीकृष्ण कहते हैं कि चूल्हे के पास वंठनेवाली, 
अनाज पीक्षनेवालो, घर लीपनेत्राली, पलना झूलानेवाली स्त्री भी मोक्ष 
की अविकारिणी हे। जो पति की इच्छा में ही अपनी इच्छा मिला 
देती हैँ, बाल-बच्चों के पाल+-पोषण में अपने को भूल जाती है यदि 
उस कर्मेयोगिनी स्त्री को मोक्ष न मिले तो फिर कोन मोक्ष का 
अधिकारी हुँ ? 

समाज-सेवा का कोई भी कार्य लीजिये आपको उससे मोक्ष 
मिलेगी । सारे सन्त यह बात कहते आये हैं। सन्त केवल झांज 


[a 


'बजानेवाले ही नहीं थे । वे आलसी भी नहीं थे। वे दूसरों के द्वारा 


(७०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


कम ण्ष्‌ 


पोषण प्राप्त करनेवाले भी नहीं थे। उन्होंने कभी समाज पर अपना 
भार नहीं डाला । किसी भी सन्त को लीजिए वह कोई-न-कोई 
समाजोपयोगी काम करता ही हूँ । कवीर कपड़ा बुनते थे, गोरा कुम्हार 
मटके बनाता था, सांवता माली सब्जी वेचता था, सेना नाई 
हजामत बनाता था, जनाबाई अनाज पोसती थी, तुलावार वंश्य 
बनिये का घन्धा करता था, सजन कसाई--खटीक का काम करता था। 
ये सारे सन्त मोक्ष के अधिकारी थे । 

कोई प्रश्‍न कर सकता हे कि कसाई को मोक्ष कैसे मिली ? जवतक 
समाज में मांस खानेवाले लोग हें ततक कसाई का धन्धा करनेवाले 
लोग भी रहेंगे ही। उस बन्धे को समाज-सेवा का धन्धा ही कहता 
होगा। म्युनिसिपल कमेटी को कसाईखाने बनवाने पड़ेंगे। जो कसाई 
जानवर को विना अधिक कष्ट दिये ही मार देगा और कसाई के घन्धे 
में भी बुद्धि से काम लेगा वह मोक्ष प्राप्त करेगा । वह गन्दगी नहीं 
होने देगा । जहां मन में आये वहीं पशुहत्या न करेगा, वह छोटे-छोटे 
बच्चों की आंख बचाकर ही काम करेगा । कसाई स्वयं मांस न खाता 
हो, लेकिन चूंकि वह धन्धा पूर्वजों से चलता आया हूँ, समाज को 
उसकी आवश्यकता है तो फिर उसमें नये आदमी को पकड़कर पशुओं 
को अधिक कष्ट देने के बजाय उस धन्धे का अच्छा ज्ञान रखनेंवाले 
व्यक्ति का ही उसमें पड़ना भूतदया की दृष्टि से अधिक श्रेयस्कर हूँ। 
वह उस काम को अनासबत भावना से करेगा । 

कसाई की भांति फांसी देनेवाला जल्लाद भी है । समाज में 
जबतक फांसी का दण्ड हे तबतक किसी फांसी देनेवाले की आव- 
इयकता होगी ही। यदि किसी नये आदमी ने कसी भी टेढ़ी-तिरछी 
फांसी गले में लगा दी और वह अभागा अपराधी तड़पता हुआ अधिक 
समय तक लटकता रहे तो इसमें उसे कितना दुःख होगा । यदि फांसी 
ही देना है तो अच्छी तरह दो । एकदम गले में फांसी लगे ओर शीघ्र 
ही बिना अधिक वेदना और कष्ट हुए प्राण निकल जांय ऐसा उपाय 
करना चाहिए । यह बात वही व्यक्ति कर सकेगा जो इस काम में 
कुशल होगा। इंग्लेड में कुल्हाड़ी से सिर काटने की सजा दी जाती 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


५६ भारतीय संस्कृति 


थी । जिस समय बड़े-बड़े नेताओं को भी यह सजा दी जाती थी उस 
समय खास करके दूर-दूर से कुल्हाड़ीवाले बुलाये जाते थे । ऐसे 
आदमियों को बुलाया जाता था जो एक ही वार में सर अलग कर दें । 
इसमें यही उद्देश्य निहित रहता था कि उस कैदी को कम-से-कम दुःख हो । 

फांसी देनेवाला जल्लाद यदि फांसी टीक तरह दे और यदि कसाई 
पशु को अधिक कष्ट दिये बिना एकदम मार दे तो वह जल्लाद और 

कसाई मोक्ष के अधिकारी हैँ । यदि कोई दोषी है तो सारा समाज 
ही है 

इस प्रकार समाज-सेवा के जो-जो काये हुँ उन्हें करनेवाले सब 
मोक्ष प्राप्त करते ह यह वात गीता और महाभारत कहती है। उन 
कर्मो की योग्यता वरावर हूँ। किसीको भी अहंकार न होना चाहिए। 
किसीका सिर इस भावना से ऊंचा नहीं होना चाहिए कि में उच्च 
वर्ण का हुँ और किसीका सिर इस भावना से नीचा भी नहीं होना 
चाहिए कि में नीच वणं का हूं। सवके सिर समान होने दीजिये। सब- 
को ऊचाई एक हो, सवकी कीमत एक । 

. उपनिषद्‌ में एक सुन्दर कहानी हे। एक वार इन्द्र, वाय, अग्नि 
आदि देवों में बड़ा वाद-विवाद हुआ । प्रत्येक कहता था कि में श्रेष्ठ हूं । 
इन्द्र ने कहा-- में वर्षा करता हूं । यदि वर्षा न हो तो पृथ्वी सूख जाय 
आर जीवन असंभव वन जाय।” वायु ने कहा--“यदि पानी न बरसा 
ता एक वार चल सकता हें, लेकिन हवा तो सबसे पहले मिलनी 
चाहिए । में ही सबसे श्रेष्ठ हूं ।” अग्नि ने कहा--''सबसे पहले गर्मी 
होनी चाहिए । उष्णता होनी चाहिए । जब उष्णत्ता समाप्त होती ह 
तो आदमी ठंडा हो जाता ह्‌। लोग कहते हँ--पैर ठंडे हो रहे हे। 
अग्नि के बिना, उष्णता के बिना सब मिथ्या है।” 

जब यह वाद-विवाद चल रहा था तब वहां एक तेजस्वी देवी 
आई। देवता बड़े चक्कर में पड़े कि यह देवी कौन है, कहां की है ? 
अग्नि ने कहा--'में उस देवी के पास जाकर सारी जानकारी प्राप्त कर 
आता हूं । अग्नि उस देवी के पास गया और पूछने लगा--“आप 
कौन हैं ?” 


(७०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


कमें प्‌ऽ 

उस देवता नें उल्डे अग्नि से ही प्ररत किया--'आप कौन ?” | 

अग्नि ने चिढ़कर कहा--“मेरा नाम मालूम नहीं हैँ ? में अग्नि हूं ।” 

देवी ने कहा--आप क्या करते हें ?” 
` अग्निने क्रोधित होकर कहा--- में सारा ब्रह्मांड एक क्षण में जला 
दूंगा । क्या तुम्हें मेरा पराक्रम मालूम नहीं है ?” 

देवी ने कहा--“होगा तुम्हारा पराक्रम; मुझे तो मालूम नहीं 
है । लेकिन यहां यह तिनका हैँ उसे जलाकर दिखाओ ।” 

अग्नि ने अपनी सारी ज्वाला प्रज्वलित की लेकिन वह तिनका 
नहीं जला । अग्नि लज्जित हो गया । वह सिर नीचा करके चला गया ॥ 

इसके बाद हवा आई । 

हवा ने प्रइन किया--“आप कोन हैँ?” 

देवी ने उल्टे पूछा--"आप कौन हूँ ?” 

हवा ने घमण्ड के साथ कहा--“में हवा हूं ।” 

“आप क्या करते हें ?” 

“मैं पर्वंतों को गेंद की तरह उछारती हूं । वृक्ष उखाइती हूं, पानी 


< - 
~ 


को नचाती हूं, प्रचण्ड लहरें पैदा करके जहाजों को डुवो देती हूं । क्या 


तुम्हें मेरा पराक्रम मालूम नहीं है ?” वायु ने क्रोधित होकर कहा । 
देवी ने कहा--“नहीं; यहां एक तिनका हैँ इसे उड़ाकर दिखाइये।” 
हवा ने अपनी सारी शक्ति लगा दी; लेकिन क्षुद्र तिनका अपने स्थान 
से नहीं हिला हवा लज्जित होकर नीचा सिर किये निकल गई । इस 
प्रकार सारे घमण्डी देव परेशान हुए । अन्त में वह अध्यात्मदेवी उमा 
कहने लगी--“अरे पगलो ! में श्रेष्ठ हूं “में श्रेष्ठ हैं! ऐसा कहकर क्‍यों 
लड़ते हो ? न, कोई श्रेष्ठ है न कनिष्ठ । उस विश्वशक्ति ने इन्द्र को 
पानी बरसाने की शक्ति दी है, अतः इन्द्र पानी बरसा सकता है। अग्नि 
को जलाने को शक्ति दी है, अतः अग्नि जला सकती हूँ। हवा को बहने 
की द्ाक्ति दी है, अतः हवा बहती हे । वह विश्वशक्ति यदि अपनी 
शक्ति वापस ले ले तो फिर तुम शून्य हो, मुर्दे हो। उस शक्ति पर 
घमण्ड मत करो । उस विशेष शक्ति के कारण दूसरों को हीन मतः 


समझो ।” 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


५८ भारतीय संस्कृति 


यह कहानी अत्यन्त शिक्षाप्रद है । ज्ञान देनेवाले ऋधि को, रास्ता 
छोड़नेवाले भंगी को हीन नहीं समझना चाहिए । चित्रकार को, गायक 
को, हीन नहीं समझना चाहिए । कुम्हार को, बुनकर को, तुच्छ नहीं 
समझना चाहिए। हमें एक-दूसरे को रामराम कहना चाहिए। राम- 
राम का मतलव क्या है ? यह कि तुम भी राम और में भी राम। 
तुम भी पवित्र और में भी पवित्र । 

“मल-मूत्र ले जाने वाले भंगी दादा ! तू राम है। यह प्रणाम 
स्वीकार कर !” ऋषि यह बात गद्गद्‌ होकर कहेगा । 

“हे दिव्य ज्ञान देने वाले ऋषि ! मेरा प्रणाम स्वीकार करो ! 
“तु ही राम हैं ।” यही वात गद्गद्‌ होकर नम््रतापूर्वंक भंगी कहेंगा। 

'राम-राम' "सलाम आलेकुम, वालेकुमस्सलाम' यह कहकर सबको 
खुशी के साथ रहना है । 

लेकिन भगवान श्रीकृष्ण की यह महान दृष्टि भारतवर्ष भूल गया । 
'लोग संतों का जीवनकर्म भूल गये और ऊंच-तीच की भावना घुसने 
से सारा समाज खोखला हो गया । वुद्धि-जीवी और श्रम-जीवी के 
रूप में समाज के टुकड़े वना दिये गये। वृद्धिजीवी अपनेको श्रेष्ठ 
समझने लगे और श्रमजीवी लोगों को सव हीन समझने लगे । सम्पत्ति 
का निर्माण करने वाला तुच्छ समझा जाने लगा और गद्दी पर बैठकर 
सम्पत्ति का उपभोग करने वाळे देवता के समान माने जाने लगे। 

रामायण में एक छोटी-सी कथा है। यह उस समय का प्रसंग हैं 
जब रामचन्द्रजी शबरी से मिलने गये थे। रामचन्द्रजी जिस वन 
में बेठे थे वहां चारों ओर फूल खिले थे । वे फूल कुम्हलाते नहीं थे। 
-सूखते नहीं थे। उनसे हमेशा मधुर गन्ध निकलती रहती थी । राम ने 
शबरी से कहा--“'ये फूल किसने लगाये हें ? 

शबरी ने कहा--“'राम, इसका एक इतिहास है ।” 

रामचन्द्रजी ने पूछा --“कौनसा इतिहास ?” 

शबरी ने कहा--“राम, सुनो, एक वार आश्रम में लकड़ी न होने 
'के कारण मातंग ऋषि विचार में डूबे हुए थे । यहां मातंग ऋषि 
'का आश्रम था। उनके आश्रम में बहुत से विद्यार्थी थे। उस आश्रम 


(७०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


कम ५९ 


में दूर-दूर से बहुत से ऋषि-मूनि आकर रहते थे। बरसात पास आ रही 
थी । इतनी लकड़ी की आवश्यकता थी कि वह. चार महीने बरसात 
में काम दे सके। लेकिन विद्यार्थो जा नहीं रहे थे । अन्त में वृद्ध मातंग 
ऋषि कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर निकले। आचार्य को जते देख सारे 
विद्यार्थी भी निकले । आश्रम के मेहमान भी निकले। सब लोग दूर 
जंगल में गये । उन्होंने सूखी हुई लकड़ी काटी और बड़ी-बड़ी मोलियां 
बांधी । उन मोलियों को सिर पर उठाकर सब लोग लौटे । 
“रामचन्द्रजी, वे गरमी के दिन थे। तेज धूप पड़ रही थी । 
सब लोग पसीने में तर हो रहे थे। उनके अंगःप्रत्यंग से पसीना टपक 
रहा था। तीसरे पहर के समय सब आश्रम में लौटे। उस दिन फिर 
छुट्टी हो गई। सब लोग श्रांत थे । थक गये थे । जल्दी ही सो गये | 
प्रातःकाल मातंग ऋषि उठे। सारे विद्यार्थी उठे । सब लोग 
स्नान के लिए चले । एकदम सुगन्ध आई । उस मन्द-मन्द उषाकालीन 
वाय के झोंके के साथ प्रसन्न करने वाली खुशबू आने लगी। वसी 
शब्‌ पहले कभी नहीं आई थी। सब लोग आश्चर्यं से पूछने लगे 
“यह खुशबू कहां से आ रही है?” अन्त में मातंग ऋषि ने कहा-- 
“जाओ देख आओ ।” हरिणों की तरह छलांग मारते हुए बच्चे निकले । 
उन्हें क्या दिखाई दिया, जंगल से मोली लाते हुए, जिस-जिस जगह 
लोगों का पसीना गिरा था, वहां एक सुन्दर खिला हुआ फूल दिखाई 
दिया | हे राम, ये पसीने में से उत्पन्न होनेवाले फूल हें । 
जिस समय मेने रामायण में यह बात पढ़ो में नाच उठा। में गदू-गद्‌ 
हो गया। “धमंजानि कुसुमानि” पसीने से पेदा होने वाले फूल। 
श्रम से.पसीना बहाने वाले अपने बच्चों को देखने के लिए मानो भूमाता 
शत नेत्र खोलकर देख रही थी। वे फूल नहीं थे वे तो भूमाता 
की पवित्र प्रेमल आंखें थी । वह देखती थी कि मेरे बच्चे कितनी मेहनत 
कर रहे हें। में अपने मन में सोचने लगा । मेने अपने से ही प्ररन 
किया कि संसार में कौन-सा पानी श्रेष्ठ है ? गंगा-यमुना का, कृष्णा- 
गोदावरी का, सप्त समुद्रों का पानी बयों पवित्र है ? स्वाति नक्षत्र 
का पानी मूल्यवान क्यों है ? पश्चात्ताप से आंखों में जो पानी आता 


CCo0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
६० भारतीय संस्कृति 


है बह पवित्र क्यों है ? दूसरों का दुःख देखकर आंखों में जो पानी 
आता है वह पवित्र क्‍यों हैँ? प्रेमीजन की याद में आंखें भर आती 
हें वह अश्रुधारा बड़ी क्यों हे ? 

मेने कहा--श्रमजीवी लोगों के शरीर से निकलने वाळे पसीने का 
पानी ही सबसे बड़ा है। वह पानी मानो संसार का पोषण है। भगवान 
तो वर्षा करेगा; लेकिन यदि किसान अपने पसीने का जल खेत में न डाले 
तो फिर अनाज उपन्न कहां से होगा ! फिर लोगों को खाने के लिए दाने 
नहीं मिलेंगे | पक्षियों को अनाज नहीं मिलेगा। सारी सृष्टि मर जायगी। 

इंग्लॅंड का सबसे अधिक प्रतिभाशाली एवं उदारहृदय कवि शेले 
एक स्थान पर कहता है --“संसार में सबसे बड़ा कलाकार कौन हे ? 
किसान ।” उसका यह कथन कितना सत्य हुँ। बिलकुल उजाड़ 
दिखाई देनेवाली मरुभूमि को वह हरी-भरी बना देता हूँ । उसे फल- 
फूलों से सजा देता हें, हंसा देता हे लेकिन इस बड़े किसान की आज 
कया स्थिति है? इस ऋषियों की भूमि में आज किसान की क्या 
दुदेशा हे ! सब उसे तुच्छ समझते हें। सव उसका अपमान करते हें। 
उसे कोई गादी पर नहीं बंठाता। उसको सब दरवाजे में बिठाते हैं। 
जिस दिन सबसे पहले किसान को तकिये के पास विठाया जायगा उस 
दिन में कहुंगा कि अब भारतीय संस्कृति लोगों की समझ में आ रही 
हें। लेकिन आज सबका पोषण करनेवाले इस किसान के जीवन- 
वृक्ष पर गुड्वेल की तरह जीवित रहने वालों को ही मान-सम्मान मिल 
रहा है। यह दृष्य कितना विद्रूप और नीच है! 

आज हमारे समाज में धड़ और सिर अलग-अलग पड़े हें। धड़ के 
ऊपर सिर नहीं है सिर के नीचे धड़ नहीं है। इस प्रकार समाज-पुरुष 
मृतावस्था में पड़ा है । बुद्धिजीवी लोग, विचारशील लोग आज 
श्रमजीवी लोगों की कदर नहीं करते। लेकिन जबतक ये सिर धड़ों 
के पास नहीं जायंगे, राष्ट्र में जीवन पैदा नहों हो सकेगा । श्रमजीवी 
और बुद्धिजीवी लोगों को पास-पास आने दीजिये । बृद्धिवादियों को 
श्रम करने दीजिये और श्रम करनेवालों को विचारों का आनन्द लेते 
दीजिये । जव ऐसा होने लगेगा तब वह सुदिन होगा । 


(७०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


रू 


कम ६१ 


भारतीय संसक्ृति कमंमय है। यह संस्कृति कर्म को प्रधानता देने 
वाली है । इस संस्क्ृति में कोई भी सेवा-कार्य तुच्छ नहीं हैं जरा देखिये 
तो कर्म की महिमा भारतीय संस्कृति में कितनी बढ़ गई है ! हमने तो 
कर्म के उन साधनों को भी पवित्र मान लिया है। यदि साधन पवित्र हें 
तो फिर वे कर्म कितने पवित्र होंगे ! 

स्त्रियां झाडू को पैर नहीं छुने देतीं। चक्की को पैर नहीं छूने 
देतों । चूल्हे को पैर नहों छूने देतीं। इसका मतलब बया हैं ? ये स्त्रियों 
के सेवा-साधन हें । झाडू लगाकर, अनाज पीसकर और भोजन बनाकर 
वह सेवा करती हूँ। वह उस सेवा से मुक्त होती हें। वे झाड़ू और वे 
चूल्हे स्त्रियों के मोक्ष के साधन हैं । झाड़, को पेर लगाना जिस संस्कृति 
में पाप माना जाता है और जो संस्कृति यह बात सिंखाती हैं उस संस्कृति 
के भक्तों और उपासकों के लिए झाडू लगाने का काम तुच्छ समझना, 
भंगी को पतित मानना--हीन मानना कितने खेद की बात है ! 

कि्षान हल को पैर नहीं लगाता। पंडित पुस्तक को पेर नहीं 
लगाता । चमार अपने दरवाजे पर चमड़े के टुकड़ों का तोरण लगाता 
है । महार दरवाजे पर हुड्डो लटकाता हैं। इन -बातों में बड़ा अर्थ भरा 
हुआ है । वे सेवाकर्म पवित्र हैं। ब्राह्मण समाज की सेवा ज्ञानऱदान के 
द्वारा करता है, तो जो पुस्तक सेवा का साधन है उसे वह स्वयं पवित्र 
मानेगा और दूसरे भी उस सेवा-साधन को तुच्छ नहों मानेंगे। महार 
और चमार मृत जानवरों को चौरकर समाज की सेवा करते हैं तो वे 
हड्डियां और वह चमड़ा पवित्र है। वे उसमें से सम्पत्ति का निर्माण 
कर रहे हैं, स्मशान में शिवजी रहते हैं और उनके गले में हड्डियों को 
माला है। चमार मानो शिवशंकर की मूर्ति है । 

महाभारत में एक कथा हैं कि अर्जुन को गांडीव धनुष की निन्दा 
सहन नहीं होती थी। गांडीव की निन्दा करने वाळे धर्मराज को भी 
मारने के लिए वह दौड़ा था। अर्जुन को गांडीव इतना प्रिय और पवित्र 
क्यों लगता था ? कारण यह कि वह उसका सेवा-साधन था। 
वह धनुष दुष्टों से समाज को रक्षा करने का, दीन-दुःखिथों की रक्षा 
करने का साधव था । अर्जुन को उसकी निन्दा सहन नहीं हो सकती थी। 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
भारतीय संस्कृति 


वे सेवा-साधन भी पवित्र हें। फिर वे कर्म पवित्र क्यों नहीं हें ? 
चाहे कलम हो चाहे तलवार, चाहे तराजू हो चाहे हल, चाहे चूल्हा हो 
चाहे झाड, , चाहे आरी हो चाहे उस्तरा ! भारतोय संस्कृति इन सारे 
सेवा-साधतों को पवित्र मानती है और नये युग में जो नये सेवा-साधन 
निकलेंगे उनको भी यह भारतीय संस्कृति पवित्र मानेगी । 

सेवा-साधनों की हिफाजत करने के लिए कितना कहा गया है ! 
हमेशा सेवा-साधनों को स्वच्छ रखना चाहिए । नहीं तो सेवा उत्क्रुष्ट 
नहीं हो सकेगो। पंडित की पुस्तकें ठोक तरह व्यवस्थित रूप में होनी 
चाहिए। वीरों के शस्त्र धिसकर और साफ करके रखे जाने चाहिए । 
चूल्हा लिपा-पुता होना चाहिए । हंसिये व गंडासे धार लगे हुए होने 
चाहिए | यदि ये सेवा-साधन अच्छी तरह न रखे जावंगे तो उत्कृष्ट 
सेवा नहों हो सकेगो। 

लेकिन यहां एक बात कह देना हम ठीक समझते हूं । मनुष्य सेवा- 
साधनों का उपयोग सावधानी से करता है; लेक्रिन कुछ साधनों की उपेक्षा 
करता हूँ । सेवा-सारन दो प्रकार के हूँ--सजोव ब निर्जीव | 


सेवा-साधन 
| 
o_O MN 
सजीवे 7 उ © >« आक 
EE मे उमा | ] I ] 


मुअक्किल शिक्षक मजदूर हम्माल आदि मनुष्य पु तक छापखाने कारखाने यन्त 
गाय, वैल, घोड़े, खच्चर, आदि पशु हल, मोटर, आदि 

हम यह देखते हें कि मनुष्य सजीव साधनों की अपेक्षा निर्जीव 
साधनों की बहुत चिन्ता रखता है । कोई भो जमींदार अपनी बेलगाड़ो 
अच्छी तरह रखता है। यह देखता हुँ कि उसका पहिया अच्छा हैँ या 
नहीं। यह भी देखता है कि उसमें तेल डाला गया हूँ या नहीं; परन्तु यह 
नहीं देखता कि वैल को पेटभर चारा-पानी मिला या नहीं । उसो 
प्रकार बेल हांकने वाले नौकर का हाल हैं । वह यह नहीं देखता फ्रि 
नौकर को पेटभर अन्न मिलता है या नहीं और उसके पास पर्याप्त 
कपड़ा हुं या नहीं । 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


कम ६्रे 


किसो बड़े कारखाने में जाइये। वहां यन्त्रों को नियमित रूप से तेल 
मिळता हूँ । यन्त्रों की काफी चिन्ता रखो जाती है। वह यन्त्र बार-बार 
साफ किया जाता है, लेकिन इन निर्जीव यन्त्रों के सामने जो एक सजीव 
यन्तर है। उसकी कौन फिकर करता हैं ? उन मजदूरों के शरीर-रूपी 
, यन्त्र को ठीक-ठोक तेल-घी मिलता है या नहीं, इस बात को फिक्र 
कौनसा कारखानेदार रखता है? 

कारखाना तो सेवा का साधत है । कारखाने से समाज को 
उपथुक्त वस्तु मिळतो है। कारखाना एक पवित्र वस्तु हुं | इप 
पवित्र कर्म कें सारे साधन भी पवित्र हें। अतः यन्त्रों की फिकर 
रखना एक महान धर्म है। हमारा सांचा मानो भगवान की मूर्ति है उस 
सांचे को घिसना-पोंछना मानो देवता को मूर्ति को ही धिसना है । लेकिन 
निर्जीव यन्त्रों को पुजा के साथ ही सजीव यन्त्रों को भो पुजा कारखाने 
वालों को करनी चाहिए । उन मजदूरों को अच्छा भोजन, पर्याप्त कपड़े, 
रहने के लिए अच्छे हवादार मकान, पीने के लिए स्वच्छ पानी, दुर्घटना 
के समय तत्काल डाक्टरी सहायता, मजदूरों का जोवन-त्रीमा, उनको 
सर्वेतनिक छुट्टी, मनोरंजन आदि प्राप्त होते हैं या नहीं यह देखना महान्‌ 
धर्म हैं। इस महान्‌ धर्म का पालन न करनेवाला नकं का स्वामी है। 
वह सारे समाज में दासता और दरिद्रता का नरक पेदा करेगा दुर्गृणों 
का नरक पैदा करेगा। वह व्यभिचार, चोरी, शराव, खून आदि का 
प्रसार करेगा। 

समाज में यह दृश्य वड़ा दुःखप्रद दिखाई देता हैं। धनवान व्यक्त 
मोटर साफ करने के लिए जितने पेसे खर्च करता है। उतने नौकर को 
नहीं देता । मोटर रखने के लिए जितना सुन्दर कमरा बनवायेगा 
उतना सुन्दर वह नौकर के रहने के लिए नहीं बनवामेगा । आज मनुष्यों 
की अपेक्षा मोटरें पुज्य हें, मजदूरों की अपेक्षा यन्तर मूल्यवान हें । लेकिन 
यदि इन सजीव सेवा-साधनों की उपेक्षा की गई तो सारा संसार भयानक 
बन जायगा । 

गीता के पन्द्रहवें अध्याय में दो तरह के पुरुष बताये गए हे-क्षर व 
अक्षर और इन दोनों में व्याप्त रहने वाला हूं पुरुषोत्तम। क्षर सृष्टि व 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
दड भारतीय संस्कृति 


अक्षर सृष्टि और उसे व्याप्त रहने बाला परमात्मा तीनों ही पवित्र हैं । क्षर 
सृष्टि का अर्थ हैं आसपास को बदलने वाली सृष्टि | इस क्षर सृष्टि से 
हमें सेवा के साधन मिलते हें फूल-फल तथा अन्नाज मिलते हैं, लकड़ी- 
पत्थर, धातु सब मिलते हैँ । 

कल चूल्हा फूट गया तो आज नया रख दिया । पहली मोटर बिगड़ 
गई तो नई ले ळी। पहला दीपक वियड़ा तो दूसरा खरीद लिया । इस 
प्रकार ये साधन बदलते रहते हैँ; लेकिन ये क्षर साधन पुरुषोत्तम के ही 
स्वरूप हूँ । यह क्षर सृष्टि भी पूज्य है। 

बड़े-बड़े कारखानों में मजदूर भी एक प्रकार की क्षर सृष्टि ही हैं। 
कारखाना सौ वर्षं तक चलता हूँ। पुराने मजदूर जाते हें और नये 
आते हैं। मजदूर हमेशा बदलते रहते हें; लेकिन मजदूर कोई भी हो 
पवित्र ही हूँ। ये बदलने वाले मजदूर पुरुषोत्तम के ही स्वरूप हें । 
` उनकी पूजा करना हमारा कतंव्य है । 

कारखाने वाले को दृष्टि से मजदूर क्षर हें; लेकिन मजदूर अक्षर 
भी ह। उसमें अमर परमात्मा निवास करता हूँ । वह कभी नष्ट नहीं होता । 
उस अमर परमात्मा की पहचान वह मजदूर अपने सेवा-कार्य से कर लेगा। 

यदि सेवाकर्म उत्कृष्ट करना चाहते हो तो साधनों को पवित्र 
मानो । सजीव-निर्जीव साधनों को भी पवित्र समझो । उनको प्रसन्न 
रखो । दूसरा कोई देव नहीं है, दूसरा कोई धर्म नहीं हूँ। जो कार- 
खानेदार मजदूरों को भगवान की तरह मानेगा--उसे स्वसेवा का पवित्र 
साधन मानकर सन्तुष्ट रखेगा, भगवान को उससे ज्यादा प्रिय और 
कौन होगा ? 

किसी भी कमे--सेवा-कर्म को तुच्छ मत समझो । आजन्म सेवा 
करो | अपनी पसन्द के काम करो। अपना बर्ण पहचान कर उसके 
अनुरूप आचरण करो। सारे कर्म उत्कृष्ट ढंग से करो । उस कर्म 
के सजीव-निर्जीव साधनों को पवित्र मानकर उनकी चिन्ता रखो और 
ईस प्रकार स्वकम उत्कृष्ट ढंग से करके जनता-जनार्देन समाजपुरुष 
की: पूजा करो। यह गीता का धर्म है। लेकिन इस धर्म की सच्चो 
पह्चान आज कितने लोगों को है 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


G 


हम यह देख चुके हैँ कि व्यक्ति को अपने वर्ण अर्थात गुणघमं 
के अनुसार समाज की सेवा करनी चाहिए । प्रश्‍न उठ सकता है कि 
यह सेवा कँसे उत्कृष्ट हो सकती है ? इस सेवा के कार्य से हम किस 
प्रकार मुकत हो सकेंगे ? 
३ और फिर मुक्त होने का भी क्या मतलब ? मक्त होने का अथं 
हैं बन्वन में न होना । मुक्त होने का अर्थ है अपने को स्वतन्त्र अनुभव 
करना । यह अनुभव होना कि हमारे ऊपर किसीका दबाव नहीं है 
मुक्त होना है। न तो वासना के न संसार की सत्ता के ही गुलाम 
होना । अपनी आत्मतुष्टि से, आनन्द से और उत्साह से कर्म करते 

हना ही मोक्ष है। 

हम हजारों कर्म करते रहते हैं, लेकिंन हमारे ऊपर उनका दोझ 
रहता हुँ, हम उन कर्मों से घबरा जाते हें, त्रस्त हो जाते हें, रुभासे 
हो जाते हें। यह सब क्यों होता है ? इसके दो कारण हूँ । पहला 
यह कि हम जो कर्म करते हैँ वे हमारी पसन्द के नहीं होते, वे हमारे 
वर्ण के नहीं होते । वे परधर्म होते हैँ, लेकिन उसे मोह से हम अंगीकार 
कर लेते हुं। इस प्रकार का यह परधम भयावह ही होगा, हमें संत्रस्त 
करेगा। यह वात गीता पुकार-पुकार कर कह रही हूँ। 

किसी शिक्षक को ही लीजिये। जिसे शिक्षा के काम में रुचि 
नहीं होती, बच्चों के हादिक एवं वौद्धिक विकास में जिसे दिलचस्पी 
नहीं होती उसे अध्यापन-कार्य में कैसे आनन्द आ सकता है ? चहु 
बच्चों का होमवकं (घर का काम) जांचते हुए मन में दुखी होगा । 


५ 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamaye® Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
६६ भारतोय संस्कृति 


उनके प्रइनोत्तरों की जांच करते हुए वह उनपर सरासर लकीरें बनाता 
जायगा । उनकी शांकाएं सुनकर चिढ़ने रूगेगा। उसे नवीन ग्रंथ पढ़ना 
भारी मालूम होगा । ऐसे शिक्षक के मन में हमेशा यह खयाल रहेगा 
कि दिवाली को छुट्टियां कब आयेंगी, वड़े दिन की छुट्टियां कब आयेंगी, 
गरमी की छुट्टियां कब आयेंगी । बह्‌ शिक्षक का काम उसकी छाती 
पर सवार रहता है। वह भूत हमेशा उसकी गरदन पर सवार रहता 
है लेकिन पेट भरने के लिए वह रोते-रोते और चिढ़ते-चिढ़ते सब 
कुछ करता रहता है । वह उसका वर्ण नहों होता है । 
` आज सारे समाज में यही वात दिखाई दे रही हैं । आज तो वर्ण 
के लिए कोई स्थानही नहीं हैं। अतः हर कोई काम हर कोई 
आदमी करने लगा हैँ। आज तो यह हो रहा हैँ कि चाहे आपको वह 
पसन्द हो या नहो, वह गुणधर्म आपमें हो या न हो, लेकिन चूंकि 
पेट के लिए पैसा उससे मिलता हूँ, अतः उस काम को ले लीजिये और 
किसी तरह भी कीजिये । जिस समाज में इस तरह के कमें होते हें 
वहां तेजस्विता किस प्रकार आ सकेगी ? वह समाज सुखी व समृद्ध 
कैसे हो सकेगा ? 

जिस समाज के कर्मों में तेजस्विशा नहीं, आनन्द नहीं, उत्साह 
नहीं, श्रद्धा नहीं उस कर्म से काम करनेवाले को भी संतोष नहीं होता 
और कमं के ठीक प्रकार न होने से समाज का भी नुकसान होता हूँ । 
स्वयं अपना अधःपतन और समाज का भी अधःपतन। अपनी 
प्रतारणा और समाज की वंचना । 

जो काम हमारी पसन्द के होते हैं हमें उनसे अरुचि नहीं होती । 
यदि हम कोकिल से कहें कि “तु आज छुट्टी मना । 'कुहू कुहू' मत 
बोलं |” तो वह कहेगी कि “यदि मुझे एक बार खाना न मिले तो चरू 
सकता हैं; लेकिन मुझे 'कुहु कुहु' तो बोलने ही दो। इसमें मुझे कोई कष्ट 
नहीं होता । वह तो मेरा आनन्द हैँ । 'कुहू कुहू' वोलना ही मेरा जीवन 
है ।” सारी दुनिया में यही बात है| सूर्य, चन्द्र, तारे आदि इतवार 
की छुट्टी नहीं मनाते, समुद्र निरंतर गर्जना कर रहा है, नदियां जबतक 
जीवन होता है निरंतर बहती रहती हैं जवतक जीवन है तबतक विश्राम 


CC0. In Public Domain. Sri Sri.Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


भक्ति ६७ 


नहीं I विश्राम की आवश्यकता भी नहीं है। कर्म ही मानो विश्रान्ति 
हैं, क्योंकि कमं ही आनन्द हू । हे 
के हल खेलते हें । उस समय उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती हैं; 
न्छु उन्ह उस मेहनत का बोझ अनुभव नहीं होता | . लेकिन उन्हें 
उनको इच्छा के विरुद्ध यदि आधा मील जाने को कहिये; वह उन्हें 
भारी मालूम देगा। उनके पैर दुखने लगेंगे। जिस कर्म में गात्मा 
रंग नहीं जाती, हृदय समरस नहीं होता है बह्‌ कमं मृत्यू-जैसा हो 
जाता है वह कर्म मानो शृंखला वन जाता हुँ। हम सव इस प्रकार 
के वर्ण-हीन कर्म की शृंखला से रात-दिन बन्थे हुए हैं, हम सव बंधे 
हैं, कोई भी मुक्त नहीं है। ; 
यदि कर्म को बोझा अनुभव नहीं करना चाहते तो स्वधर्म की खोज 
कीजिए । स्वधर्मं का मतलब यह हुँ कि अपने-अपने वर्ण की: खोज 
कोजिए। अपनी पसन्द का सेवा-कर्म हाथ में लीजिए । उसमें आपका 
सन रम जायगा, रंग जायगा। आपके मन में यह खयाल हीं नहीं 
आयगा कि हमने इतने घंटे काम किया है। आपको समय का कोई 
खयाल नही रहेगा। हम काळ के भी काल वन जागेंगे। आपको यह चिन्ता 
न होगी, आप इस संकट में न पड़ेंगे कि समय किस प्रकार काटा जाय ! 
3 यदि कमे उत्कृष्ट करना हुँ और उससे परेशान न होना है तो कर्म 
करने की रुचि होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम जिनके लिए 
काम करें उनके प्रति हमारे मन में प्रेम हो । § 
मन में कमं के लिए प्रेम होना चाहिए और वह कर्म जिसके लिए 
करना हो उसके लिए भी मन में अपार प्रेम होना चाहिए । अध्यापन: 
कार्य में रुचि होनी चाहिए और बच्चों के प्रति प्रेम होना चाहिए ॥ 
तभी शिक्षक शिक्षा के कर्म में रंग सकेगा। वह कमं उसे बांधने के 
बजाय मुक्त करेगा । वह कर्म उसे सारे.वच्चों के हृदय से, सारे छात्रों 
की आत्मा से जोड़ देगा। उस कमं से शरीर में बन्द्र उसकी आत्मा 
बाहर की अनन्त आत्माओं के साथ्‌ समरस बनेगी । बस, यही मोक्ष है । 
कर्म जो हमारी छाती पर चढ़ बेठता है उसका एक कारण है उस 
कमं से अप्रीति, और दूसरा कारण यह कि जिनके लिए कर्म करना है 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
६८ भारतीय संस्कृति 


उनके प्रति अप्रीति। यदि ये दोनों कारण दूर हो जाय॑ तो मोक्ष पास 
आ जायगा। कर्म के प्रति प्रेम पैदा कीजिए और उस कम का जिन 
लोगों से सम्बन्ध है उनके प्रति भो प्रेमं पैदा कीजिये । 

उदाहरणस्वरूप दवाखाने को ही लें। वहां कोई परिचा- 
रिका तो होगी ही। यदि उसै सुश्ूषा का काम पसन्द हूँ, वह उसका 
वर्ण है; लेकिन यदि बीमार व्यक्ति के प्रति उसके मन में प्रेम नहीं 
है तो वह कर्म उतना उत्कृष्ट नहीं हो सकता । जिस रोगी के प्रति 
उसे अपनापन अनुभव होगा, प्रेम अनुभव होगा, उसकी सेवा करने में 
उसे घबराहट नहीं होगी । जिसके प्रति उसके मन में प्रेम नहीं है उसकी 
भी सेवा-सुश्ूषा तो वह करेगी; लेकित वह सेवा उसे मुक्‍त नहीं करा 
सकेगी । उसे वह सेवा बोझा प्रतीत होगी । 

माता अपने बच्चों की सेवा कितने प्रेम से करती है ! उस सेवा 
से उसे त्रास नहीं होता किसी मां के वच्चे को वीमार पड़ने दीजिए । 
वह रात-दिन उसके सिर और पैर के पास बैठती है । आप उससे 
कहिए, “मां, तुमने बहुत तकलोफ़ सहन की । तुम बहुत थक गई हो। 
में इस वच्चे को अस्पताल में भरती कर देने की व्यवस्था: कर देता 
हूँ।' तो वह क्या कहेगी ? “मुझे तकलीफ कैसो ? यदि दो 
हाथ के बजाय मेरे दस हाथ होते तो में और सेवा करती । यह सेवा 
ही मेरा समाधान है। यदि आम बच्चे को मूझसे दूर ले 'जायंगे तो 
मुझे कष्ट होगा। 

सन्त लोग जो वहुत से सेवा-कर्म करके मुक्त हो गये: हें उसका 
यही कारण हूँ। कबीर कपड़ा बुनते थे। उन्हें कपड़ा बुनने में 
आलस्य नहीं आता था, वे उस कमं में मग्न हो जाते थे वे वेगार नहीं 
टालते थे। “'मुझे ये वस्त्र समाजरूपी देवता को अर्पण करना है। इस 
कर्म-कुसुम से मुझे समाज-देव की पूजा करनी है।” यह भावना उनके 
मन में रहती थी । इसीलिए उनके वे कर्म उत्कृष्ट होते भक्ति- 
विजयं में लिखा है कि कबीर वाजार में कपड़े सजाकर बैठते थे। 
लोग कपड़ों के नमूने देखते थे; लेकिन उसे खरीदने का साहस उन्हें 
नहीं होता था। उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि इन कपड़ों की कीमत 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


भक्ति ६९: 


अनन्त होगी । लोग कहते कि इन नमूनों की कीमत नहीं आंकी जा 
सकती । उन नमूनों पर लोगों को दृष्टि गढ़ जाती थी । वे उन्हें देखते 
हुए खड़े रहते थे। ठीक भी है; वे साधारण कपड़े नहीं थे। उन 
कपड़ों में कत्रीर का हृदय उतर आता था। जिस कर्म में हृदय उतर 
आता है, आत्मा उतर आती है, उसकी कीमत कौन कर सकता हैं ? उस 
कर्म से परमेश्वर मिलता है, मोक्ष प्राप्त होती हुँ । 

गोरा कुम्हार मटके बनाता था। वह उसका प्रिय कर्म था; लेकिन 
जिन ग्राहकों को मटके बेचे जाते थे, उनके लिए उसके मन में अपार प्रेम 
था। जनता में उसे मानों राम का ही रूप दिखाई देता था। लोगों को 
धोखा देने का विचार तो उसके मन में भी नहीं आता था। वह यह तो 
सोचता ही नहीं था कि, यदि आज वेची हुई मटकी कल फूट जाय तो 
जल्दी ही नई मटकियां विक जायंगी । गोरा कुम्हार इस वृत्ति से मटकी 
बनाता था कि पिता के द्वारा खरीदे हुए मटके बच्चे भी काम 
में लें। 

अतः मटकों की मट्टी खूंदते हुए उसे आलस्य नहीं सताता था। वह 
खूंदने का काम उसे वेद लिखने जितना, गणित के गहन सिद्धान्तो 
जितना ही पवित्र एवं महत्त्वपूर्ण प्रतीत होता था। उस मट्टी को खूंदते-खूंदते 
वह अपने को भूल जाता था । यदि उस मट्टी में उसका घुटनों के बल 
चलता हुआ बच्चा आकर कुचलने लगता तब भी उसे खयाल नहीं रहता। 
उसकी अन्तदुं ष्टि के सामने जनता-जनार्देन का स्वरूप रहता था। उसे 
मटके खरीदने के लिए आता हुआ परमेश्वर दिखाई देता था । ऐसी ही 
तन्मयता से मोक्ष मिलता है । जीवन में अखंड आनन्द प्राप्त होता है । 
उस आनन्द की कमी नहीं रहती । उस आनन्द से अरुचि नहीं होती। 
वह निर्मल आनन्द रोचक, अनन्त, अखंड होता है । 

यह प्रश्‍न नहीं उठता कि कमं छोटा है या बड़ा | प्रश्‍न तो यह हैं 
कि वह कमं करते हुए तुम अपने को कितना भूल जाते हो। कमं की 
कीमत अपने को भूल जाने में ही हें। किसो म्यूनिसिपेलिटी के अध्यक्ष 
को लीजिये | वह लाखों लोगों की सेवा करते हैं; लेकिन उसका 
अहंकार प्री उतना ही बड़ा हो तो उस कर्मे का कोई मूल्य नहीं । 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
० भारतोय संस्कृति 


आइये, इसका हिसाब लगायें । ; 

म्यूनिसिर्पैलिटी के अध्यक्ष का काम, कितने लोगों की सेवा इसे 
अंश की जगह पर लिखिए और उसके अहंकार को हर के स्थान पर 
लिखिये । 

तीन लाख जनता की सेवा 
उतना हो अहंकार 

इस अपूर्णांक को कीमत बया है ? कीमत एक । 

आइये, अब एक मां का उदाहरण लीजिये । वह केवल एक वच्चे की 
सेवा करती हें; लेकिन सेवा करते हुए अपने को भूल जाती है। वह उस 
सेवा की रिपोर्ट लिखकर प्रकाशित नहीं करवाती। यदि वह रिपोर्ट 
छपवाने लगे तो महाभारत जैसी वन जाय। लेकिन इतना करके भी 
उसे कुछ विशेष अनुभव नहीं होता । उसके कर्मों का हिसाव लगाइये । 

एक लड़के की सेवा 
पूर्ण निरहंकारिता (स्वयं को शून्य बना देना) 

इस अपूर्णांक की क्या कीमत हें? यदि एक को शून्य से भाग दें 
तो भाग कितनी बार जायगा ? कितने का भी भाग लगाइये वह्‌ अपुर्ण 
ही रहता हे । एक में शून्य का भाग दें तो} अपूर्णाक की कीमत अनंत 
रहती है और अनंत का ही अर्थ हैं मोक्ष । 

यदि कमे में प्रेम हो, आत्मा हो तो एक छोटे से कर्म से भी मोक्ष 
मिल जाता है । जब हम दक्षिणा देते हैं तब उसे भिगोकर देते हे। 
इसका क्या मतलब है.? वह दिगा चाहे एक पसा हो, .एक पाई हो; 
लेकिन उसमें हृदय की कोमलता है इसीलिए वह पाई धनवानों के लाखों 
रुपयों के अहंकारपूर्ण दानों की अपेक्षा कई गुना श्रेष्ठ हुँ । रुक्मिणी का 
भक्ति-भाव से भरा हुआ एक तुळसी-पत्र सत्यभामा के सोने-चांदी व 
हीरे-माणिक के ढेर से भी भारी सिद्ध होता हैँ । अपने सर्वस्व का त्याग 
करनेवाले शंकरजी की जटा का एक वाल कुवेर की संपत्ति से भी अधिक 
भारी सिद्ध होता है। 

अतः भक्तिमय कर्म कीजिए। जिसके लिए कर्म करना है उसीको 
भगवान मातियें। यदि आप ऐसा करने लगें तो आपके जड, कर्मो से 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust, Funding by MoE-IKS 
भक्ति. ७१ 


कितनी सरसता उत्पन्न हो जाती है, जरा इसका भी अनुभव कीजिये । 
मान लीजिए कि एक हमारा ही भोजनालय है । यदि हमारा कोई प्रिय 
भोजन करने के लिए आये, तो हम कितनी चिन्ता रखकर भोजन 
बनायेंगे ? कितने प्रेम से भोजन वनायेंगे ? रोटियां सेकते समय हमें 
कष्ट नहीं होगा, चटनी पीसते हुए हाथों में दर्द नहीं होगा । हम थाली 
साफ करेंगे, लोटा साफ करके उसमें पानी भरेंगे, साफ रुमाल रखेंगे, 
मक्खियां दूर रखने का प्रयत्न करेंगे। मन में ऐसा होता रहेगा कि 
मित्र के लिए क्या-क्या करें और क्या-क्या न करें? यदि अपने मित्र 
के लिए हम इतना सब करेंगे और ऐसी कामना रखेंगे कि हमारे यहां | 
भोजन करने के लिए आनेवाले मानो भगवान ही हैं तो हमारे भोजनाः 
लय का स्वरूप कितना अच्छा हो जायगा । वह कितनी स्वच्छता, कितना 
प्रेम, कितना सत्कार, कितना आनन्द और कितना प्रसन्न वातावरण 
होगा । वह प्रत्यक्ष मोक्ष होगा वहां लक्ष्मी अवतरित होती हुई दिखाई 
देगो । 

समाज-सेवा का कोई भी काम लीजिए, चाहे स्कूल हो चाहे 
भोजनालय हो, चाहे दुकान हो चाहे हजामत बनाने की दुकान हो; चाहे 
तहसीलदार हो चाहे म्यूनिसिपल-अघिकारी, हो--यह मत भूलिये कि 
आपको इस समाजरूपी ईझवर की पूजा करनी है। फिर तो आपके कर्म 
दिव्य हुए विना न रहेंगे । 

लेकिन आज समाज में क्या दिखाई देता है ? जब राज्यपाल का 
आगमन होता है तब म्यूनिसिपेिटी जगती है, तब रास्ते साफ होते हैं, 
गटर धुलते हैं; लेकिन म्यूनिसिपल-सीमा में जो लाखों लोग रहते हें 
वे क्या मुर्दे हें ? क्या उन्हें सफाई की आवश्यकता नहीं ? उन्हें गंदगी 
के नरक में रखना है ? आज बड़े आदमी हमारे भगवान हो गये हें। 
जब वे आते हें तो हम अपना काम ठीक तरह करने लगते हें। लेकिन 
जब हम इस भावना से कर्म करने लगगे कि लाखों लोग भी भगवान 
हैं तब हम भाग्यशाली बनेंगे, तव हमें मोक्ष प्राप्त होगा । 
तबतक सर्वत्र निस्तेजता रहेगी। सारे समाज में मृतकावस्या ही रहेगी। 
हमारी दुकानें, हमारे होटल, हमारे भोजनालय, हमारी कचहरियां 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
७२ भारतीय संस्कृति 


गंदगी, अव्यवस्था, लापरवाही और स्वार्थं से ओतप्रोत रहेंगे और सव 
लोग यही कहेंगे कि भारतीय संस्कृति हीन है, इसमें कोई शक नहीं । 

मोक्ष जप-तप में नहीं, धर्म में है, सेवा-कार्य में है, अपनी पसंद के 
काम में हृदय उडेल देने में है। समाजरूपी ईइवर की यह्‌ कर्ममय पूजा 
रसमथ-गंधमय करना हूँ । उस कर्म का ही जप करना हँ । यह कमें किस 
प्रकार उत्कट होगा, किस प्रकार तन्मयतापुर्वंक होगा यही चिन्ता हमें 
रखनी चाहिए । 

यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि 

यह वात गीता कहती हैँ । जप याने निदिव्यास। कल की अपेक्षा 
आज का कमं अधिक सुंदर हो, आज की अपेक्षा कल का काम अधिक 
सुंदर हो । इस प्रकार की भावना मन में रखना । इस प्रकार लगातार 
मन में अनुभव करना ही जप हूँ । इसीसे हम मोक्ष के अधिकारी होते 
हें । यहो वह व्याकुलता हुं--निर्दोष सेवा करने की व्याकुळता, निःस्वा 
सेवा करने को व्याकुलता । 

रात्रि के समय प्रतिदिन के कर्म ईदवरापंण करना चाहिए । इन 
कर्मो का नेवेद्य लगाकर कहना चाहिए, “भगवान्‌ ! अभी ये कमं निर्दोष 
नहीं होते। अभी कर्म करते हुए में अपने को भूल नहीं पाता। अभी मेरे 
मन में कीति की, मान की और पैसे की इच्छा है। में निन्दा-स्तुति से 
जर्जर हो जाता हूं। लेकिन कल आजकी अपेक्षा अधिक सुन्दर कर्म 
करूंगा । में इसका प्रयत्न करूंगा ।'” 

हमारे हाथ से पूरी तरह निर्दोष कर्म नहीं होता है यह सोचकर 
मन में बुरा लगना ही धर्म है। यह जो अपूर्णत्व के आंसू आंखों से 
निकलते हैं उन्हींमें से भक्ति का जन्म होता है । जमंन कवि गेटे ने 
एक जगह कहा हू--“जो कभी रोया नहीं उसे ईश्वर नहीं दिखाई देगा।” 
अपनी अपूर्णता के आंसू से आंखें चुलती हैं, निमंळ होती हेँ। सर्वत्र 
ईरवर दिखाई देने लगता हुँ । और इस भगवान की सेवामय पूजा करने 
में अपार उत्साह और उल्लास अनुभव होता है । 

इस प्रकार मन लगाकर कम कीजिये फिर आपको कभी थक्रावट 
मालूम नहीं होगी। जनावाई पीसते हुए कभी भी थकती नहीं थी। 


CCo0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


भक्ति ७३ 


नामदेव के घर हमेशा संत आते थे। लेकिन जनावाई उनकी प्रेममय 
भक्ति और ज्ञान की बातें सुनने के लिए नहीं जाती थीं, वह पीसती 
रहती थी। “आज मेरे घर भगवान आये हैं उनके लिए अच्छी रोटी 
की जरूरत है । अनाज साफ करके मुझे वारीक आटा पीसना चाहिए।” 
इस प्रकार की भावना से जनाबाई अनाज पीसती थी। उसके हाथ 
थकते नहीं थे । मानो उन हाथों में ईइवर आकर वेठ जाते थे। वे 
जनावाई के हाथ नहीं रहते थे, वेतो भगवान के हाथ हो जाते थे। 
वह पिसाई मानो अपौरुषेय वेद हो जाती थी । 

भक्तिमय कमं में ऐसा ही आनन्द है । उस कर्म में बोझ नहीं है । 
लकड़ी का मोटा-सा लदूठा कितना भारी होता हैं? यदि किसी के 
सिर पर मारा तो उसकी समाप्ति ही समझिए। लेकिन उस लकड़ी 
के लटूठे में आग लगा दीजिए, उस दंड की चिमटीभर निरुपद्रवी 
राख बन जायगी। कोमल राख खुशी से शरीर पर लगा लीजिए । 
बह्‌ चुभेगी नहीं, लगेगी नहीं। यही हाल कर्म का भी है। जो कर्म 
भाररूप प्रतीत होते हें यदि वे ही भक्ति-भावना से करने लगें तो 
सहज प्रतीत होने लगते हें। घर-घर जाकर खादी बेचना कितना 
कठिन है, लेकिन उस कम में भक्ति उडेलिये. फिर तो वह खादी की 
गांठ मानो मोक्ष की ही गांठ प्रतीत. होगी। फिर हम उस गांठ को 
जमीन पर नहीं रक्खेंगे । पुंडलीक के सामने प्रत्यक्ष परमेश्वर प्रकट 
हो गये । फिर भी उसने माता-पिता के पैर नहीं छोड़े। पुंडलीक 
जानता था कि इस सेवा-कम से ही भगवान प्रकट हुए हें। यदि इस 
सेवाकमं को छोड़कर भगवान की ओर जाऊंगा तो भगवान चले 
जायंगें । लेकिन जबतक में यह सेवाकमं करता रहूंगा तबतक अद्ठाइस 
युगों तक यह पांडुरंग मेरे ही सामने खड़ा रहेगा और अपनी कृपा- 
दृष्टि की वृष्टि करता रहेगा। तुकाराम ने बड़े प्रेम से लिखा है-- 

“क्यों सत्त बना रे पुंडलीक 
जो खड़ा रक्‍्खा हे बिट्ठल को” 

पुंडलीक, बया तू मतवाला हो गया हूँ ? मेरे विठोबा को तूने 

निरंतर खड़ा रखा है । 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
L भारतीय संस्कृति 


लेकिन तुकाराम ने भौ यही बात की। जब भगवान सामने आये 
तो कहने लगे मेरा भजन बंद नहीं रह सकता। सेवा-कर्म ही सब 
कुछ हूँ । 
बिट्ठल टाळ१ विट्ठल दिडी२ 
बिट्ठल तोंडी उच्चारा 
विट्ठल अवध्या भांडवला? 
बिदूठल बोला विट्ठल । 
विटूठल नाद विट्ठल भेद 
विद्ठल छंद विट्ठल । 
विट्ठल सुखा विद्ठल दुःखा 
तुकयाम्‌खा विट्ठल । 
इस अभंग में सारे जीवन का तत्वज्ञान आगया है। हमारे कर्म--- 
हमारे कर्म के साधन मातो सब ईश्वर के ही रूप हें। हमारा चर्खा 
ही मानो हमारा ईश्वर है । हमारी चक्की मानो हमारा ईश्वर हुँ 
हमारा चूल्हा मानो हमारा ईश्वर हैँ हमारा कारखाना मानो हमारा 
इश्वर ह्‌ । हमारा खद्दर मानो हमारा ईश्वर है । हमारी व्यायामाला 
माना हमारा इश्वर ह। वहां के उपकरण मानो हमारे ईइवर हैं 
श्रयोगशाला मानो ईदवर है, वहां के गैस, वहां के एसिड मानो ईइवर 
हैं। चारों ओर ईश्वर का ही रूप है 
चाह कांग्रेस का संगठन हो, मजदूरों का संगठन हो, किसान-संघ 
हो, युवक-संघ हो, ग्रामोद्योग हो, बड़े-बड़े कारखाने हों । व्यायामशाला 
खोलिए या औद्योगिक केन्द्र शुरू कीजिए। यदि ये सारे सेवाकर्म हं 
तो ये मन्दिर हूँ । उनमें सव जगह विट्ठल है। 
ये कमं करते हुए चाहे सुख मिले चाहे दुःख, वह भी विटठल का 
हा रूप हं । य क करते हुए चाहे गले में फांसी लगे, चाहे फूलों के हार 
पड़े, दाना समान हैं। मन में चंचलता पंदा नहीं होती । भक्ति के प्रकाश 
म सब सुन्दर और सब मंगल ही ह । 
Peeve) 2.9, 5 
१ झांझ जैसा एक वाद्य. २ एक वाद्य. ३ पूंजी 


(७०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
भक्ति ७५ 


महात्माजी से किसीने एक बार एक प्रश्‍न पूछा, “आपकी इतनी 
आलोचना होती हे यह आपको कँसी लगती हुँ ?” उस महापुरुष ने 
कहा, “मेरे हृदय में तम्बूरा वजता रहता हें।” महात्माजी के हृदय में 
अखंड संगीत चलता था, वहां प्रक्षुब्धता नहीं थी। समुद्र में अनंत लहरें ` 
उछलती रहती हूँ; लेकिन अन्दर समुद्र गंभीर रहता हे। वहां प्रशांत 
शान्ति रहती है । र 

महापुरुषों के लिए यह कंसे संभव होता है ? बात यह हें कि उनमें 
थोड़ा-सा भी स्वार्थ नहीं होता है। जनता की सेवा ही उनका एकमात्र 
ध्येय होता है । जब हम समुद्र में गोता मारते हें तब कितने घन फुट पानी 
हमारे सिर पर रहता है; लेकिन हमें उस पानी का बोझ नहीं लगता हे । 
हम बराबर गोता लगाते हैं, पानी में छिपते हें, खेलते हे, थाह लेते हें । 
लेकिन पानी से बाहर आइए। अपने लिए एक घड़ा भरिए, यह घड़ा 
आपके सिर को कष्ट दिये बिना न रहेगा। आपके सिर को, आपकी 
कमर को उसका वोझ मालूम हुए बिना न रहेगा। 

केवल अपने सुख के लिए किया हुआ प्रत्येक स्वार्थी कर्म भार- 
स्वरूप है। मन को उसका बोझ लगता हुं। वह बोझ *बन जाता हें; 
लेकिन कहिये कि यह कर्म जनता के लिए हे फिर बोझ नहीं होगा । 
जन-सागर में डूबिये, अपने बिन्दु को जनता के सिन्धु में मिला दीजिये । 
. फिर तो जीवन में संगीत पदा हुए बिना न रहेगा । 

“शान्ताकारं भुजगशयनम्‌” कहकर भगवान्‌ का वर्णन किया हे। 
भगवान सहस्रफन वाले शेपनाग की फन पर सोगे हुए हैँ; लेकिन वे शान्ति- 
पूर्वक लेटे हुए हें इसका क्या अर्थ है ? परमेश्वर करोड़ों कर्म करता हूँ। 
इम सो जाते हैं, लेकिन वह नहीं सोता । वह बादल भेजता हूँ, तारों को 
हंसाता है, कलियां खिलाता रहता है। यदि परमेश्‍वर सो जाय तो यह 
संसार किस प्रकार चल सके ? 

संसार का इतना पसारा फेलाने वाले ईश्‍वर को कितनी गालियां 
मिळती होंगी ? यदि इस संसार में सबसे बड़ा हुतात्मा कोई है तो वह 
है परमेश्वर। लेकिन वह ईश्‍वर इस गाली और शाप की ओर ध्यान 


नहीं देता हैं उसे जो उचित एवं परिणाम में हितकर प्रतीत होता है उसे 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
७६ भारतीय संस्कृति 


वह कर ही रहा हूँ। उसे वह शान्तिपूर्वक अविरत रूप से कर ही 
रहा हुँ 

परमेश्वर का यह वर्णन महापुरुषों पर लागू होता है। महापुरुष 
` भी इसी प्रकार शान्तिपूर्वक ध्येय पर नजर रकखे हुए आगे बढ़ते जाते 
हें। उनकी अपार निःस्वार्थंता उनको अपार धेयं प्रदान करती है। भय : 
ता स्वाथी को होता हैँ । निःस्वार्थ वृत्ति को भय नहीं होता । 

यह नहीं कि हमेशा एक ही कर्म करना पड़ता है। कभी-कभी 
हमेशा के वर्ण-कर्म दूर रखकर दूसरे कर्म भी अंगीकार करने पडते हः 
आग लगन पर सबको दौड़ना चाहिए। भूकंप आने पर सबको स्वयं- 
सेवक बनना चाहिए। बिहार में भूकंप हुआ था। जवाहरलालजी दौड़े । 
वहाँ स्वयंसेवक घवराय हुए खड़े थे । मट्टी में से मुर्दे निकालने का 

स॒ उनमे नहीं था । जवाहरलालजी ने हाथ बढ़ाये। उन्होंने कुदाली- 
फावड़ उठाये और उनको खोदने लगे। अब तो सारे स्वयंसेवकों में 
स्फूति आगई। अवसर आने पर कोई भी काम क्‍यों न आ पडे 
उस कम म उतनी ही व्याकुलता से, उतनी ही लगन से जुट जाना 
चाहिए। 

पहले भारतवर्षं गुलाम था। इस पतित राष्ट्र को स्वतन्त्र बनाना 
ही उस समय सवका धर्म था। सबको अपनी रुचि-अरुचि को क्षण भर 
के लिए एक ओर रखना पड़ा और स्वतन्त्रता के किसी-न-किसी काम 
म जुटना पड़ा । लोकमान्य ने वेद-वेदान्त का, गणित-ज्योतिष का 
आनन्द छोड़ा । यह उनका सबसे.बड़ा त्याग है । स्व० गोखले को अर्थ- 
शास्त्र पर ग्रन्थ. लिखना था। उन्हें न्यायमति रानडे का जीवन-च रित्र 
लिखना था; लेकिन ये सव एक ओर रखने पड़े। प्रफ लूचन्द्र राय को शास्त्र 
प्रिय थे; लेकिन बुढ़ापे में बंगाली ग्रामों में वे लोगों को चर्चा देते हुए घमते 
थ । आज जिन-जिन कार्यो से राष्ट्र बलवान बने वे सब कार्य 
हाथ मं ले लीजिये। राष्ट्रोत्थान के अनेक उद्योगों में से आपको जो 
पसन्द हो उसे ले लीजिये। परन्तु आप जो-कुछ करें उसे मन से कीजिये, 
रात-दिन उसका जप कीजिये। फिर बह उद्योग आपको मोक्ष प्रदान 
' करेगा और आपके राष्ट्र को भी मोक्ष दिये विना न रहेगा । 


(000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


भक्ति ७७ 


एक जापानी मजदूर से किसीने पूछा, “क्या तुम अच्छे स्क्रू बनाते 
हो ?” उस मजदूर ने उत्तर दिया--“केवळ अच्छे ही नहीं, में उत्कृष्ट 
स्क्रू बनाता हूं ।' हम सबको भी यही उत्तर दे सकने के योग्य बनना 
चाहिए । जो यह कह सकता हुँ कि में जो काम करता हूं वह सब 
उत्कृष्ट करता हूं, वह धन्य है । 

कर्म चाहे छोटा हो या बड़ा। वह इस प्रकार करो कि उससे 
समाज को मोक्ष मिले । इस प्रकार करो कि वह समाज के उपयोग में 
आ सके। इस प्रकार करो कि वह समाज की पूजा के काम में आ सके। 
चाहे लेख लिखिये, चाहे भाषण दीजिये, मन में यह विश्वास पैदा 
कीजिये कि आपका बोला हुआ शब्द या लिखी हुई पंक्ति समाज के 
भले के लिए है। सब लोगों की यह निष्ठा बनने दीजिए कि मेरा 
दिया हुआ माल समाज को पुष्ट करेगा, उसे रोगी नहीं बनायगा । 
चाहे वौद्धिक भोजन हो चाहे शारीरिक; लेकिन वह ऐसा हो कि उससे 
समाज हूष्ट-पुष्ट बने । कृपा कर समाज को विषँला भोजन मत दीजिए । 

इस प्रकार के दिव्य कर्ममय जीवन की लगन सबमें पंदा कीजिये। 
“मोक्ष नहीं है मुझिकिल हमको।” मोक्ष दरवाजे में है, खेत में है, कचहरी . 
में हैं, चूल्हे के पास हूँ, कारखाने में है, स्कूल में है, सकंत्र है। समाज 
के नष्टप्राय उद्योग को सजीव करके उसके द्वारा समाज को रोटी देने 
का प्रयत्न करनेवाला महापुरुष वास्तव में सन्त है। वह समाज की 
गन्दगी दूर करके उसे स्वच्छता सिखाने वाला एक बड़ा ऋषि है । 
पर पुष्ट, कर्मशून्य लोगों को अब तुच्छता अनुभव करने दीजिये । 
केवल हरि-हरि बोलनेवाले तथा भोग के लिए ललचाते रहने वाले 
लोगों को अपने को कोड़े-ज॑सा अनुभव करने दीजिए | 

“"निर्वाह-हेतु तुम करो काम। पर कभी न भजना भूलो रास॥'” 

पेट के लिए कोई भी काम कीजिए; लेकिन उसे करते हुए राम को 
मत भूलो । राम का स्मरण करने का मतलब है मंगल का स्मरण 
करना, समाज के कल्याण का स्मरण करना। 

कोई-कोई मुंह से राम-राम ही करते रहते हे। लेकिन मुंह से 
राम बोलिए और हाथ से काम कीजिये, सेवा कीजिये । यदि हम केवल 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


= 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
७८ भारतीय संस्कृति 


मां की जय करते रहें तो वह उसे पसन्द नहीं आयगा । मां कहेंगी-- 
“मेरे लिए कुछ काम कर। जा घड़ा भर ला |” यदि हममां की 
सेवा न करते हुए केवल मां-मां' कहते हुए बंठे रहें तो क्या वह दंभ 
नहीं होगा ? भगवान के नाम का उच्चार कीजिये और हाथ से 

लगातार सेवा करते रहिये। वह सेवा ही भगवान का नाम है। 
महात्माजी ने एक वार कहा था, “चर्खा मेरे ईश्वर का ही एक नाम 
है।” ईश्वर के हजारों नाम हैं। प्रत्येक मंगलवस्तु मानो उसका ही 
रूप है, उसका ही नाम है| 

मुंह में ईश्वर का नाम और हाथ में सेवा का काम । कभी-कभी 
ईदवर के अपार प्रेम की अधिकता से अपने आप कर्म मेरे हाथ से छूट 
जायगा । मान लीजिए कि यदि में अपने भोजनालय में भोजन करने 
वाळे लोगों को इस दृष्टि से देखने लगा कि ये ईश्वर का ही स्वरूप हैं 
तो किसी समय यह भावना इततो बढ़ जायगी कि में परोसना भूल 
जाऊंगा। मेरी आंखों से अश्नु फूट पड़ेंगे। आठों भाव एकत्र हो 
जायंगे। रोमांच हो जायगा। 

इस प्रकार कर्म का छूट जाना ही अन्तिम स्थिति है । वह कर्म की _ 
परमोच्च दशा. हैं उस समय सामने बेठे हुए लोग बिना भोजन किये 
ही तृप्त हो जाते हं। परोसने वाले की आंखों की प्रेम-गंगा से ही वे 
तृप्त हो जाते हेँ। इसीलिए रामकृष्ण परमहंस कहते हे--.ईश्वर का ` 
नाम उच्चारण करते हुए जबतक तुम्हारी आंख नहीं भर आती तबतक 
कमं मत छोड़ो ।” 

लेकिन यह धन्यता की स्थिति प्राप्त किये बिना ही वे पापात्मा 
मस्त गयन्द की तरह भोजन उड़ाते हे और मुंह से ऊपर-ऊपर नारायण- 
नारायण कहते हैँ। ऐसे लोगों को समाज को गोबर के गोले की भांति 
दूर फेंक देना चाहिए। भारतीय संस्कृति उन्हें इस प्रकार फेंक देने 
की ही वात कहती हूं । 

भारतीय संस्कृति कहती हं--किसी भी सेवाकर्म को लीजिये; 
लेकिन उसमें रम जाइये, निरहंकार बनिये, निःस्वार्थ बनिये । यह मत 
भूलिये कि आपको उस कमं से समाज-रूप ईश्वर की पूजा करना है 


(७०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


भक्ति ७९ 


और उत्तरोत्तर वह सेवाकर्म अधिकाधिक उत्कृष्ट करते हुए इस देह 
को छूट जाने दीजिये और उसका सोना बन जाने दीजिये । भारतीय 
संस्कृति का अर्थ है सेवा की, कर्म की अपरंपार महिमा। 
लेकिन आज यह संस्कृति नष्ट हो गई है। यदि हम करमे-शून्य 
होकर रास्ते पर नारायग-नारायण जपते हुए वेठ जाते हैं तो हमारे सामने 
पैसों का ढेर लग जाता है। लेकिन यदि हम मार्ग को गन्दगी साफ 
करें, पाखाना उठायें तो हमको पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा । 
फिर पेट भर भोजन करने की बात तो दूर ही है। कर्महीन लोगों की 
पुजा होती है; लेकिन जिन लोगों का जीवन कर्ममय, श्रममय है उनको 
ठुकराया जाता है, उनका पद-पद पर उपहास होता हैँ । भारतीय 
संस्कृति की आत्मा कुचल दी गई है। जिन्हें भारतीय संस्कृति का 
अभिमान हो उन्हें उन लोगों की पूजा करनी प्रारंभ करना चाहिए, 
जिनका जीवन कर्ममय है । 
झटक दे आलस के सब भाव। 
और रख भित मां पर पांव ॥ 
फिर तूं पायेगा वह सुधाम । 
जो मेरा अपना पुण्य धाम ॥ 
यदि मोक्ष के, आनन्द के परमधाम की आवश्यकता है, जहां किसी 
प्रकार का व्यंग नहीं है, दुःख नहीं है, वेषम्य नहीं है, दुष्काल नहीं है, 
दारिद्रय नहीं है, अज्ञान नहीं है, गन्दगो नहीं हूँ, रोग नहीं है, लड़ाई- 
झगड़ा नहीं, क्रोध-मत्सर नहीं हे, उस परम मंगल स्वतन्त्रता के धाम 
को आवश्यकता है तो सारे मिथ्याभिमान, सारी श्रेष्ठ-कनिष्ठ की 
दुर्भावनाएं, सारा आलस्य, सारा स्वार्थ, सारी सामक कल्पना झटककर 
फेक दीजिये और इस सेवामय-कर्ममय, वण-धर्ममय भक्ति के मार्ग पर 
चलिए । 
शत-शत भाषण से बहुत बड़ा है 
एक हाथ भर भूमि जोतना। 
मन्त्र-जाप से बहुत बड़ा है 
एक हाथ भर खादी बुनना। 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
Zo भारतीय सस्कृति 


बहुत बड़ा है पांडित्य से 
एक वस्त्र ही रंग देना। 
बनो कृषक बुनकर ए भाई और वनो रंगरेज देश के 
अब आलस का हो काम नहीं । 
व्याख्यानों से बहुत बड़ा हैँ 
अच्छा मटका घड़ लेना। 
बड़ा तुम्हारे वेभव से हे 
अच्छा जूता सी लेना। 
बहुत बड़ा है विद्वत्ता से, पहिये पर पाट चढ़ा देना 
बनो कुम्हार, चमार सभी अब ओर बनो लोहार देश के 
अब आलस का हो काम नहीं । 
अब यह है हमारा मन्त्र । यह है भारतीय संस्कृति । 
बेंजमिन फ्रेंकलिन जब इंग्लेंड से अमरीका लौटा तब उससे पूछा 
गया--“आपने इग्लेंड में क्या देखा ?” 
वेजमिन ने कहा--इंग्लेड में सारे लोग उद्योगी हें । वहां प्रत्येक 
व्यक्ति कुछ-न-कुछ करता ही है। इंग्लेंड में हवा, भाप आदि का 
भी उपयोग कर लिया गया है। पवन-चक्कियां चलती हें, भाप से 
यन्त्र चलते हूँ। इंग्लंड में सव लोग श्रमजीवी हैं। वहां मुझे एक ही 
टलमन दिखाई दिया। 
सवने एक साथ पुछा--“'वह कौन ?” 
वेंजमिन ने कहा--“सूअर ! ये सूअर ही कुछ काम नहीं कर रहे 
थे । वे धू-धू करके पाखाना खाते हुए घूम रहे थे ।” 
श्रम `न करने वाळे को वेंजमिन सूअर कहता है। देखिये, सभ्य 
मनुष्य को--जेंटलमैन को--बेंजमिन क्या उपाधि दे रहे हैं ? बंजमिन 
श्रम न करने वाले को सूअर कहता है; लेकिन हमारे देश में श्रमहीन' 
व्यक्ति को देव समझा जाता है। इससे यह वात अच्छी तरह 
समझ में आ सकती हैँ कि अमरीका वैभवशाली क्‍यों है? और हिन्दु- 
स्तान दरिद्र क्यों है ? 


CCO0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
भक्ति ८१ 


पुज्य किसान को हम विककारते हैं। हम हरिजनों का बहिष्कार 
करते हें और कमंहीन धनवानों की और धर्म के नाम पर सव लोगों 
को लूटनेवालों की, स्त्रियों के सतीत्व नष्ट करनेवालों की हम पूजा 
कर रहे हैं । भविष्य में भारतीय संस्कृति के उपासकों को यह पागळ- 
पन, यह मूर्खता, यह दुष्टता दूर कर देनी चाहिए । मिट्टी में काम करके 
उसमें सन जानेवाळे को- सवसे अधिक मंगलकारी और पवित्र मानना 
सीखना चाहिए। हमें लगता है कि धूल में सना हुआ व्यक्ति 
अमंगळ है; लेकिन उसका पेट साफ है । उसकी अन्तःशुद्धि होती है । 
इसके विरुद्ध ऊपर-ऊपर थोत्री के घुले हुए कपड़े पहिननेवाला, शरीर 
पर प्रतिदिन साबुन छगानेवाला, वालों में कंघी करनेवाला बाहय 
स्वच्छता की मूति बना हुआ व्यक्ति ! लेकिन उसके पेट की तो जांच 
कीजिये । उसके पेट भें सारी गन्दगी हैँ । उसे हमेशा बदहजमी और 
अजीणं रहेगा । उसे हमेशा दस्त की शिकायत रहेंगी । उसे कब्जी का 
कष्ट रहेगा । पेट तो तभी साफ रहेगा न जब कि वह श्रम करेगा ! 

जरा आप सब लोग विचार कीजिए । भारतीय संस्कृति की आत्मा 
पहचानिए। गीता का अन्तरंग देखिए। घोड़े को खुर्रा करनेवाला 
और अपने पीताम्बर का तोबरा वनाकर उसमें घोड़ों को दाना खिळाने- 
वाले उस गोपालक्षष्ण को अपनी आंखों के सामने लाइये और जीवन 
को सही दशा में मोड़िये। आज की इस रोती हुई दुनिया को सुखी 
और समृद्ध बनाइए | भारतीय संस्कृति की उपासना करनेवाले लोग 
कभी दरिद्र और दास नहीं होंगे। सच्चे धमं के पास श्री, वैभव 
व जय रहती ही हवै । 


(०0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


यदि हमने अपनी रुचि के अनुकूल वणे के अनुसार समाज-सेवा 
का काम प्रारम्भ किया, उसमें हृदय की भक्ति उडेली और उसमें 
प्रेम उडेला तो केवल इतने से काम नहीं चलता । जवतक उस काम 
में ज्ञान नहीं आता तवतक वह पूर्ण नहीं होता। कर्म में ज्ञान और 
भक्ति का समन्वय होना चाहिए । 

ज्ञान दो प्रकार का है । एक आध्यात्मिक ज्ञान और दूसरा विज्ञान | 
ठीक कर्म करने के लिए इन दोनों हाथों की आवश्यकता होती है । 
आध्यात्मिक ज्ञान का ही अर्थ हूँ अद्ंत। सारी मानवजाति मेरी ही 
है, ये सव मेरे ही भाई हें और इनकी सेवा करने के लिए ही मुझे 
विज्ञान की आवश्यकता है, इस प्रकार की दृष्टि ही ज्ञान-विज्ञानात्मक 
दृष्टि है । 

जबतक यह दृष्टि नहीं तबतक विज्ञान सुरक्षित नहीं हँ। यदि 
विज्ञान के पीछे यह अद्वँत का तत्वज्ञान, यह एकत्व का. तत्वज्ञान, 
यह प्रेम का तत्वज्ञान न हो तो बिज्ञान सारे संसार का नाश कर 
देगा । विज्ञान से संसार सुन्दर बनने के बजाय भयानक बन 
 जायगा। 

टाल्स्टाय इसीलिए कहते थे-कि पहले दूसरे शास्त्रों का 
अध्ययन बन्द करो । \अभी पारस्परिक व्यवहार के शास्त्र का निश्चय 
करो। यह समाज-शास्त्र सारे शास्त्रों में मुख्य हें। इसीलिए 
भारतीय संस्कृति अद्वैत शास्त्र को आगे रखकर प्रगति करना चाहती है। 
इस सिद्धान्त की स्थापना पहले होनी चाहिए कि समाज में सबको 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
ज्ञान ८३ 


सुख मिले, सबको ज्ञान प्राप्त हो, सबको पेटभर भोजन और तनभर 
कपड़ा मिलना चाहिए, सबको विकास का अवसर मिळे, कोई किसीको 
छोटा समझकर लज्जित न करे, बलवान कमजोर का शोषण न करे और 
दूसरों को गुलाम न बनाए। जवतक एक राष्ट्र का दुसरें राष्ट्र के साथ, 
एक जाति का दूसरी जाति के साथ प्रेम का सम्बन्ध नहीं होता तबतक 
संसार में सच्ची शान्ति नहीं हो सकतो, सच्ची स्वतन्त्रता नहीं आ 
सकती । § 
आज संसार में कौन स्वतन्त्र हैं? कोई भी नहीं है। जबतक 
एक गुलाम है तबतक दूसरा स्वतन्त्र नहों हो सकता। 

हम शेर को पशुओं का राजा मानते हैं; लेकिन शेर बारबार पीछे 
देखता हूँ । उसे ऐसा लगता है कि कोई मुझे खाने तो नहीं आ रहा 
हैँ । वह शेर हाथी का खून पो चुका तो है लेकिन उसका मन ही उसको 
खाता है। कोई तुझे खाने आ जायगा, तेरा रक्त पीने आ जायगा । 

संसार में यही अवस्था स्वतन्त्र राष्ट्रों की है। चारों ओर भय का 
साम्राज्य हूँ। सब लोग बन्दूक के ऊपर हाथ रखकर सुख की रोटी 
खाना चाहते हें सब ओर भय, भीति व धोखा है | क्षणभर के लिए 
भी जीवन सुरक्षित नहीं है। कह नहीं सकते कि कब आग लग जायगी । 

जबतक संसार में हिसा है, स्वार्थ है तबतक संसार का यही रूप 
रहेगा । जवतक यह वृत्ति हुँ कि मेरो रोटी पर घी होना चाहिए, 
मेरा मकान दुमंजिला हो तबतक सब लोग भयभीत ही रहेंगे। हिसा 
डरपोक है, हिंसा को हमेशा यह डर लगा रहता है कि कोई हमारी 
हिंसा न करदे। संसार में प्रेम ही निर्भय रहता हुँ । 

“आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ -न विभेति कदाचन ।” ब्रह्म को प्राप्त 
करनेवाला निर्भय रहता हैं। उसे अपने पराये की भावना नहीं होती । 
वह सबके कल्याण की भावना से दौड़धूप करता है । 

जबतक अद्वैत की दृष्ट प्राप्त नहीं होती, आत्मोपमता नहीं आती 
तबतक विज्ञान व्यर्थ है । ज्ञानहीन विज्ञान के हाथ में समाज को सौंप 
देना मानो बन्दर के हाथ जली हुई लकड़ी दे देने जैसा ही है। अतः 
पहले सब लोग आपस में भाई-भाई बनो, सब एक ईश्वर के बनो । न 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Jrust. Funding by MoE-IKS 
टं भारतोय सस्कृति 


तो कोई आर्य है न कोई अनार्य है, न कोई हिन्दू हैं न कोई मुसलमान, 
सब मानव हूँ। इन मानवों को निरपवाद पूजा विज्ञानमय कर्मो से 
करना है । 

हिटलर ने जर्मेनी से यहुदियों को निकाल दिया । आर्यो से यहूदियों 
का संम्बन्ध नहीं होना चाहिए । आर्य श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार का पागलपन 
और जंगलीपन हिटलर दिखा रहा-था; लेकिन यह आश्‍चर्य की बात हूं 
कि कुछ हिन्दू संगठनवाले हिटलर के पदचिन्हों पर चलने की बात कह 
रहे हें । यह भारतीय संस्कृति नहीं हैं ॥ भारतीय संस्कृति संसार के सारे 
मानवों को पुकारेगी । भारत में “श्रृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्राः” “अमृत- 
रूपी देवताओं के पुत्रो, सुनो” ऋषि इस प्रकार की गर्जना करेंगे। 
भारतीय संस्कृति यही करती आरही है और यही आगे करेगी । चाहे 
आये हों, चाहे अनाय हों, चाहे काले हों, चाहे पीले हों, चाहे लाल हों, 
चाहे चपटी नाकवाले हों, चाहे मोडे ओठवाले हों, चाहे ऊंचे हों सब 
सानवों को अपने-अपने झंडे के नीचे लाने के लिए भारतीय संस्कृति खड़ी है। 

तात्कालिक विजयों से गर्वोन्मत्त होकर और हिटळरी बातों का 
अनुकरण करके पशु बन जाना उचित नहीं है । हमारा उत्तरदायित्व 
बड़ा है । हम दिव्य मानवता के लिए जियें और मरें । प्रत्येक जाति में 
बड़े व्यक्ति पैदा हुए हें । सारे मानव वंश में ऐसे नर-नारी रत्न पैदा 
हुए हैँ जिनके ऊपर हमेशा मानः जाति को अभिमानहो। किसी को 
किसी के ऊपर हंसने की आवश्यकता नहीं हैं । 

मानव-एऐक्य की यह भव्य कल्पना भारतीय संस्कृति का प्राण है| 

किसी भी काम के करते समय यह दृष्टि होनी चाहिए । भक्ति जैसे 
अद्वैत ज्ञान ही हँ । जब हम समझने लगते हें कि दूसरे हमारे जेसे ही 
हेँ--एक ही सत्‌ तत्व सबमें है तभी हमें दूसरों के प्रति प्रेम अनभव 
होता है । वह मानो में ही हुं और इसीलिए मुझे उससे प्रेम करना 
चाहिए। में जो दूसरों पर प्रेम करता हूं वंह मानो अपने ऊपर ही 
करता हूं। 
. जब कमे में यह आत्मोपमता आजाती है तब कर्म मन से होता 

। लेकिन उस कमं को हितकर बनाने के लिए विज्ञान की भी आव- 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
ज्ञाना ` ८५ 


इयकता होती है । विज्ञान का अर्थ हूँ उन कामों को करने की जानकारी। 
केवळ प्रेम होने से काम नहों चल सकता । मानिये कि में किसी रोगी 
की सुश्रूषा कर रहा हूं, उसके प्रति मेरे मन में प्रेम है उसके प्रति में 
अपनापन अनुभव करता हूं; लेकिन यदि मुझे इस विषय का ठीक ज्ञान 
न हो कि उसकी सुश्रूषा किस प्रकार करनी चाहिए, तो नुकसान होने 
की संभावना रहेगी । प्रेम के कारण जो नहीं देना चाहिए वही चीज 
म॑ खाने के लिए दे दूंगा, जो नहों करना चाहिए वही करूंगा, जो नहीं 
पिलाना चाहिए, वही पिला दूंगा। इस प्रकार मेरा प्रेम तारक होने के 
बजाय मारक हो जायगा । 
प्रेम अन्धा नहीं होना चाहिए। तभी कर्म का परिणाम हितकारक 
होगा। आजकल विज्ञान कितना अधिक बढ़ गया हुँ! सब कामों 
` उसकी आवश्यकता रहती है । स्टोव किस तरह जलाना चाहिए, पानी 
किस प्रकार साफ करना चाहिए, कोनसा पाऊडर डालना चाहिए, 
इलेक्ट्रिसिटी के पास किस तरह रहना चाहिए, टेलीफोन किस कार 
करना चाहिए, साइकल किस प्रकार दुरुस्त करनी चाहिए, इन्जेक्शन 
किस प्रकार लगाना चाहिए, कौनसी सब्जी अच्छी हूँ, किस चीज में 
विटामिन्स है, किस तरह का व्यायाम अच्छा है, कौनसी शिक्षा पद्धति 
अच्छी है, प्रभावशाली भाषण किस प्रकार देना चाहिए, गांवों में किस 
प्रकार स्वास्थ्य-सुधार करना चाहिए, खाद किस प्रकार तैयार करनी 
` चाहिए, बीज कितने अन्तर से बोता च।हिए, इस प्रकार एक-दो नहीं 
सैकड़ों प्रकार के ज्ञान की हमें प्रतिदिन के व्यवहार में आवश्यकता रहती 
हैं । अपने प्रतिदिन के काम सुन्दर, जल्दी और अच्छ करने के लिए हमें 
सब प्रकार के शास्त्रीय ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए । 
हम यह ज्ञान तभी प्राप्त कर सकते हैं जबकि हमारे अन्दर प्रेम 
हो । यदि मेरे मन में अपने भाई के लिए प्रेम हुआ तो उसके लिए में 
जो कर्म करूंगा उसमें विज्ञान का उपयोग करूंगा। जब मेरे मन में 
स्कल के विद्यार्थियों के प्रति प्रेम होगा तभी में शिक्षा-शास्त्र का 
अध्ययन करूंगा, वाल मनोविज्ञान का अध्ययन करूंगा, मुझे उस ज्ञान से 
घबराहट नहीं होगी। प्रेम में कभी आलस्य होतां ही नहीं है । 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


८६ भारतीय संस्कति 


आज भारतीय संस्कृति में विज्ञान तो करीब-करीव अस्त हो चूका 
है । विज्ञान का दीपक वुझ गया है। विज्ञान-पूजा लुप्त हो गई है। 
यह विज्ञान का अखण्ड दीप किर से प्रज्वलित करना चाहिए । यदि 
कोई महापुरुष किसी विशेष क्षेत्र में अनुसंधान करता हैँ तो उसकी 
वह खोज सवंसाधारण के प्रतिदिन के व्यवहार में आती हैं। 
भारत में ऐसे ही अनुप्ंधान-कर्ता उत्पन्न होने चाहिए । संसार को 
सुन्दर वनानेवाले इस विज्ञान में कोई भी डर को बात नहीं हूं । 
लोग पश्चिम के निवासियों को भौतिक कहकर तुच्छ मानते हें और 
अपने को आध्यात्मिक वत्ति का समझते हें; लेकिन आज तो हम न 
ध्यात्मिक हैं भौतिक । केवल मृद हें । व 
पद्म के निवासियों में भौतिक विज्ञान के पीछे अद्वैत की मानवता 
की कल्पना न होने के कारण वे संसार में हाहाकार फॅलाते का 
आसुरी कर्म कर रहे हें । यदि उनको भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता 
का मेल हो जाय तो सब सुन्दर हो जाय। भारत में बहुत-से भेदभाव 
हैं। ऊंच-नीच का प्रसार हू । मूह से अटत का जप किया जाता हू 
और कृति से दूसरे को ठक्कराया जाता है। . अध्यात्म केवल ग्रन्थों 
में है। आज भारतीय संस्कृति में से अध्यात्म लुप्त हो गया हु। 
आइये, हम उसको अपनी कृति में लाएं । सबको सुखी बनाने की 
इच्छा करें और इस इच्छा को मूर्त रूप देने के लिए विज्ञान का | 
आश्रय लें । 
पदिचम के निवासियों में केवल आध्यात्मिकता को कमी है । यहां 
तो ज्ञान-विज्ञान दोनों ही मर चुके हें। क्या आयंभट्ट और भगवान 
बुद्ध की इस भरत भूमि में फिर से ज्ञान-विज्ञान का पोषण प्रारम्भ 
नहीं होगा ? क्या अध्यात्म विद्या व भौतिक विद्या का संगम नहीं 
होगा ? | 
ईषोपनिषद्‌ में यही वात प्रमुखता से कही गईं है। ऋषिः ने 
विद्या व अविद्या, संभूति व असंभूति का समन्वय करने की बात कही है : 
विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेद उभयं सह ।. 
अविद्यया मृत्यु तीर विद्ययाऽमृतमइनुते ॥ 


(७०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
ज्ञान ८७ 


अविद्या का अर्थ हैं भौतिक ज्ञान । इस भौतिक ज्ञान से हम मृत्यु 
को पार करते हैं; अर्थात इस मृत्यु लोक को पार करते हें। संसार 
के दुःख, रोग, संकट आदि. का परिहार करते हेँ। संसार-यात्रा 
सुखकर बनाते हैँ। और विद्या से अमर तत्व मिलता है और आध्या- 
त्मिक ज्ञान सेः 'इस शरीर के अन्दर--इस आकार के अन्दर-एक ही 
चैतन्य है' इस वात को मालूम करके अमरता प्राप्त करते हूँ। 

जो केवल विद्या या केवल अविद्या की उपासना करेगा वह पतित 
बनेगा । इतना ही नहीं उपनिषद्‌ तो यह कहते हूँ कि केवल अविद्या 
की उपासना एकबार चल सकती हैँ; लेकिन केवल अध्यात्म में 
रमनेवाला तो घोर नरक में गिरता है। वरयोंकि विज्ञान की उपासना 
करनेवाला संसार को--कम-से-कम अपने राष्ट्र को तो सुशोभित" 
करेगा । लेकिन कमे-शून्य वेदान्ती सारे समाज को धूल में मिलाता 
है। वह समाज में दंभ का निर्माण करता हैँ। यदि आध्यात्म या 
भौतिक शास्त्र में से किसी एक का ही आश्रय लेना है तो ईषोपनिषदू 
कहता है कि भौतिक शास्त्र का आश्रय लो। केवल भौतिक शास्त्र 
का आश्रय लेने से पतित हो जाओगे; लेकिन उतने पतित नहीं होओगे 
जितने केवल अध्यात्मवादी होने से होओगे | 

अन्ध तमः प्रविञयन्ति ये अविद्यायां रतः। 
ततो भूय एव तम प्रविशयन्ति ये विद्यायां रतः ॥ 

'कर्म करते हुए सौ वर्ष तक उत्साहपूर्वेक जियो इस प्रकार का 
महान संदेश देनेवाले ये उपनिषद्‌ यह बात कह रहे हे। विज्ञान 
का मजाक उड़ाना और उसकी . उपेक्षा करना भारतीय संस्कृति के 
उपासकां को शोभा नहीं देता। विज्ञान तुच्छ नहीं है, विज्ञान महान 
वस्तु हैं। इस वात को अब हमें पहचान लेना चाहिए । 

गीता"में ज्ञान-विज्ञान शब्द हमेशा साथ-साथ आते हें। विज्ञान के 
बिना ज्ञान निरुपयोगी है। और ज्ञान के विना--अद्वेत के बिना 
विज्ञान भयंकर हें । जब ज्ञान की नींव पर विज्ञान की इमारत खड़ी 
की जायगी तमी कल्याण होगा। पश्चिम के लोग विज्ञान की 

- इमारत बालू पर खड़ी कर रहे हें। इसीलिए उनकी यह इमारत ढह 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
८८ भारतीय संस्कृति 


जायगी और संस्कृति दव जायगी । विज्ञान की नींव अध्यात्म की नींव 
'पर खड़ी करना ही भारतीय संस्कृति का भव्य कर्म है। यह महान 
कर्म भारत की राह देख रहाहुँ। क्‍या भारत इस कर्म को नहीं 
उठायगा ? 

यह प्रपंच और परमार्थ का रमणीय सम्मेलन हैँ। ज्ञान-विज्ञान के 
इस विवाह से मंगल-रूपी वालक का जन्म होगा और पृथ्वी पर स्वर्ग 
उतर आथगा। 

महात्माजी यही कर रहे थे। महात्मा गांधी नहीं जानते थे कि 
भेद किसे कहते हूँ उनके रोम-रोम में अट्ँत समाया हुआ था । उन्हें 
स॒वेत्र भगवान दिखाई देता था; लेकिन इस भगवान की सेवा वे शास्त्रीय 
दृष्टि से करना चाहते थे। वे विज्ञान की आवश्यकता का अनुभव करते 
थे। चें में सुधार करनेवाले के लिए उन्होंने एक लाख के पुरस्कार की 
घोपणा की थी। अर्थशास्त्र के ऊपर निवन्ध लिखनेवाले के लिए 
उन्होंने एक हजार रुपये के पुरस्कार की घोषणा की थी। वे सुधार 
चाहते थे । वे कल्याणकारी सुधार चाहते थे। वे खाने-पीने का प्रयोग 
करते थे । महात्माजी एक-दो नहींसँकड़ों प्रकार के विज्ञान का विचार कर 
रहे थे कि गुड़ अच्छा है या शक्कर, पालिश किये हुए चावल अच्छे हें 
या बिना पालिश के, हाथ के कुटे हुए चावल शक्तिदायक हैँ या मशीन 
से कुटे हुए, कौनसी सब्जी खानी चाहिए, नूनिया की सब्जी, नीम की 
पत्तियां आदि में कौन से विटामिन्स हें, इमली का शरबत अच्छा है या 
बुरा, कच्ची चीज खाना अच्छा है या पका हुआ शहद का 
उपयोग क्या है, मधु-संवर्धन विद्या किस प्रकार प्रगति करेगी। वीमारी 
में वे पानी, मिट्टी, प्रकाश आदि के प्राकृतिक उपचार का वे उपयोग 
करना चाहते थे; क्योंकि यह उपाय सस्ता और सुलभ है। अपने 
भाइयों का जीवन सुन्दर बनाने के लिए महात्माजी ने कितनी परेशानी, ` 
कितनी खटपट, कितने प्रयोग और कितने कष्ट उठाये थे ! 

जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वे वुद्धि का दीपक लेकर जाते थे, वे विज्ञान 
लेकर जाते थे। संसार को--सारी जनता को--सौंदर्य-समृद्धि 
देनेवाले विज्ञान की उन्हें आवश्यकता थी । ज्ञान-विज्ञान की उपासना 


(७०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


सयम ८९. 


करनेवाले और उसमें भक्ति का प्रेम उतारनेवाले महात्माजी मानों 
भारतीय संस्कृति की ही मूर्ति थे। भारतीय संस्कृति मानो ज्ञानयुक्त, 
विज्ञानयुवत व भक्तियुवत किये हुए शुद्ध कर्म ही हैं । महात्माजी जेसे 
व्यक्ति से ही सीखना चाहिए कि ऐसे कर्म किस प्रकार करने चाहिएं । 
मुझे ऐसा लगता है मानो महात्माजी के रूपमें भारतीय सस्कृति की 
आत्मा ने ही अवतार ग्रहण किया था । 

इस प्रकार यह भारतीय संस्कृति पूर्ण हूँ। वह किसी एक वात को 
महत्व नहीं दे सकती । वह मेल पैदा करनेवाली है । वह शरीर और 
आत्मा दोनों को पहिचानती है । शरीर के लिए विज्ञान और आत्मा के 
लिए ज्ञान। शरीर से सुशोभित आत्मा को, विज्ञान से सुशोमितः 
अध्यात्म व अध्यात्म से सजे हुए विज्ञान की जरूरत है । जब भारतीयः 
जनता इस दिव्य सूत्र को पहचानेगी तव वह दिन सुदिन होगा । 


यह ठीक हैं कि ज्ञान-विज्ञान पूर्वक, पूरे हादिक प्रेम से और 
अनासक्त रहकर कर्म करना चाहिए। लेकिन यह कहना सरल हूँ। 
हमेशा ऐसे कमं करते रहने के लिए काफी साधनां की आवश्यकता 
होती हैं। अपने जीवन में संयम करने की आवश्यकता रहती हैं; 
क्योंकि बिना संयम के उत्कृष्ट कर्म नहीं किये जा सकते । 

यदि यह कह दिया जाय कि संयम, भारतीय संस्कृति को आत्मा 

हँ तो कोई अंतिशयोक्ति नहीं होगी। भारतीय संस्कृति का आघार 
ही संयम है। हम शंकर के मन्दिर में जाते हैं; लेकिन वहां पहले 
बाहर कछुए की मूर्ति होती हूँ। इस कछुए के दशन किये बिना 
शंक रजी के पास, मृत्युंजय के पास नहीं जा सकते। और कछुए का 
मतलव क्या है। कछुए का मतलब है संयम की मूति । एक क्षण में 
“ही कछुआ अपना सारा शरीर अन्दर छिपा लेता है और क्षण भर मे 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sar पच Trust. Funding by MoE-IKS 
९ भारताय सस्कृत 


बाहर निकाल लेता हैं। जब उसके विक्रास का अवसर होता है, तब 
वह अपने सारे अवयव वाहर निकाल लेता है। -और जब धोखे की 
"संभावना होती है तब सारे अंग अन्दर ले जाता हैं। इन गुणोंवाला 
यह कछुआ भारतीय संस्कृति में गुरु माना गया हैँ। यदि गुरु के पास 
जाना हूँ तो कछुए की तरह बनकर जाओ । कछुए की भांति अपनी 
इन्द्रियों के स्वामी वनो । जव इच्छा हो तब इन्द्रियों को स्वतन्त्र करते 
'भी आना चाहिए। जो संसार का स्वामी बनना चाहता है उसे पहले 
अपना स्वामी बनना चाहिए । जिसे ईश्वर को अपना बना लेना है उसे 
पहले अपना मन कावू में करना चाहिए । 

शंकरजी की मूर्ति की कल्पना कीजिए । उनके तीसरा नेत्र है। 
यह नेत्र दोनों आंखों के बीच में है और इस नेत्र का काम प्रहरी का 
हैं। आंख, कान; जीभ सारी इन्द्रियों पर इस नेत्र की दृष्टि रहती 
ह। इसी तीसरे नेत्र में अग्नि हैं। हमारे जीवन के विकास में जो 
विरोधी हें उन सबको भस्म कर देने की शक्ति इस नेत्र में है। जवतक 
यह तीसरा तेत्र खुला नहीं रखा जाता जीवन में सफलता नहीं मिल 
सकती । 

हमारी आंखें जहां चाहे वहां न चली जांय, कान जो चाहें वह 
सुनने न लग, जवान चाहे जो बोलने न रगे, खाने न लगे, हाथ 
चाह जो करने न ळग और पेर जिधर चाहे उधर जाने न लगें। 
अपनी ध्येयानुकूल बातों की ओर ही हमारी इंद्रियों को जाना चाहिए। 
इनमें इन्द्रिय-रूपी बेलों को हमारे जीवन-रथ को गड्ढे -में न गिराते 
हुए लक्ष्य की ओर ही ले जाना चाहिए। 

ज्ञानेश्‍वरी में योग का वर्णन करते हुए एक अत्यन्त सुन्दर ओवी 
लिखी हुई 

य॒क्ताहारविहारस्य, युक्तचेष्टस्य कमंसु। 
युबतस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ 

गीता में जो यह इलोक है उसीके ऊपर यह ओवी है। जिसे कर्म- 
योग की साधना करना है उसके लिए यह संयम योग साधना भी 
आवश्यक 


(७०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
संयम ९१ 


नियमों का पालन करो, अगर बनना चाहते हो योगो। 

योगी का अर्थ है कर्मयोगी | सतत कम में मग्न हो जाना । हाथों 
से लगातार सेवा करते रहना । इसके लिए वया करना चाहिए ? 

सब बातें नापतोल से करनी चाहिए। तोलकर खाना चाहिए, 
.तोलकर पीना चाहिए, तोलकर बोलना चाहिए, तोलकर चलना 
और तोलकर नींद लेनी चाहिए । इन्द्रियों को सब चीजें देनी चाहिए; 
लेकिन नाप-तोळ से प्रमाण के साथ । ऐसा करते रहने से जीवन में 
प्रसन्नता रहेगी । यह बात केवर काल्पनिक नहीं है। येह तो अनुभव- 
सिद्ध हैँ। 

मान लीजिये, हमने ज्यादा खा लिया । अगर पकौड़ी खानी है तो 
मन में आया उतना खा गयें। वामुंदी हुई तो पी गये खूब । तो 
परिणाम क्या होगा ? आलस्य आयगा । अधिक खाया कि अधिक 
लेटने की इच्छा होगी और इतने से ही बस नहीं होगा। वदहजमी 
होगी, अजीणं होगा, पेट-दद करने लगेगा और शायद बीमार भी पड़ना 
पड़ेगा । थोड़ी देर जबान का सुख अनुभव किया; लेकिन. आगे तो दस 
दिनों तक अन्न की रुचि ही नहीं रहेगी । इन आगांमी दस दिनों में 
कोई काम भी नहीं किया जा सकेगा । 

रात को गाना हुआ । सुनते रहे दो बजे तक । तो नींद पूरी नहीं 
हुई । जब नींद पूरी नहीं होगी तो पाचन भी अच्छा नहीं होगा । दूसरे 
दिन काम भी अच्छा तहीं होगा । काम करते आंखें बन्द होने लगेगी । 
इस प्रकार कर्म में सफलता नहीं मिलेगी। ठ 

जिनके जीवन का कोई लक्ष है, जिनका जीवन सेवा के लिए हैं 
-उनको सारे काम प्रमाण से करने चाहिएं। प्रमाण में ही सारी 
सुन्दरता है, प्रमाण में ही शोभा है। संयम में सौन्दर्ये है। बहुत 
से अविवेकी लोग संयम का मजाक उड़ाते हें। वे कहते हें कि हम 
ये बन्धन नहीं चाहते'; लेकिन जो बन्धन अपने आप अपने ऊपर रूगाया 
जाता हैं वह वन्धन नहीं है । अपनी इच्छा का गुलाम होना कोई 
स्वतन्त्रता नहीं है। स्वतन्त्रता का अर्थ स्वेच्छाचार नहीं है। 
-स्वतन्त्रता का अर्थ है विकास और संयम के बिना विकास नहीं होता। 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
२ भारतीय संस्कृति 


सारी दुनिया को देखिए। आपको संत्र संयम ही दिखाई देगा 
वृक्ष को ही लीजिये। यह वृक्ष जड़ों से बंधा हुआ हैं ।. यदि 
वृक्ष कहे कि में पृथ्वी के साथ ऐसे क्‍यों वांधा जाऊं ? मुझे आकाश 
में उड़ने दो। मेरी जड़ तोड़ दो। तो वह मर जायगा। यदि वृक्ष की 
जड़ें तोड़ दी जांय तो क्या वह जिन्दा रह सकेगा ? वृक्ष जड़ों से बंधा 
हुआ है। इसी कारण वह ऊंचा होता जाता है। इसी कारण उसमें 
फल-फूल आते हें। उसकी सम्पत्ति का रहस्य उस दृढ़ संयम में ही है। 

सितार को लीजिये। सितार में तार होते हें। अकेले उन तारों 
को ही जमीन पर रखिये । उनपर उ'गली फिराइये । उनसे कोई ध्वनिः 
नहीं निकलेगी; लेकिन उन्हीं तारों को सितार की खूंटी से बांधिये । अब 
तो उन बन्धनों में जकड़े हुए तारों में से मस्त बना देनेवाला संगीत 
निकलने लगेगा । वे जड़ तार चैतन्य बन जाते हें। उनमें से अपार 
माधूर्य झरने लगता है। संयम में संगीत प्रकट होता है! 

नदी को देखिये । यदि पहाड़ों का पानी दसों दविजा में बहने लगे 
तो उससे प्रवाह नहीं बन सकता; लेकिन यदि वह पानी किसी एक 
खास दिशा में बहने लगे तो उससे प्रवाह प्रकट हो जाता है। प्रवाह 
को भी किनारों का बन्धन होता है। नदी दो किनारों- से बंधी हुई है । 
उन दोनों किनारों में से वह बहती है। यदि वह कहने लगे कि मुझे 
किनारों के इस बन्धन की आवश्यकता नहीं हैं तो कया होगा ? पानी. 
इधर-उधर फेल जायगा और चार दिन में सूख जायगा । नदी को बन्धन 
है इसीलिए उसमें गति है, गहराई है और गंभीरता हैँ। उसे बन्धन है 
इसी कारण वह आगे-आगे बहती जाती है और महासागर से मिलती 
हैं। उसे बन्धन है इसी कारण तो वह हजारों एकड़ जमीन को उपजाऊ 
बनाती हूँ, उसे सदैव गीलापन रखती है। वन्धन के कारण नदी को 
अमरता प्राप्त हो गई है। संयम के कारण ही नदी समुद्र में मिल सकती है।' 

भाप को देखिये। यदि भाप बन्धन में न हो तो उसमें शक्ति न 
रहे। अपनी इच्छा से इधर-उधर जानेवाली भाप कमजोर है। प्रचण्ड 
नली में बन्द की हुई भाप प्रचण्ड यन्त्र चलाती है, वड़ी-वड़ी रेलगाड़ियां' 
चलाती हूँ । 


(७०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri ahd Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
सयम. ९ 


संयम को तुच्छ मत समझिये । वह आपके विकास के लिए है । 
वह समाज के हित के लिए हैँ । यदि हम संयम का पालन न करें तो 
हमारे काम ठीक तरह से नहीं होंगे । यदि काम ठीक तरह नहीं होंगे 
तो समाज का नुकसान होगा । हम केवल अपने खुद के लिए ही नहीं 
हैं। यह बात हमको मालूम होनी चाहिए कि हम समाज के लिए हैं। 
हमारा यह देह, हमारा यह जीवन समाज के लिए है । सारी सृष्टि 
हमारा पोषण कर रही है। सूर्य प्रकाश देता हूँ, वादळ पानी देता हैं, 
वृक्ष फल-फूल देते हैं, किसान अनाज देता है, बुनकर वस्त्र देता हैं, स्कूल 
शिक्षा देता हैं। हम इस सारी सजीव-निर्जीव सृष्टि के आभारी हैं । 
अतः अपना जीवन उनकी सेवा में अर्पण करना .हंमारा काम है । यह 
जीवन जिसका है उमीको सेवा के द्वारा अर्पण करना हूँ । 

इसलिए इस जीवन में घुन नहीं लगने देना चाहिए । भगवान की 
पूजा के लिए बिना सूंधे हुए फूल ले जानें चाहिएं। वे न कुम्हलाये हुए 
हों, न कीड़े खाये हुए हों । रसमय और गन्धमय स्वच्छ एवं सुन्दर फूल 
ले जाना चाहिए । हमारे इस जीवन-पुष्प को भी समाजरूपी भगवान 
को अर्पण करना हे। यदि जीवन को रसमय और गन्धमय बनाना ह 
तौ संयम की अत्यन्त आवश्यकता हैँ । 

इन्द्रियों को उत्तरोत्तर उदात्त आनन्द प्राप्त करने की आदत डालनी 
चाहिए । खाने-पीने का आनन्द तो पशुःपक्षी भी उठाते हैं । मनुष्य केवल 
खाने-पीने के लिए ही नहीं हैं। उसे भोजन अवश्य चाहिए; लेकिन वह 
किसी ध्येय के लिए.। खाना-पीना और सोना पूर्णता के ध्येय के साधन 
बनने चाहिए । 

न्यायमूर्ति रानड़े की एक बात बताई जा रही है। उन्हें कलमी 
आम पसन्द थे। एक बार आमों की टोकरी आई। रमाबाई ने आम 
काटकर न्यायमूर्ति के सामने तइतरी में रखे। न्यायमूर्ति ने उसमें से एक- 
दो फांकें खाईं। कुछ देर के वाद जब रमावाई ने आकर देखा तो आम 
की फांकें उसमें रखी हुई थीं। उन्हें अच्छा नहीं छगा। वे बोलीं--- आपको 
आम पसन्द हे । इसलिए में इन्हें काटकर लाई। फिर खाते क्‍यों नहीं ? ” 

. न्यायमूति ने कहा--'आम अच्छे छगते हैं, क्या इसका यह मतलब 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digan by eGangotri 0 सँस्कृति ° by MoE-IKS 


हैं कि आम ही खाता रहुं। एक फांक खाली । जीवन में दूसरे आनन्द 
भी हैं ।” 

खाने-पीने की चर्चा करने में हमारा कितना समय चला जाता है। 
मानो हम जवान के गुलाम होगये हें। लेकिन हमें जानना चाहिए कि 
मिठास किसी वस्तु में नहीं, हमारे अन्दर हूँ। हम अपनी मिठास उस वस्तु 
में डालते हैं और उस वस्तु को मीठी कहकर खाते हैँ सारी मधुरता 
हमारे अन्तरंग में हैं। जिसे वह मिठास प्राप्त होगई है उसे कुछ भी 
दीजिये सबकुछ मौठा-ही-मीठा मालूम होगा । 

संसार के सारे महापुरुष संयमी थे । उनका भोजन सादा होता था। 
वेगम्बर मुहम्मद साहब सादी रोटी खाते और पानी पी लेते थे। लेनिन 
का आहार अत्यन्त सादा था । महात्मा गांधी भोजन में पांच वस्तुओं से 
अधिक वस्तु नहीं खाते थे यदि महात्माजी का आहार-विहार इस 
प्रकार नियमित न होता तो वे इतना महान कार्य न कर सके होते। 
देशबन्धुदास की पत्ती वासन्तीदेवी उनकी बहुत चिन्ता रखती थी । वे 
देशबन्धु के भोजन का काफी खयाल रखती थीं । 

लेकिन इस आहार-विहार के अलावा भी दूसरा संयम हूँ। यदि 
समाज में आनन्द फैलाना है तो इस उदात्त संयम का महत्व जितना 
बताया जाय उतना कम हूँ । हमारे भारतवषं में प्राचीन काल से संयुक्त 
कुटुम्व-प्रणाली बिना संयम के चल ही नहीं सकती । यदि संयम न हो तो 
दस आदमियों के मुंह दस दिशाओं में हो जाथंगे। यदि कुटुम्ब का प्रत्येक 
व्यक्ति अपनी इच्छा को ही प्रधानता देने लगे तो सब लोगों की केसे पट 
सकेगी ? मनोमालिन्य बढ़ने लगेगा और झगड़ों का सूत्रपात होने 
लगेगा । 

संयुक्त कुट्म्ब-प्रणाली में मुखिया पर बहुत जिम्मेदारी होती है। 
उससे सबकी मरजी रखनी पड़ती है । इसके लिए उसे बहुत त्याग करना 
पड़ता ह। वह मुखिया अपने बचचों के लिए अधिक गहने नहीं बनवायेगा। 
अपनी पत्नी के लिए सबसे पहले अच्छी साड़ियां नहीं खरीदेगा । अपने 
छोटे भाइयों के बच्चे और उनकी बहुओं का खयाल वह पहले रखेगा । 
वह उनके लिए पहले कपड़े गहने आदि ल,यगा। ऐसा करने से ही. 


(७७0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
सयम 


उसके शब्दों का मान रहेगा । तभी कुटुम्ब के सब लोगों के मन में उसके 
लिए अपनेपन और आदर की भावना रहेगी । त्याग से इसी प्रकार वैभव 
मिलता'है । 

संध्या के समय एक मन्त्र बोलते हैं। उसका एक चरण निम्त- 
लिखितह-- 

“'सर्वेषामविरोवेन ब्रह्मकर्म समारभे ।” 

अव किसी का विरोध नहीं हैँ। अब मुझे अपना ब्रह्मकमे प्रारंभ 
करने दो। 'सबके साथ अविरोब'। ये शब्द अत्यन्त महत्वपूर्णं हें। 
पहले ब्रह्मचर्थ कैसा ? पहले स्तान-संध्या कंसे ? देवदर्शन कैसा ? 
जप-तप कैसे ? पहले समाज में एकता का निर्माण कीजिये, स्नेह का 
निर्माण कीजिये । मानव-जाति में से विरोध दूर कोजियें। कलह मिटा 
दीजिये । द्वेष-मत्सर आदि का अन्त कर दीजिये और फिर अपने ब्रह्म- 
कर्म को प्रारंभ कीजिये । 

इस अविरोध का निर्माण किस प्रकार हो सकेगा ? यदि प्रत्येक 
व्यक्ति संयम के - द्वारा अपनी वासना-इच्छा आदि पर जरा लगाम 
लगाये तो अविरोध का निर्माण होना सुलभ होगा । यदि हारमोनियम 
का प्रत्येक स्वर जैसा चाहे वैसा चिल्लाने लगे तो संगीत किस प्रकार 
निकाल सकेगा ? उन स्वरों को अपनी इच्छा संयत बनानी पड़ेगी | 
इसी प्रकार यदि मानव-जाति जीवन में ईमानदारी के साथ 
संगीत-निर्माण करता चाहे तो उसे अपने स्वरों पर संयम रखना 
चाहिए । र 

आज भारतीय जीवन में संगीत नहीं है, प्रान्त-प्रान्त में लड़ाई हैं । 
मतभेद हो सकते हैं; लेकिन जब मतभेद में से मत्सर का भूत खड़ा हो 
जाता है तब डर लगता है। भारत संयुक्त कुट्म्ब-प्रणाली का एक 
प्रयोग है । भारत एक राष्ट्र है। पूवंजों ने कभी भारत के टुकड़ों की 
कल्पना नहीं की । उन्होंने हमेशा अपनी आंखों के सामने भारतीय एक्य 
की भव्य कल्पना रखी थी । हम स्वान करते समय केवल महाराष्ट्र 
की नदियों का ही स्मरण नहीं करते, बल्कि सारे भरतखण्ड की नदियों 
का स्मरण करते हैं। हम कहते हैं--हर गंगे यमुन नमंदे ताप्ती 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


70 by eGangotri and Sar; न सस्कति, by MoE-IKS 
द T सस्कृति 


-कृष्णे गोदावरी कावेरी ।' कलश की पूजा करते हुए उस कलश में 
हम सारा हिन्दुस्तान देखते है : 
गंगे च यमुने चंव, गोदावरी सरस्वती । 
नमंदे सिन्वु कावेरी जलेऽस्मिन्‌ सन्निधि कुरु॥ ¬, 
इस प्रकार की प्रमुख नदियों का हम स्मरण करते हें। अयोध्या, 
मथुरा, माया, काशी, काञ्ची, अवंतिका, पुरी द्वारावती इन पवित्र 
`पुरियों को हमने भारत की चारों दिशाओं में रखा है । 
“दुर्लभं भारते जन्म” 
यह दात ऋषि ने बड़े गर्व के साथ कही है| पूर्वजों की आंखों के 
"सामने अंग, बंग, कछिंग न थे। गुर्जर, विदर्भ, महाराष्ट्र न थे । उनकी 
आंखों के सामने भारत था। 
इस विशाल भारत में अनेक प्रान्त हैं। जिस प्रकार बड़े कुटुम्ब में 
“बहुत से भाई हैं। इन भाइयों को एक दूसरे के साथ संयमपूर्वक व्यवहार 
“करना चाहिए । यदि एक ही कुटुम्ब में रहना है तो अपनी ढफली 
अपना राग अलापने से काम नहीं चल सकेगा । अपना-अपना स्वर ऊंचा 
“करने से काम नहीं होगा। यूरोप में बहुत-से छोटे-छोटे देश हैं और वे 
आपस म मार-काट करते हूँ। यदि वैसी ही बातें भारत में न करनी है 
'तो भारत, को सावधान हो जाना चाहिए और संयुवत कुटुम्ब में एक 
“को दूसरे की सुख-सुविधा का खयाल पहले रखना चाहिए । 'पहुले मेरा 
नहीं, पहले तेरा ? जिस प्रकार हमें यह अपने कुटुम्ब में करना पड़ता 
ःह वेसा ही हमें भारतीय कुटुम्ब में करना पड़ेगा । महाराष्ट्रियों को 
गुजरातियों को कहना चाहिए “धन्य गुजरात, महात्माजी को जन्म देने- 
वाला गुजरात धन्य है ।” गुजरात को महाराष्ट्र को कहना चाहिए 
धन्य महाराष्ट्र, लोकमान्य को जन्म देनेवाला, छत्रपति शिवाजी को : 
जन्म देनेवाला बहादुरों का महाराष्ट्र धन्य है ।” बंगाल को कहना 
चाहिए-- है वंगदेश, तू धन्य है । जगदीशचन्द्र, प्रफल्लचन्द्र, रवीन्द्र 
अ देनेवाला, देशवन्धु, सुभाषावावू को जन्म देनेवाला, श्रीरा मक्कष्ण 
क Orin बलिदान देनेवाला, सैकड़ों सत्र 
हैं। पंजाब को कहना चाहिए--“हे 


(७००0. In Public Domain. Sri Sri Ahandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
संयम e७ 


पंजाब, तू दयानन्द की कर्म-भूमि है, रामतीथं की जन्ममूमि है, 
श्रद्धानन्द, भगतसिंह, लालाजी ` की तू माता है । तू महान है ।” 
सीमाप्रान्त को कहना चाहिए---/२५ लाख की जनसंख्या में से १६ 
हज़ार सत्याग्रही देनेवाले प्रान्त, तू धन्य है । भगवान्‌ के सैनिक 
देनेवाले, प्रान्त ! तू भारत की शोभा श्रौर आशा है।” भारत में इस 
प्रकार का दृश्य दिखाई देना चाहिए कि वे इस तरह एक-दूसरे की 
मुक्तकण्ठ से स्तुति कर रहे हैं, एक-दूसरे पर गवं करते हें, एक-दूसरे 
से प्रकाश ग्रहण करते हें, एक-दूसरे से स्फूति प्राप्त करते हें और एक- 
दुसरे का हाय अपने हाथ में लेते हें; लेकिन इसके लिए बड़े दिल की 
जरूरत है । इसके लिए संयम की जरूरत है। ग्रपना अहंकार दूर रखना 
चाहिए । 

जो दूसरे के सुख-दुःख का विचार करने लगता है उसके लिए संयम 
रखना सरल हो जाता है । 'यदि मॅंने ऐसा किया तो दूसरे पर इसका 
क्या असर होगा, यदि में इस प्रकार बोला तो इसका क्या परिणाम 
होगा, ऐसा लिखने से व्यर्थ ही मन तो न दुखेगा, यदि में पेर बचाकर चला 
तो उससे किसी की नींद में बाधा तो प्रायगी, यदि रात के समय जोर- 
जोर से बात.करते हुए या गाना-गाते हुए चला तो उससे किसी को कष्ट 
तो न होगा, सभा में यदि हम ग्रापस में बातचीत करने लग गये तो उससे 
दूसरे _भाषण सुननेवालों को बाधा तो नहीं होगी ?” इस प्रकार एक-दो 
नहीं सब छोटी-से-छोटी बातों पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। लेकिन 
हमारे देश में तो यह प्रादत ही नहीं है । दूसरों का विचार क्षण भर के 
लिए भी हमारे सन में नहीं भ्राता। कारण है सहानुभूति की कमी । 
जहां सहानुभूति नहीं है बहां संयम नहीं हुँ । * 

हम लोगों में यह भावना ही नहीं रही है कि हमारे काम से दूसरे 
'को कष्ट होगा । मानो हम भ्रकेले ही जीवित हैं । हमारे श्रास-पास कोई 
नहीं है । इसी भावना से हम सारा व्यवहार करते हैं । पश्चिमी 
देशों में यह बात नहीं है । उन देशों 'में सार्वजनिक जीवन 
में अधिक संयम है । वे रास्ते में व्यर्थ हल्ला नहीं करते । ऐसी कोई 
बात नहीं करते जिससे दूसरों को कष्ट हो । सत्र आपको व्यवस्थितता 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
८ भारतीय संस्कृति 


दिखाई देगी । बिना संयम के व्यवस्थितपन नहीं श्रा सकता । जहां संयम 
-नहीं है वहां एकदम भ्रव्यवस्था होगी । श्रपनी सभा को देखिये, अपने 
जलस देखिये, स्टेशन पर टिकट की जगह देखिये, हर जगह श्रापको 
; संयमहीन जीवन दिखाई देगा । श्रौर यदि कोई संयम की बात करता है 
तो उसकी मजाक उड़ाई जाती है । यदि कोई कहता है कि जरा 
धीरे बोलिये, तो उसे चट से जवाब दिया जाता हैं कि चुप रहिये। 
बड़े सभ्य आये ! 
हम कोई शब्द एकदम बोल देते हैं ग्रौर उससे हमेशा के लिए 
दिल फट जाते हैं । हम भ्रपना कोई मत बिना सोचे-समभें प्रकट करते 
हें ग्रौर हमेशा , के लिए वैर पैदा हो जाता है । एक बार टूटे हुए मनों 
को जोड़ना कठिन हो जाता है। 'टूटा मोती फूटा मन, जोड़ न सकता 
स्वयं विधाता । संसार में जोड़ना कठिन है, तोड़ना सरल है। वृक्षों का 
पोषण करना कठिन है; लेकिन उसे एक ही क्षण में तोड़ा जा सकता है । 
घर बनाना कठिन है उसे गिरा देना सरल है । हमें जीवन जोड़ने हैं । 
वे समय से हो जोड़े जा सकते हैं । हम भेंसे को छोटा मानते हूँ, क्योंकि 
चह संयमी नहीं है । वह हमेशा मारने के लिए सींग उठाता रहता हूँ, 
हमेशा श्रांखें दिखाता है । हम उन्हीं पशुओं की कीमत करते हैं जो संयमी 
हें, जो लगाम लगवाते हूँ, गाड़ी में श्रच्छी तरह चलते हें, हल ठीक तरह 
चलाते हैं । जो घोड़ा लगाम नहीं लगवाता उसे कौन अपने पास रखेगा ? 
उसके लिए कौन पैसे खर्च करेगा ? पशुश्रों को चमड़े की लगाम लगाई जाती 
है; लेकिन मनृष्यों को इस प्रकार की लगाम लगाने की जरूरत नहीं है । 
बुद्धि ही मनुष्य की लगाम हूँ। मनुष्य विचार करके व्यवहार करता हू। 
जो विचारपूर्वक व्यवहार नहीं करता वह मनुष्य नहीं है । संयमी होना 
मनष्यत्व का पहला चिह्न है; लेकिन यह चिह्न हमें कितने लोगों के पास 
दिखाई देगा ? संसार में आज लोग शेर और सियार की तरह व्यवहार 
करते हैं । वे एक-दूसरे को खाने के लिए दोड़ते हैं । | अपने को उच्च 
समभकर दूसरों को तुच्छ मानते हैं । स्वंत्र संयम का पूरा श्रभाव दिखाई 
दे रहा हैं । 
दो पत्थरों को जोड़ने के लिए सीमेण्ट की जरूरत होती है । जब 


(७००0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Furiding by MoE-IKS 
कम-फल-त्याग 


संयम का सीमेण्ट लगाया जायगा तभी जीवन जोड़ें जा सकेंगे । एक 
प्रान्त दूसरे प्रान्त से ग्रौर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से जोड़े जा सकेंगे । 
लेकिन यदि अहंकार रहा तो यह नहीं हो सकेगा । किसी प्रान्त 
का भूतकाल उज्ज्वल होता है; लेकिन यदि उस उज्ज्वल भूतकाल के बल 
पर हम कदम-कदम पर दूसरों को तुच्छ समंझने लगें तो उससे क्या 
लाभ ? ऐसे समय यही अच्छा लगता है कि यदि भूतकाल अच्छा न 
होता तो ही म्रच्छा होता । जिस इतिहास से हम घमण्डी बनते हैं, 
हमें लगता है कि हम ही श्रच्छे हें रौर सब मूर्ख हैं, तो उस इतिहास का 
न होना ही हमें पसन्द करना पड़ेगा। हमें भूतकाल के इतिहास से 
स्फूति मिलनी चाहिए; लेकिन वह पड़ोसी भाई को चिढ़ाने के लिए 
न हो । राष्ट्र को यह बात भ्रपने खयाल में रखनी चाहिए। 

संयम का अर्थ शरणता नहीं हे । संयम का प्रर्थ वावलापन नहीं 
है । संयम का ग्रर्थ हें शक्ति वह जीवन के विकास के लिए है। वह 
उत्कृष्ट कमं करने के लिए हैं। वह अपने हाथों अपार सेवा करने के 
लिए है । वह समाज में अधिक आनन्द, भ्रधिक संगीत लाने के लिए है । 
संयम सावंभौम वस्तु हे । 4 


१ १० ६ 
कम-फल-त्याग 


गीता नेःकर्म-फलःत्याग सिखाया है । भ्रपनी रुचि का सेवा-कार्य 
हमें ज्ञान-विज्ञानपूर्वक निष्ठा से, मन से तथा अपने वँ के अनुसार करना 
चाहिए । उस कमं को उत्कृष्टता के साथ पूरा करने के लिए जीवन को 
संयत करना चाहिए । श्राहारःविहार नियमित बनाना चाहिए । शरीर 
ग्रौर मन प्रसन्त व नीरोगी रखना चाहिए। इस प्रकार जीवन की 
सार्थकता का लाभ लेना चाहिए । सेवा-कमं करते-करते, उसे उत्तरोत्तर 
अ्रधिक तन्मयता के साथ करते-करते एक दिन सारी सूष्टि के साथ स्नेह 
जोड़ना है, मनको भेदातीत बनाकर केवल चिन्मय साम्राज्य में ही 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi’ 


bee by eGangotri ०५ संरक्षीति “9 by MoE-IKS 


रमना है । 
लेकिन इस सबको साधने के लिए एक ग्रौर चीज की जरूरत है, 
एक प्लौर दृष्टि की आवश्यकता है | वह दृष्टि है फल की आशा 
नहीं रखना । कर्म में इतने तल्‍लीन हो जाना चाहिए कि फल का 
विचार करने का समय ही न मिले । जीवन कर्ममय ही हो जाय । जना- 
बाई कहती थी--“प्रभु ही खाना प्रभु ही पीना” । प्रभु से यहां मतलब 
है भ्रपने ध्येय से, भ्रपने सेवा-कर्म से इस सेवा-क्रमं को ही खाना हैं, 
सेवा-कमं को ही पीना हैं इसका मतलव यह है कि खाते हुए भी हमें 
कर्म का विचार हो और पीते हुए भी कर्म का विचार हो । सोते हुएभी 
कर्म का चिन्तन हो । गांधीजी ने पहले एक वार कहा था कि मुझे हरि- 
जनों की सेवा के ही स्वप्न दिखाई देते हें । ऐसा दिखाई देता है कि मन्दिर 
खुल रहे हें। स्वामी रामतीर्थ को स्वप्न में कठिन प्रइनों के हल दिखाई 
देते थे ।भ्रजुन के बारे में भी ऐसी ही बात कही जाती है। श्रीकृष्ण 
का श्रर्जुन पर ग्रधिक प्रेम देखकर उद्धव उससे ईर्ष्या रखता था । यहः 
बात श्रीकृष्ण के ध्यान में ब्राई । श्रोकृष्णा ने उद्धव से कहा-- 
“उद्धव, जाओ श्रौर यह देख आओ कि इस समथ ग्रर्जुन क्या कर रहा 
हैं ॥” उद्धव चले । श्रर्जून अपने कमरे में गहरी नींद में सोया था; 
लेकिन वहां 'कृष्ण-क्ृष्ण’ की मधुर ध्वनि सुनाई देती थी । वह ध्वनि- 
कहाँ से भ्राती हुं, इसकी खोज;उद्धव करने लगा। वह ग्र्जुन के पास गया 
उसे क्या दिखाई दिया ? भ्रर्जुन के रोम-रोम से “क्ृष्ण-कृष्ण” की ध्वनि 
निकल रही थी । श्रर्जून का जीवन कृष्ण के प्रेम से ग्रोत-प्रोत था । 
नानक ने कहा है --'हे ईइवर, आपका स्मरणा इवासोच्छवास के साथ- 
साथ होने दो ।' भगवान्‌ के स्मरणा के बिना जीवन ग्रसह्य होने. दो । 
'उनका स्मरण ही मानो जीवन हूँ । उनका विस्मरण मानो मृत्यु । उनका 
स्मरण मानो सारे सुख श्रौर उनका विस्मरण मानो सारे दुःख । 
“विपद्‌ विस्मरणं विष्णोः संपन्तारायणस्मृतिः ।” 
झौर भगवान्‌ का स्मरण ही मानो ध्येय का स्मरण हे, स्वकमं का, 
स्वघमं का स्मरण । हममें जिसके लिए जीने और मरने की भावना 
पैदा होती है वही हमारे लिए ईशवर-स्वरूप है । वही हमारा ईश्वर 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
कमं-फल-त्याग १०१ 


है । भौर उसके चिन्तन में हमेशा निमग्न रहना ही परम सिद्धि है । 

मनुष्य स्वकर्म में इतना निमग्त कब हो सकेगा ? जब्र वह 
उस कर्म के फल को भूल जायगा । छोटा बच्चा ग्राम की गुठली को' 
जमीन में गाड़ता है । दूसरे दिन सुबह वह उसे फिर खोदकर देखता हूँ । 
उसे यह देखने की बड़ी उत्कण्ठा रहती है कि उसमे ग्रंकुर फूटा या 
नहीं; लेकिन यदि वह गुठली वारबार खोदकर देखी गई तो उसमें कभी 
भी अंकुर नहीं फूट सकेगा। उसमें कभी भी वौर न ग्रासकेंगे, रस वाले 
फल नहीं लग सकेंगे । इसके विरुद्ध यदि उस गुठली को प्रतिदिन पानी 
पिलाया गया, उसमें खाद दिया गया, उसके पत्तों को बकरी से बचाने 
के लिए उमुके ग्रासपास काँटे की बाड़ लगा दी और इस प्रकार यदि कोई 
आदमी उस प्राम को उगाने के काम में लग गया तो एक दिन उसमें रस- 
वाले फल आये बिना न रहेंगे । 

यदि गहराई से देखा जाय तो मालूम होगा कि मनुष्य का सच्चा आनन्द 
फल में नहीं कमं में हैं । अपने हाथ-पेर, अपना हृदय, अपनी बुद्धि के 
सेवा-कमं में मग्न हो जाने में ही आनन्द है । इंग्लेण्ड के प्रसिद्ध इतिहाप- 
कार गिबन ने जिस दिन मध्य रात्रि के समय भ्रपना बड़ा इतिहास लिख- 
कर समाप्त किया उस समय वह रोया । बारह वज गये थे। रात्रि का 
सन्नाटा छाया हुआ था। उसने अन्तिम ल्लाक्य लिख डाले । गिबन २५ 
वर्षों से यह काम करता ग्रा रहा था| इन दिनों उसका प्रत्येक क्षण 
आनन्द से व्यतीत हुआ; लेकिन उस इतिहास के समाप्त होते ही उसे 
वरा लगा । वह वोला--“ अरब कल क्या करूंगा ? अब कल आनन्द 
कहां रहेगा ? अब क्या पढूं ? क्या लिखूं ?” इस कमे के करने में ही 
. उसे आनन्द था । पं 

बच्चे खेलते हें । खेलते समय उनके मन में यह विचार नहीं होते कि 
इससे हमें इतना व्यायाम होगा, हमारे शरीर सुधरेंगे । यदि बच्चे इस 
विचार से खेलें तो उनको खेल का आनन्द नहीं मिल सकेगा । क्‍या 
आटया-पाट्या खेलते हुए खिलाड़ी के मन में यह विचार रहता हैं कि 
मेरी जांघों का व्यायाम हो रहा है ? इस विचार से तो वे घेरा नहीं तोड़ 
सकते । बच्चे खेल के लिए खेलते हैं । उससे उन्हें जो व्यायाम का 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
१०२ भारतीय संस्कृति 
° 


फल मिलता है खेलते समय उसकी ओर उनका लक्ष नहीं होता । 

इसका यह मतलव नहीं कि खिलाड़ी को व्यायाम का फल नहीं 
मिलता । उसका स्वास्थ्य भ्रच्छा रहता हैँ । वह प्रसन्न रहता है । उसका 
मन प्रफुल्ल रहता है । उसे कितने फल मिलते हैं ! खेलने जाने के 
पूर्व उसके मन में व्यायाम का विचार रहता है । वह सोचता हे कि 
यदि में रोज खेलूं तो मेरा स्वास्थ्य भ्रच्छा रहेगा । पहले मन में फल 
का विचार रहता है; लेकिन जहां कमं शुरू हुआ कि फल को भूल जाना 
चाहिए । तब फिर वह कर्म ही धर्म प्रतीत होना चाहिए । वह साधन ही 
साध्य-रूप में प्रतीत होना चाहिए । प्रत्येक प्रयत्न मानो कर्म-सिद्धि है 
प्रत्येक दौड़ मानो विजय है । यह अनुभूति होनी चाहिए कि हमारा 
प्रत्येक कदम ध्येय-प्राप्ति के लिए है। प्रयत्न ही मानो सफलतां है । 

बेलदार हाथ में हथौड़ा लेकर पत्थर तोड़ता रहता है । मान लीजिये 
यदि पत्थर दस चोट में नहीं टूटा और ११ वीं चोट में टूट गया तो 
कया वे पहली १० चोटें व्यर्थ गई ? प्रत्येक चोट पत्थर के श्रणाभ्रों के 
ऊपर आघात कर रही थी। वह श्र॒णुओं को श्रलग ही कर रही थी । 
प्रत्येक चोट ध्येय की ओर ले जा रही थी । 

कर्म उत्कृष्ट करने के लिए ही कर्मफल-त्याग की जरूरत होती हे । 
फल का सतत चिन्तन करने को श्रपेक्षा जो कर्म में ही रम जाता है उसे 
भ्रधिक बड़ा फल मिलता है, क्योंकि पद-पद पर फल का चिन्तन करते 
रहनेवाले का वहुत-सा समय चिन्तन में ही चला जाता है। जो किसान 
पद-पद पर यह चिन्ता करता हुआ बैठा रहे कि यदि वर्षा न हुई तो, 
ग्रच्छा भाव नहीं हुआ तो, चूहे लग गये तो, और फल की चिन्ता करता 
रहे तो उसके मन में अ्नन्तः भ्राशा नहीं रह सकेगी, उसके कर्म उत्कृष्ट 
नहीं हो सकेंगे । इसके विरुद्ध जो किसान कर्म में रंग गया है, खाद 
डालता है, सिचाई करता है, निराई करता है और दूसरी बात सोचने 
का जिसके पास समय ही नहीं है इसमें कोई शंका नहीं कि उसे अधिक 
उत्कृष्ट फल मिलेगा । 

कमल के फूल को तो झाप जानते ही हैं । उसके बारे में रामकृष्ण 
परमहस एक वात हमेशा कहते थे । कमल विकास चाहता हूँ | रात-दित 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by ९७३१०० धनका Trust. Funding by MoEARS. 


कीचड़ में पैर गड़ाकर वह इसके लिए प्रयत्न करता रहता है। वह सूर्य 
की ओर मुंह करके खिलने का प्रयत्त करता है। उस कमल की साधना 
एक-सी श्रखण्ड चलती रहती है । वह भ्रपना विकसित होना भूल जाता 
है । मानो फल को ही भूल जाता है । वह ठंड, घूप, हवा, वर्षा, कीचड़, 
ग्रादि में रहकर ही प्रयत्न करता रहता हैँ । लेकिन एक दिन श्राता है 
जब किं वह कमल श्रच्छी तरह खिलता है, उसे सूर्ये की किरण चूमती 
है, हवा झुलाती हे, गीत सुनाती है। कमल को इस बात का खयाल ही 
नहीं रहता हूँ कि में खिल रहा हुँ। उसे मालूम ही नहीं होता कि में 
सुगन्ध से, पवित्रता से, पराग से भर रहा हुँ । ग्रन्त में अमर गुंजार 
करता हुआ प्राता है । वह कमल की प्रदक्षिणा करता है ग्रौर कमल के 
्रन्तरंग में प्रवेश करके कहता है--“पवित्र कमल, तू खिल चुका हे । 
तुझमें कितनी सुगन्ध है, तेरा कैसा सुन्दर रंग हैं, तुझमें कितना मीठा 
रस हु!” 

मनुष्य के सम्बन्ध में भी यही बात होनी चाहिए। उसे फल को 
भूल जाना चाहिए । यदि फल उसके चरणों में आकर गिर जाय तो भी 
उसे उसपर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए । ध्व के सामने प्रत्यक्ष भगवान्‌ 
्राकर खड़े हो गये फिर भी उसकी ग्रांखें बन्द ही रहीं। वह तो नारा- 
यणां के चिन्तन में तल्लीन हो गया था। साधना में इतनी समरसता 
का होना महत्व की बात हे। 

भारतीय संस्कृति साधना सिखाती है । भ्रधीर मत बनो, उल्लू मत 
बनो, फल के लिए लालायित मत रहो, विह्नल मत बनो । महान्‌ फल 
चटकी मारते ही नहीं मिलते । उसके लिए अनन्त साधना और अखण्ड 
अविरत श्रम की आवश्यकता रहती है । बरगद का बड़ा पेड़ दो दित में 
इतना नहीं बढ़ता । मेथी की सब्जी दो दिन में उग ग्राती है और चार 
दिन में सूख जाती है; लेकिन एक बार बरगद का पेड़ जम जाता है 
तो फिर हजारों लोगों को छाया देता है । उसकी शाखाएं श्राकाश को 
छने जाती हैं । उसका सिर श्राकाश से लग जाता है और जड़ पाताल- 
गंगा से भेंट करती है। लेकिन यह स्पृहणीय भौर महात्‌ प्रसार, इस 
महान्‌ वैभव को प्राप्त करने के लिए--पत्थर-कंकर में जड़ें जमाने के 


७०0. i i i Sri 
In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
, 


१ B¥itization by eGangotri ग्भीस्तीक संरकति- Funding by MoE-IKS 


लिए उस वटवृक्ष को कितने वर्षो तक प्रयत्न करना पड़ता हुँ । 
विनता श्रौर कद्रू की कहानी तो सुप्रसिद्ध है । कद्रू के यहां जब एक 
हज़ार सर्प के बच्चे हुए तो विनता ग्रधीर हो गई। उसने एक ग्रण्डा 
फोड़ा; लेकिन वह परिपक्व नहीं हुआ था । उसमें से लंगड़ा-लूला श्ररुण 
निकला । विनता दुःखी हो गई । उसे श्रपनी जल्दबाजी का इनाम मिल 
गया; लेकिन अपने श्रनुभव से वह होशियार वन गई । उसने दूसरे ग्रण्डे 
नहीं फोड़े । वह एक हज़ार वपं तक ठहरी रही श्रौर एक हज़ार वर्ष के बाद 
पक्षिराज गरुड़ बाहर निकले श्रौर वे भगवान्‌ विष्णु के वाहन बन गए । 
यदि श्रपने कर्म के कमजोर फल नहीं चाहते हो श्रौर ऐसे भव्य, 
दिव्य फल चाहते हो तो उसके लिए सँकड़ों वर्षों तक परिश्रम करना 
पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी । श्राज भारतीय संस्कृति के उपासक साधना 
भूल गये हैं । वे चुटकी में फल चाहते हैं । वे जल्दी ही स्वतन्त्रता चाहते 
` हैं, लेकिन वे लाखों ग्रामों में जाकर वर्षों तक साधना करना नहीं चाहते । 
कान्ति क्षणभर में नहीं होती। राष्ट्रीय शिक्षा के ग्राचार्य बिजापुरकर 
'ने एक वार कहा,--“अंग्रेजों को राज्य प्राप्त करने में १५० वर्ष लग 
गये । अब उनको निकालने में ३०० वर्ष लगेंगे, इसी विचार से हमको 
हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए ।” ; 
कर्मफल-त्यागी मनुष्य कभी निराश नहीं होता । क्योंकि फल पर 
उसकी दृष्टि ही नहीं होती । जो निरन्तर फल का चिन्तन करता रहेगा 
वह दुःखी होगा, निराश होगा । भागवान्‌ वुद्ध ने एक-एक गुण प्राप्त 
करने के लिए एक-एक जन्म लिया था । जीवन की पुणांता प्राप्त करने 
में उन्हें सैकड़ों जन्म लेने पड़े । 
एक बार दो साधक तपस्या कर रहे थे। वे भगवान्‌ से साक्षात्कार 
करना चाहते थे । पहले देवदूत एक के पास आया मरौर बोला---“क्यों 
तेरी समभ से कबतक तुझे ईश्वर का साक्षात्कार हो जायगा ? "उसने 
कहा--“इसी क्षण । में बहुत श्रधीर हो गया हूं ।” देवदूत ने कहा-- 
“हजारों वर्ष होने पर भी तेरा उनसे साक्षात्कार नहीं हो सकेगा।” देवदूत' 
दूसरे के पास गया । उसने उससे भी वही प्रश्‍न पूछा । उस साधक ने 
पुछा--“कितने वर्षो में साक्षात्कार हो सकेगा ?” देवदूत ने कहा-_“'दस 


= 


(७०0०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
कर्म-फल-त्याग १०५ 


हजार वर्षो में ।” साधक गद्गद्‌ होकर बोला--“कया इतनी जल्दी मेरा 
ईश्वर से साक्षात्कार हो सकेगा ! भगवान्‌ के साक्षात्कार में करोड़ों वर्ष 
लग जाते हें । क्या सचमुच मुझे इतनी जल्दी साक्षात्कार हो सकेगा ?” 
इतने में भगवान्‌ वहां श्रा गये श्रोर वोले-“में अभी तुझसे मिलता हूं । 
तेरे हृदय-मन्दिर में ही श्राकर रहूंगा ।” 

भगवान्‌ को प्राप्ति के लिए कितनी ही साधना श्राप क्‍यों न करें वह 
थोड़ी हो है। ध्येय की प्रोप्ति के लिए ऐसी ही अमर ग्राशझ्ा होनी 
चाहिए । प्रत्यत्नों से, कष्टों से ्रौर परिश्रम से घबराना नहीं चाहिए । 
उत्तरोत्तर अधिक उत्कृष्ट कर्म होने चाहिएं। जो. हजारों वर्ष तक परिश्रम 
करने के लिए तँयार हू उसे इसी घड़ी फल मिल जायगा। 

लेकिन अपने मन के सन्तोष का फल तो हमेशा मिलता रहता हैं । 
“में श्रपनी शक्ति भर प्रयत्न कर रहा हूं, ्रावरयकता से भ्रधिक परिश्रम 
कर रहा हूं” मेरे इस प्रान्तरिक समाधान को कोत छीन सकेगा ? हमें 
यह शरीर, यह बुद्धि ओर यह हृदय मिला है । ईश्वर नें 
हमें यह पूंजी पहले से ही दे रखी है। हमें यह जो कुछ मिला है उसके 
ऋण से मुक्त होने के लिए सेवा करनी चाहिए । समाज हमें बहुत कुछ 
देता है । सृष्टि भी हमको कुछ दे रही है । उसके ऋण से उऋण होने 
के लिए काम में जुटे रहना प्रत्येक व्यक्ति का कतव्य है । 

रौर यदि हमें फल न मिले तो समाज प्रमर हूँ । व्यक्ति चला जाता 
है; लेकिन समाज चिरंतन है । काम करनेवाले चले जाते हें; लेकिन काम 
तो शेष रह ही जाता हैं उस काम को पूरा करने के लिए समाज है 
ही । मेरे शेष बचे हुए काम को कोन भ्रपने हाथ में लेगा ? मेरे हाथों 
लगाये हुए वृक्ष को कौन पानी पिलांयगा ? मेरे श्रम का फल तो किसी 
न-किसी को मिलेगा ही और वह जिसको भी मिलेगा वह तो मेरा अपना 
ही है । उसमें और मुझमें कहां भेद है ? 

हमारी संस्कृति में श्रदू्ट फलों की एक मधुर कल्पना है। उथली 
बद्धि के लोग इस कल्पना की मजाक उड़ाते हें; लेकिन जेसे-जंसे इस 
कल्पना का विचार करते हैं वैसे-वैसे परानन्द होता है। तुम्हारे प्रयत्नों 
के फल मिलेंगे; लेकिन वह तुमको प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देगे। तुम्हारी | 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu I Funding by MoE-IKS 
१०६ भारतीय संस्कृति 


कल्पना के दिव्य चक्षुशरों से ही वह दिखाई देगा । न दिखनेवाला फल 
तुम्हें भ्रवश्य मिलेगा । हिन्दुस्तान के स्वराज के लिए कितने बड़े-बड़े 
व्यक्ति जन्म भर कष्ट सहन करके चले गए ! उन्हें भ्रपने प्रयत्नों के फल 
नहीं मिले; लेकिन उनको श्रदृश्य फल तो मिल ही गया था । न्यायमूर्ति 
रानडे ने एक वार कहा था--“देखो, मुझे यह सुखी श्रौर समृद्ध 
हिन्दुस्तान दिखाई दे रहा है। मुझे यह देवों की प्रियभूमि स्वतन्त्र झौर 
मुक्त दिखाई दे रही है । मुभे ऐसा हिन्दुस्तान दिखाई दे रहा है जिसमें 
रोग-प्रकाल नहीं हैं, भ्रज्ञान नहीं है, रूढ़ि नहीं है, झगड़े नहीं हैं, टण्टे नहीं 
हैं, हेष नहीं है, मत्सर नहीं है । सारी जाति श्रौर घर्म एक-दूसरे से हिल- 
मिलकर रहते हैं । सबके पास भ्रनाज है, वस्त्र हैं, रहने के लिए घरबार 
है ।” न्यायमूर्ति को अपनी विज्ञाल दृष्टि से, शास्त्रपूत भ्रौर श्रद्धापूत दृष्टि 
से वे श्रदृश्य फल दिखाई दे रहे थे । लोगों को अपने श्रम का श्रदृश्य फल 
मिलेगा, उनका श्रम व्यर्थं नहीं जायगा । संसार में कोई बात व्पर्थ 
नहीं जाती । 

प्रदृश्य फल का एक श्र भी श्रर्थ है । नदी बहती है। कितने ही 
वृक्षों श्रौर वेलों को वह जीवन प्रदान करती है; लेकिन वह यह बात 
नहीं जानती । उसके उदर में कितने ही जलचर समाये हुए हैं लेकित 
उसे इसकी जानकारी ही नहीं होती । उसे इस बात की भी जानकारी नहीं 
होती कि उसने कितनी भूमि उपजाऊ भर समृद्ध की है । उसे यह बात 
भी मालूम नहीं होती कि उसके कारण कितने कूश्रों में पानी याया है। 
नदी बहती है । रात-दिन काम करती रहती है। वह नमी पैदा करती 
है । लेकिन उसे क्या मालूम कि यह नमी कहां, किसे और कितनी मिलती 
हे । इस फल के बारे में उसे क्या मालूम ! यह उसे दिखाई ही नहीं 
देता । लेकिन यह फल उसके नाम पर जमा हुँ। यह उसके कमे रूपी 
वृक्ष में लगे हुए भ्रनन्त फल हैं । 

सूर्य को यह मालूम नहीं होता कि उसने कितनी जगह का अंधेरा दूर 
किया हैं। यदि हम उससे कहें कि “भगवान्‌ सूर्य नारायण, आपका कितना 
बड़ा उपकार है ! आपने सारा भ्रन्धकार दूर किया ।” तो सूर्यं कहेगा--- 
“मैंने कहां का अन्धकार दूर किया ? लाश्रो मुझे थोड़ा-सा दिखाशो तो । 


छ 


(७७०0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
कमे-फल-त्याग ° 


तेने तो भ्रन्धेरा देखा ही नहीं है फिर दूर कहां से करूं ? में तो केवल 
प्रकाश करना जानता हूं । रात-दिन जलते रहना ही मुझे मालूम है |” 

सूर्य ने भ्रपने जीवन का यज्ञ-कुण्ड सतत प्रदीप्त रखा हें ।. लेकिन 
कया उसे अपने कर्म का फल नहीं मिलता है। सूर्य की गर्मी से प्राणी 
मात्र जीवित रहते हैं, फूल-फल उत्पन्न होते हैं, बनस्पति बढ़ती रहती है । 
सारे संसार का काम चल रहा हे। वह सारे संसार की श्रात्मा हें । 

“सुर्यं ग्रात्मा जगतस्तस्युषरच' 
` इस स्थिर-चर सुष्टि का वह प्राणदाता है । सूर्य को इस महान फल 

की कल्पना ही नहीं है । लेकिन यह भ्रदृश्य फल उसे मिल हो रहा है। 

बाहर सुन्दर सुगन्धित फूल फूलते हें । कितने ही ग्रादमियों के 
जीवन में उन फूलों के दशन से ्रानन्द उत्पन्न होता हैं; लेकिन फूलों को 
इसकी कल्पना कहां है ? वायु के साथ फूल की सुगन्ध वातावरण में 
फैलती है भौर लोगों को सुख होता है। बीमार: को उससे प्रसन्नता 
श्रनुभव होती है । मधुमक्ली, तितली ग्रौर भ्रमर ग्राते हैं भोर उसे लूट. 
लेते हें । उसके साथ गुप्त बातचीत करते हैं; लेकिन फूल को ये बातें 
याद नहीं रहतीं । उसने ्रपना जीवन फुला रखा है । परन्तु हजारों 
जीवों को ग्रानन्द देने का भ्रदूश्य फल उसे मिलता ही है । 

छोटा बच्चा हँसता है, खेलता हैं । जिस टेनीसन की स्थिति यह हो 
गई थी कि पता नहीं पड़ता था कि वह कब मर जायगा या कबतक 
जीवित रहेगा उसे फूलों भौर बच्चों को देखकर भाशा का संचार हो 
जाता था । उस बच्चे को क्या मालूम कि उसका हास्य निराश प्रौर 
निरानन्द जीवन में सुधावर्षण कर रहा है । उस बच्चे को यह मालूम 
नहीं होता कि उसके मां-बाप को, भाई-बहन को, अडौसी-पड़ोसी को 
उसके द्वारा सुख श्रौर समाधान मिलता है। लेकिन वह प्रदृश्य फल उसे 
मिलता है । 

हमने खादी खरीदी । हमें यह मालूम नहीं होता कि इससे किस 
ग्राम के किस भूखे परिवार को दो ग्रास ( कौर ) मिले; लेकिन यदि 
हमको न मालूम हो फिर भी यह सत्य है कि वहां दो प्राणी सुखी हुए 
हैं । यह सत्य है कि इमली की पत्ती पकाकर खानेवाले लोग भ्रब रोटी 


~ 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


TM DB bs 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


१०८ भारतीय संस्कृति 


खाने लगे हैं । चाहे हमें दीखे या न दीखे वह्‌ अदृश्य फल हमें मिलता 
ही है। 

प्रत्येक मनुष्य को सेवा करनी चाहिए । सत्कमं करने चाहिए । इससे 
मन को सन्तोष मिलने का दृश्य फल तो पद-पद पर मिलता ही है; लेकिन 
समाज को श्रानन्द देने का श्रदृश्य फल भी उसे मिलंता है । यदि इस 
संसार में कोई वात व्यर्थं नहीं जाती तो फिर सत्कर्म कैसे व्यर्थ जा 
सकते हैँ । यदि हम घर के पास हो गन्दगी करते हैं तो मच्छर हो जाते 
हैं रौर घर के पास स्वच्छता रखी तो वहां श्रारोग्य ग्रौर आनन्द रहेंगे । 
कमं चाहे भ्रच्छा हो, चाहे बुरा दोनों का फल मिलता ही है । यदि कांटे 
बोएंगे तो कांटे मिलेंगे। यदि गुलाब लगायेंगे तो गुलाब मिलेगा । 
प्रत्येक बात का परिणाम हमारे अपने ऊपर तथा श्रास-पास के वातावरणा 
पर होता है । आकाश में दूर तारा चमकता है प्रर हमारे जीवन में 
पवित्रता आती है । ध्रूब तारा दिखाई देता है तो उससे हमारी ,नाव 
सुरक्षित चली जाती है । यह मन की भावनाग्नों ग्रौर विचारों का 
परिणाम होता है तो किये हुए कर्मों का परिणाम कंसे नहीं होगा ? 
इसमें कोई शक नहीं कि चाहे यह परिणाम भले ही ग्रदुश्य हो लेकिन 
होता अवद्य हूँ । 

केवल कर्म में ही रम जाना एकदम नहीं साधा जा सकता । मनुष्य 
पहले-पहल लोभ से ही कर्मे में प्रवृत्त होता है। मां बच्चे से कहती है 
“श्रीगणेश लिख तो में तुझे छुभ्रारे दू'गी ।” बह छुम्रारों के लालच से 
पट्टी पकडता हे । मिठाई के लालच से स्कूल जाता हे; लेकिन आगे उसे 
विद्या का आनन्द मालूम होता है । वह विद्या के लिए ही विद्या सीखता 
है । यह बात नहीं हे कि उस समय उसे दूसरे फल नहीं मिलते । बचपन 
में उसे छुग्रारे ही मिलते थे; लेकिन श्रव फल की ग्राझा छोड़कर विद्या 
की उपासना शुरू करते ही उसे मान, सम्मान, कीति, पद सब कुछ मिलते 
हैं । उसे निमन्त्रणा मिलते हैं । उसका स्वागत होता हूँ। उसके सामने 
अनन्त फल हाथ जोड़े खड़े रहते हें । ऋद्धि-सिद्धि उसके श्रास-पास खड़ी 
रहती है लेकिन उस विद्या का आनन्द अनुभव प्राप्त करनेवाले व्यक्ति 
को मान-सम्मान में ग्रानन्द अनुभव नहीं होता | 


(७०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


. Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


कस-फल-त्याग १०६ 


“बिकल छटपटाता हैं वह एसे। 
मृग को बिधा बाण हो जेसे॥ 
जिस प्रकार बाण से हरिण बिध जाता है, घायल होता है उसी 
प्रकोर वह भी मान-सम्मान से घबरा जाता है, परेशान हो जाता है । 
तुकाराम महाराज की कीति-गाथा सुनकर शिवाजी महाराज ने 
उनके पास पालकी भेजी । घोड़े-सवार भेजें रिवाजी महाराज ने सोचा 
कि तुकाराम महाराज को पालकी में बिठाकर जुलूस के साथ लाया 
जाय । लेकिन तुकारामजी को इससे दुःख हुआ । अपने सत्क्रमं में वेभव 
के फल लगते हुए देखकर उन्हें बुरा लगा । वे भगवान्‌ से बोले 
“भगवन ! ये मशालें, ये घोड़े, ये पालकियां, ये छत्र-चामर, ये सब किस- 
लिए हैं? क्या में इनको पसन्द करता हूं ?” तुकाराम तो सेवा के लिए 
सेवा चाहते थे । उनको मोक्ष के फल की भी आवश्यकता नहीं शी। 
उन्होंने मोक्ष को भी ठुंकरा दिया । 
मेंने ठुकराये दंभ मान, 
यहा के सुख-सुविधा के ग्रवसर। 
तुम उन्हें भुलावे में न डालो, 
जिनको ये लगते मधुर-मधुर । 
लुकाराम महाराज इस प्रकार यह बात स्पष्ट रूप से कह्‌ रहे हें । 
सेने कीति और मात को ठुकरा दिया हें। उनके पीछे-पीछे चलकर 
कर्मच्युत होतेवाले दीन, दुर्बल एवं अपनी ही पूजा करनेवाले व्यक्ति 
हम नहीं हैं । उससे च्युत होनेवाले तो दूसरे लोग हैं | कि 
यह दृष्टि अन्त में मनुष्य को प्राप्त होनी ही चाहिए । कर्म ही मोक्ष 
है भौर मोक्ष ही संतोष है | कर्म ही सब कुछ हैँ । हमे सत्कम की आदत 
होनी चाहिए | सूर्य जलना जानता है । बादल बरसना जानता है। हवा 
बहुना जानती है । सन्त दूसरे के आंसू पोंछना _जानते हैं। जब आदत 
हो जाती हें तो भ्रहंकार चला जाता है । फलेच्छा मर जाती है । नाक 
लगातार सांस लेती रहती है; लेकिन हम उसका कोई आधार नहीं मानते | 
नाक भी यह नहीं जानती कि में कोई बड़ा काम कर रही हूं । ` यही हाल 
हमारा भी होता चाहिए! माँ भ्रपने बालक की नाक जितनी सहज और 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE:IKS 


११० भारतीय संस्कृति 


निष्काम भावना से साफ करती है उतनी ही सहजता से पड़ोसी के 
बालक की नाक भी साफ करने की आदत पड़नी चाहिए । पहले पड़ोसी 
के वालक की नाक साफ करते समय वह इधर-उधर देखेंगी। वह इस 
बात पर ज्यादा ध्यान रखेगी कि उस वालक को माता--“यह क्या, 
आपने इसकी नाक सॉफ क्यों की ?” श्रादि कहकर उसकी प्रशंसा करती 
है य। नहीं । लेकिन श्रागे चलकर यह इच्छा मिट जानी चाहिए । ऐसा 
करना हाथों का सहज धमं हो जाना चाहिए । 
“मामनुस्मर युद्धय च” 
भगवान्‌ ने यही शिक्षा दी है। चाहे फल मिले चाहे नहीं, हमेशा 
सत्य की याद रखकर काम करते रहो । भगवान्‌ का स्मरण करते हुए 
कर्मं करना चाहिए। लेकिन भगवान्‌ के स्मरणा का क्या प्रथं है ? 
सच्चिदानन्द का स्मरण । हमारे कर्म सच्चिदानन्द-रूपी भगवान्‌ की पूजा 
करनेवाले होने चाहिएं । हमारे कमं मांगल्य की पूजा करनेवाले हैं 
या नहीं यह देखना ही सत्‌ स्वरूप की पूजा करना, सत्‌ स्वरूप का स्मरण 
करना है । इसी प्रकार हमारे कर्म ज्ञान-विज्ञान पूर्वक हैं या नहीं यह देखना 
ही चित्‌-लूपी परमात्मा का स्मरणा करना शौर यह काम करते हुए 
हमारा हृदय उमड़ता है या नहीं, हमें भ्रपार श्रानन्द होता हुँ या नहीं 
यह देखना श्रानन्द-लूप परमेश्वर के दर्शन करना हुं । कर्म में समाज का 
मांगल्य होना चाहिए, कम में ज्ञान होना चाहिए। कर्म हमें भारस्वरूप 
प्रतीत होने के बजाय ग्रानन्दमय प्रतीत होना चाहिए। इसे कहते हैं 
सच्चिदानन्द की पूजा । 
भारतीय संस्कृति जय या पराजय, सिद्धि या असिद्धि और यश या 
प्रपयश की भ्रोर ध्यान नहीं देती । समुद्र की लहरें ऊंची उठती हैं प्रोर 
नीचे आती हैं। ऊपर उठते-उठते ्मौर नीचे गिरते-गिरते समुद्र किनारे 
के पास पहुंचता है । समुद्र में ज्वार श्राता है ग्रौर भाटा भी; लेकिन - 
उसकी धीर-गम्भीर गर्जना कभी नहीं रुकती । उसका कर्म चलता रहता 
है । जीवन भौर मरणा, सम्पत्ति और विपत्ति, गुलामी श्रौर भ्राजोदी तथा 
जय श्रौर पराजय की ओर ध्यान न देकर हमेशा लक्ष्य की ओर बढ़ते 
रहना चाहिए । चारित्र्य मुख्य वस्तु है । हमारा अपना विकास मुख्य 


CCo0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


कर्म-फल-त्याग १११ 


वस्तु है । सत्कमं मुख्य वस्तु हे । हम उसके ही लिए हैं । हम विजय- 
पराजय की लहरों से लड़ते हुए प्रागे बढ़ते रहेंगे । हम विजय से 
उन्मत्त नहीं बनेंगे और पराजय से झुलस नहीं हम । हम संपत्ति से 
मदान्ध नहीं होंगे भौर विपत्ति से निस्तेज नहीं होंगे । हम अपना कर्म 
पकडकर्‌ आगे बढ़ेंगे । भारतीय संस्कृति विजय का तत्वज्ञान नहीं 
बताती । यदि विजय पर ही उसकी नींव खड़ी की जायगी तो यह 
मानना पड़ेगा कि वह संसार के अधूरे ग्रनुभवों के ऊपर ही खड़ी की 
आई हूँ । भारतीय संस्कृति सदा सुख के स्वर्ग में ही रहने का प्रलोभन 
नहीं देती । विजय से उन्मत्त मत बनो और पराजय से दुःखी व उदास 
मत बनो । यही भारतीय संस्कृति का महात्‌ सन्देश है । हमें विजय- 
यराजय को काटते-छांटते श्रागे बढ़ना चाहिए । हमें विजय झौर पराजय 
के साक्षी बनना चाहिए । जब ईसा के क्रॉस पर जाने का समय आया 
तो वह बोला--“प्रभु, जैसी तेरी इच्छा ।” कर्म करनेवाले को चाहे 
फांसी मिले, चाहे सिंहासन, चाहे फूल की माला मिले, चाहे दुःख मिले, 
चाहे यश मिले, चाहे भ्रपयश, सच्चे कमवीर की श्रद्धा यही रहती है कि 
हमारी आ्रात्मा मलिन नहीं होगी । उसे भ्रदुशय फल दिखाई देता है । उसे 
यह भी दिखाई देता है कि शन्त में सत्य की विजय होगी । भारतीय 
संस्कृति कहती है कि विजय के नगाड़े मत बजा और पराजय का रोता 
मत रोझो । तुम दोनों के ऊपर पहुंचकर, दोनों के ऊपर सवार र 
निईन्द्र होकर सदेव स्वकम करते रहो | उसमें तन्मय हो जाझो । 
यही तुम्हारा मोक्ष है, यही तुम्हारी पूजा है । सच्चा महात्‌ धर्म है । 
लेकिन इस बात को कौन सुनता हैं ? 


' $ ११ ; 
गुरुशिष्य ` Se suhra 


भारतीय संस्कृति में गुरु-भक्ति एक झत्यन्त मधुर काव्य है । ज्ञानेश्वर 


च्छ 


जे ज्ञानेश्‍वरी के तेरहवें अध्याय में इस गुरु-भक्ति की अपार महिमा 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


११२ भारतीय संस्कृति 


गाई है । बहुत से लोग इस गुरु-भक्ति का महान्‌ अर्थ नहीं समझते | 
आज चारों शोर दंभ बढ़ चुका है और जहाँ-तहाँ दिखावा बढ़ गया हुँ 
श्रौर उच्च गुरु-भक्ति का महान तत्व धूमिल हो गया है। . 

गुरु का ग्रर्थं केवल शिक्षक नहीं है, केवल आचाय॑ नहीं हे । शिक्षक 
अथवा श्राचार्यं उस ज्ञान विशेष से हमारा थोड़ा-बहुत परिचय करा देते 
हें । हम उनका हाथ पकड़कर ज्ञान के श्रांगन में ग्राते हें; लेकिन गुरु 
हमें ज्ञान के सिंहासन में ले जाता ह । गुरु हमें उन ध्येयों के साथ एक- 
रूप कर देता है । ज्ञान में तन्मय हो जानेवाला गुरु दिष्य को भी 
समावि-श्रवस्था प्राप्त करा देता है । स्कूल में विद्यार्थी प्ररत पूछते हैं 
लेकिन वहाँ गुरु के साथ बहुत से प्रइनोत्तर नहों होते । यहाँ बिना बोले 
ही शंकाश्रों का समाधान हो जाता हैँ, विना कहे उत्तर मिल जाता है। 
यहाँ तो देखना और सुनना हे । बिना बोलें ही गुरु सिखा देता है और 
बिना पूछे शिष्य सीख जाता हे गुरु मानो उमड़ता हुभ्ना ज्ञान-सागर 
हैं | सतूशिष्य का मुखचन्द्र देखकर गुरु लह्राने लगता हैँ। गीता में 
ज्ञानाज॑न के प्रकार बताये गये हैं 

“तदहिद्धि प्रणिपातेन परिप्रहनेन सेवया ।” 

यह ज्ञान प्रणाम करके, वार-वार पूछकर और सेवा करके प्राप्त 
करो । हम परिश्रम करके शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन गुरु 
के पास तो प्रणाम और सेवा ही ज्ञान के दो मार्गे होते हें । नम्रता ज्ञान 
का सच्चा आरम्भ हू । शिष्य गुरु के पास खाली मन लेकर जाता हू। 
कुंए में भ्रपार पानी है, लेकिन यदि वरतन नहीं भुके तो उस बरतन में 
एक वूंद भी नहीं श्रो सकेगा । इसी प्रकार जो ज्ञान के सागर हें उनके 
सामने जबतक हम न भुकेंगे, उनके चरणों के पास चुपचाप नहीं बैठेंगे, 
तबतक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकेगा । भरने के लिए झुकना ही पड़ता 
है । प्रगति करने के लिए झुकना ही पड़ता है । 

संगीत सीखने की इच्छा रखनेवाला कोई लड़का किसी संगीत की 
पाठशाला में जाता है । वहाँ कुछ वर्षों तक वह संगीत सीखता है । 
लेकिन उसे संगीत का सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता । संगीत से उसका 
परिचय होता है; लेकिन संगीत की आत्मा उसे कब दिखाई देगी, कब 


CCo0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
गुरु-शिष्य -११३ 


समझ में आ्रायगी ? किसी महान्‌ गायक की संगति में जब वह सांघक 
बनकर वर्षो तक रहेगा, उस गुरु की भक्ति और प्रेम के साथ सेवा 
करेगा, जव-जब गुरु राग अलापने लगे तव-तव न-्रतापूर्वंक सारी इन्द्रियों 
को एकाग्र करके उस राग को सुनेगा तभी उससे सच्ची विद्या प्राप्त 
होगी । उसकी ऊबड़-खाबड़ विद्या सुसंस्कृत बनेगी, तेजस्वी बनेगी । 

यह ज्ञानोपासक शिष्य जो केवल विनम्र वनकर आता हैं उसकी 
जाति और कुल का विचार गुरु नहीं करता । गुरु तो” केवल एक बात 
देखता है और वह है लगन | जब शत्रु-पक्ष क्रा कच प्रेमपूर्वक शुक्राचार्य 
के चरणों में श्राया तव उन्होंने उसै संजीवनी दी । आप कोई भी खाली 
घड़ा लेकर गुरु के पास जाइये श्रौर उसे भुकाइये आपका घड़ा भर 
जायगा। 

गुरु संपूर्ण ज्ञान हमारी भेंट करता हे । भिन्न-भिन्न ज्ञान-प्रान्तों के 
अबतक के सारे ज्ञान से वह हमारा गठबन्धन कर देता हूँ । वह सारा 
भूतकाल हमें दिखा देता हैं, वर्तमान से परिचय करा देता हैं और भविष्य 
का दिशांदर्शन करा देता है । गुरु का मतलब है श्रवतक का सम्पूर्ण 
ज्ञान । 

गरु मानो एक प्रकार से हमारा ध्येय हैँ। हमें जिस ज्ञान की पिपासा 
है वह अधिक यथार्थता से जिसके पास हमें प्रतीत होता हुं वही हमारा 
गरु बन जाता है । गुरु-भक्ति का मतलब है एक प्रकार की व्येय-भक्ति । 
गरु शब्द की भ्रपेक्षा ध्येय शब्द की योजना कीजिए । फिर आपको गुरु- 
भवित पागलपन प्रतीत नहीं होगी । खिले हुए कमल के पास जित प्रकार 
रस पीने के लिए गुंजार करता हुआ भौरा श्रधीर होकर प्राता है, धीरे से 
वैठता है और उसका रस पीते-पीते तल्लीन हो जाता है, यही स्थिति 
सत-शिष्य की गरु के पास होती है । वह गुरु को लूट लेता हैं। गुरु को 
छोड़ता नहीं है । वह गुरु को खाली करने'के लिए व्याकुल ` रहता हूँ 
लेकिन वह गुरु को उसी समय खाली कर सकेगा जब कि शिष्य स्वयं 
खाली होगा । अपने जीवन का बरतन जितना बड़ा और गहरा होगा 
उतना ही हम गुरु से ले सकेंगे । 

समर्थ ने लिखा है, “अपनी लघुता का-भान न छोड़ो।” हमें यह 


.‘ 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
११४ भारतीय संस्कृति 


सदैव प्रतीत होना चाहिए कि ग्रभी हम श्रज्ञान हें, श्रमी हम खाली हैं, 
अभी हमको बहुत सीखना है । हमें सदेव कहना चाहिए कि श्रौर आगे 
और आगे ! यही विकास का मार्ग है । जब हम यह कहते हें कि में सब 
बात समझ गया हूँ, सब कुछ सीख गया हूँ तो इसके कहते ही हमारा 
सारा ज्ञान रुक जाता है । 

ध्येय सदैव बढ़ता ही रहता है । ध्येय-रूपी गुरु ग्रनन्त है। उसकी 
जितनी ही सेवा कीजिये वह श्रपर्याप्त ही रहेगी । जन्म-जन्म तक भक्ति 
करने पर ही शायद परिपूाता प्राप्त होगी । न्यूटन कहेगा--“मेरा ज्ञान 
सिन्धु में बिन्दु की तरह हे ।” सुकरात कहेगा--“मेंने इतना ही समभा 
कि मेरी समक में कुछ नहीं भ्रा रहा है ।” 

गुरु हमें सिखाता हूँ कि विभिन्न शास्त्रों के ज्ञान के लिए हमें किस 
प्रकार व्याकुल रहना चाहिए, किस प्रकार पागल-जेसा बनना चाहिए । 
शिष्य को यह प्रतीत होता है कि गुरु मानो अनन्त ज्ञान की मूर्ति है । 
गुरु मानो एक प्रतीक होता है । गुरु मानो मूर्त ज्ञान-पिपासा है । गुरु 
मानो अनन्त ज्ञान की विकलता हैँ । गुरु मानो सत्य के ज्ञान को 
उत्कटता है । हमारे गुरु का न आदि है न अरन्त । हमारे गुरु का न पूर्व 
है न परिचम । हमारा गुरु है परिपूर्णता । 

ऐसे गुरु को कुछ भी देना नहीं पड़ता । उसको आप जितना दें 
थोड़ा हे । जितना दें उतना बहुत हैँ । मनृस्मृति में कहा है--“्ररे, यदि 
तेरे पास देने के लिए कुछ भी न हो तो खड़ाऊं की एक जोड़ी ही दे 
दे। एक घड़ा पानी ही भर दे । एक फूल ही दे दे ।” यह देखने की 
आवस्यकता नहीं हूँ कि शिष्य ने कितना दिया है । वह जो कुछ देता है 
उसमें कृतज्ञता का सागर भरा रहता हूँ । उसमें उसका हृदय जैसे उंडेला 
हुआ होता है । 

यूरोप.में यह बात कहने में बड़ा गर्व भ्रनुभव किया जाता है कि में 
अमुक व्यक्ति का शिष्य हूं, मेंने श्रमुक व्यक्ति के चरणों में बैठकर शिक्षा 
प्राप्त की हैं सुकरात का शिष्य कहे जाने में प्लेटो अपने को धन्य 
मानता था । प्लेटो का शिष्य कहे जाने में श्ररिस्टाटल अपने को कृतार्थ 
मानता था । इव्सन का अनुयायी कहा जाने में शा को बड़प्पन का अनुभव 


CCo0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
ग॒रु-शिष्य ६१५ 


होतः था और मार्क्स का शिष्य समझे जाने में लेनिन भ्रपने को गौरवशाली 
समभता था । 

यह भावना बहुत ऊँची है कि हम किसी के हें। उस भावना में | 
कृतज्ञता है । संसार में ग्रकेले रिसालदार नहीं हें । संसार में सहयोग है । 
इसे दूसरों से बहुत सहारा मिलता हैं और दूसरों को इससे सहारा 
मिलता हूँ । संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसने सारा ज्ञान सम्पूर्ण 
स्वतन्त्रता से प्राप्त कर लिया हो । प्रत्येक व्यक्ति भ्रपने आगे वालों के 
कन्धे पर खड़ा रहता है और दूर की बात देखता है । ज्ञान का इतिहास 
मानो सहयोग का इतिहास है, अखण्ड परम्परा का इतिहास हें । 

सच्चा गुरु अपने शिष्य को प्रगति करता हुभ्रा देखकर अपने को 
गौरवशाली ग्रनुभव करता है । शिष्य से पराजित होने में गुरु को श्रपार 
आनन्द मिलता है । बात यह है कि शिष्य की विजय गुरु की ही विजय 
होती है । गुरु ने जो कुछ बोया है वह उसी का विकास है | गुरु जिस 
ज्ञान की उपासना कर रहा था, वह उसी ज्ञान की पूजा होती हैं। वह 
उसी ज्ञान का वढ़ता हुआ वैभव होता है । 

गुरु अपना सारा ज्ञान शिष्य को दे देता है वह अपने पास छिपा- 
कर कुछ भी नहीं रखता । भ्रपना महत्त्व कहीं कम न हो जाय इस डर 
से भ्रपने ज्ञान की सारी पूंजी न देनेवाले अ्रहंभावी गुरु बहुत हें; लेकिन 
वे गुरु नहीं हैं । उनका ज्ञान उनके साथ ही मर जाता हूँ। ऐसा कौन 
चाहेगा कि हमने-जिस ज्ञान की उपासना की वह मिट जाय ? सच्चा गुरु 
तो यही चाहता रहता है कि ज्ञान का वृक्ष बढ़ता रहे । गुरु ज्ञान के रूप 
में अमर रहता है । हमने जो कुछ कमाया है उसे दे डालना चाहिए। 
एक दिन रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानन्द से कहा--“म आज तुझे 
सबकछ दे डालता हूँ । में अपनी सारी साधना आज तुझमें उंडेल देता 
हुँ ” वह क्षण कितना दिव्य होगा जबकि शिष्य को अपने जीवन का 
सबकछ श्रपंण किया जाता है ! 

गरु मानो विशिष्ट ज्ञान का प्रतीक है । यदि गुरु के विचार या 
सिद्धान्त में कुछ भूल शिष्य को दिखाई दी तो सद्शिष्य उस भूल को नहीं 
छिपायेगा । गुरु के दिये हुए ज्ञान को अधिक निर्दोष बनाना ही शुरु की 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
११६ भारतीय संस्कृति 


पूजा करना हे । गुरु की भूलों को पकड़े नहीं रहना चाहिए । वह तो 
गरु का अ्रपमान होगा । ज्ञान की पूजा ही मानो गुरु-भक्ति हें । यदि 
गरु जीवित होते तो उस भूल को दिखाने से उनको गृस्सा न श्राता। 
चे तो उलटे शिष्य को गले लगा लेते | उससे अपने को गौरवशाली 
अनुभव करते । 

गरु श्रपनी श्रन्धभव्ति पसन्द नहीं करते। गुरु के सिद्धान्तों को 
ग्रागे बढ़ाना, उनके प्रयोगों को आगे चालू रखना ही उनकी सच्ची सेवा 
है । निर्भयतापूर्वक किन्तु साथ ही नञ्रतापूर्वक ज्ञान की उपासना करते 
रहना ही गृरु-भक्ति है । एक दृष्टि से सारा भूतकाल हमारा गुरु हुँ। 
सारे पूर्वज हमारे गुरु हैँ; लेकिन यदि भूतकाल की बातों में ग्रब कछ 
भल दिखाई दे तो उसे दूर न करना मानो भूतकाल का ग्रपमान करना 
` है। भूतकाल की भ्रामक वातों को वैसी ही चलते रहने देना उचित 
नहीं । वह भूतकाल का गौरव नहीं है । वह पूर्वजों का गौरव नहीं हूँ। 
उल्टे इससे तो हमारे बड़े-बड़े पूर्वजों को श्रपना श्रपमान ही अनुभव 
होगा । 

यदि श्रपने कटम्ब का प्रिय, पूज्य एवं कर्ता व्यक्ति मर जाता है तो 
हमें वरा लगता है; लेकिन क्या उस मृत व्यक्ति को हम अपने मोह के 
वश होकर गले लगाये रहेंगे ? अन्त में उस प्रिय किन्तु मृत व्यक्ति के 
शव को हमें श्रग्नि की भेंट करना ही पड़ता हैं। उस शव को घर में 
रखना मानो उसे सड़ने देना है यह तो उस शव की फजीहत होगी । 
उसी प्रकार पूर्वजों की मृत रीति व सदोष विचार-धारा को नम्रता- 
पूवंक एवं भक्तिभाव से तिलाञ्जलि देना ही पूर्वेजों की सेवा करना हूं । 

यह भूलना नहीं चाहिए कि गुरु-भक्ति अन्त में ज्ञान-भक्ति ही हैँ। 
पूर्वजों के सदनुभव के प्रति ्रादर, उनके प्रयत्नों के लिए आदर, उनके 
साहस, उनकी ज्ञाननिष्ठा के लिए आदर । गुरु की पूजा मानो सत्य को 
पूजा, ज्ञान की पूजा, भ्रनुभव की पूजा, विचारों की पूजा हें। जबतकः 
मनष्यों में ज्ञान-पिपासा है, ज्ञान के लिए आदर की भावना हैँ तबतक 
संसार में गरु-भवित रहेगी । 

भारत -में “गर्‌! शब्द के स्थान पर 'सद्गरु' शब्द की बड़ी महिमा | 


CCo0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
गुरु-शिष्य ११७ 


है । सद्गुरु का अर्थ क्या हैँ ? गुरु विभिन्न ज्ञानेःप्रान्तों ग्रथवा विभिन्न 
कलाग्रों में हमें ग्रागै ले जाता हूँ; लेकिन सद्गुरु जीवन की कला 
सिखाता है 

गीता में कहा है--“ग्रध्यात्मविद्या विद्यानाम्‌” जीवन को सुन्दर 
बनाना, अपने जीवन को निर्दोष, निष्काम, निरुपाधि करना ही सबसे बड़ी 
विद्या हैं श्रौर इसे सिखानेवाला ही सद्गुरु है । 

संसार में शास्त्रों का चाहे कितना ही विकास क्यों न हो; लेकिन 
जबतक मनुष्य जीवन-कला नहीं साघता तबतक सब कुछ व्यर्थ होगा। 
महि टाल्सटाय कहते थे कि 'पहले यह सीखो कि समाज में एक-दूसरे 
के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ।' संत बताते हैं कि किस प्रकार 
जीवन मधुर बनाना चाहिए । रेडियो सुनने से संगीत नहीं सीखा जा 
सकता । तुम्हारे इस बाहरी ठाट-बाट से रोनेवाला संसार मधुर नहीं 
हो सकता। संगीत अन्दर ग्रन्तरंग में ही शुरू हो जाना चाहिए। जीवन 
का यह सोगर-संगीत सद्गुरु सिखाते हैं । वे हृदय में प्रकाश करते हें। 
बुद्धि को सम बनाते हैं, प्रेम की ग्राँखें देते हैं । वे काम-क्रोध आदि सपो 
के दांत गिराते हैं। वे द्वेष-मत्सर श्रादि सिहों को बकरी बना देते हॅँ। 
इस प्रकार सद्गुरु एक बड़ा जादूगर है।, 

इसलिए भारत में सत्संग ्रथवा सज्जनों की सेवा को बहुत महत्व 
दिया गया है। 

बहुत-सा सज्जन का सत्संग । बनता भवसागर की नाव सुरंग। 

रवीन्द्रनाथ सृष्टि को किस प्रकार देखते, थे, महात्माजी किस 
प्रकार शान्तिपूर्वक हमेशा कार्यमरन रहते थे, यह उनके पास बैठने से ही 
मालूम हो सकता था । 

बड़े ग्रादमियों के पास क्षण भर रहने पर भी उसका संस्कार होता 
है । भगवान बुद्ध के चरित्र में एक कहानी है : 

एक बार भगवान बुद्ध नगर के बाहर एक विज्ञाल उद्यान में ठहरे । 
उनके दर्शत के लिए छोटे-बड़े स्त्री-पुरुष, धनी-गरीब सब जाते थे । 
एक दिन प्रातःकाल राजा अकेला ही पैदल जा रहा था । उधर से एक 
ग्न्य धनी व्यापारी भी जा रहा थो | 3 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
११८ भारतीय संस्कृति 


उन लोगों को रास्ते में एक माली मिला । माली के हाथ में एक 
सुन्दर सुगन्धित कमल था । शरद ऋतु समाप्त हो गई थी ग्रौर शिशिर- 
ऋतु प्रारम्भ हो गई थी | कमल मिलना कठिन हो गया था | राजा और 
साहुकार दोनों को लगा कि उस कमल को खरीदकर उसे बुद्ध भगवान 
के चरणों में चढ़ाए । साहुकार माली से बोला--“माली भाई, फूल 
कितने का है ?” 

माली बोला--' चार पैसे में” 

राजा बोला--“मे दो ग्राने देता हूँ मुझे दे दे ।” 

साहुकार बोला--“माली भाई, में चार आने देता हूँ मुझे दे |” 

राजा वोला--“में श्राठ ग्राने देता हूं ।” 

साहूकार वोला--“में रुपया देता हूं ।” 

इसपर कमल की कीमत बढ़ने लगी। माली ने मन मे कहा, ' ये लोग 
जिसके पास कमल ले जा रहे हैं यदि उसके पास में ही कमल ले जाऊं 
तो मुझे भी ज्यादा कीमत मिलेगी ।” इस विचार से वह माली बोला-- 
“में किसी को भी नहीं दूंगा । आप लोग जाइये ।” 

राजा और साहुकार जाने लगे । माली भी उनके पीछे-पीछे चला । 
भगवान बुद्ध एक शिलाखण्ड पर वैठे थे हजारों लोग उनका उपदेश 
सुन रहे थे । राजा ने बन्दन किया और वह शान्तिपूर्वक दूर जाकर बैठ 
गया । साहूकार ने प्रणाम किया और वह भी दूर जाकर बैठ गया । 
उसके पीछे वह माली भी था। भगवान वृद्ध के चरणों में बह कमल रख- 
कर वह भी नञ्रतापूर्वक दूर जाकर बैठ गया । 

भगवान वुद्ध को देखते ही पैसों का स्वार्थी विचार माली के मन में 
श्राया ही नहीं । उस पवित्र मूर्ति के सामने पवित्र विचारों से ही उसका 
हृदय भर गया । उस वतावरणा में स्वार्थी विचार एकक्षण भर के लि 
भी जीवित नहीं रह सकते थे । 

जव एक क्षण भर की भेंट का इतना परिणाम हुआ तो १२ 
वर्षं के तप यदि ऐसे महात्मा के सत्संग में व्यतीत किये जायें तो जीवन 
सोने-जैसा क्यों न होगा ? संत कँसे बोलते हैं, कैसे चलते हे, भिन्न-भिन्न 
परिस्थितियों में किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, कंसे निर्भय रहते हें, 


(७०0०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
गुरु-शिष्य ११९ 


किस प्रकार निस्पृह रहते हैं, कितने इच्छारहित, कितने संयमी, कितने 
मुदु लेकिन कितने निश्चयी, कितने निरहंकारी, कँसे सेवा-सागर, कितने 
निरलस, कितने क्षमाशील, उनका वैराग्य कैसा रहता है, केसी निर्मल 
दृष्टि होती है, कैसा विवेक होता है, कैसा ग्रनासक्त व्यवहार होता हूं। 
यह सव हमेशा उनके सहवास में रहने से ही समझ में ग्राते हें । 

अपना मटमैला जीवन इस प्रकार के सद्गुरु के सहवास में रहने से 
निर्मल होने लगता है । पर्दा हटने पर प्रकाश आता है । प्रत्यक्ष प्रायोगिक 
शिक्षा प्रत्येक क्षण मिलती हैं । सद्गुरु के इवासोच्छ्वास के साथ-साथ 
पवित्रता गती है | माता-पिता शरीर देते हें-जन्म देते हैं । लेकिन यह 
बात सद्गुरु ही सिखाते हैं कि इस मिट्टी के शरीर को सोना केसे वनाया 
जाय । भौतिक शास्त्र के गुरु मिट्टी के माणिक बना देगा; लेकिन सद्गुरु 
जीवन की मिट्टी के माणिक को मोती बनाता हैं। वह पशु से मनुष्य बनाता 
है, वैचारिक शक्ति प्रदान करता है, सत्य सृष्टि देता है । इस प्रकार 
के सद्गुरु से किस प्रकार उऋणा हो सकेंगे ? जिसने बन्दर से मनुष्य 
बनाये, पशु से पशुपति बनने का जादू सिखाया, उस सद्गुरु का ऋणा 
किस प्रकार चुकाएं ? किन शब्दों से उसका स्तबन करें ? उसका कितना 
वर्णन करें ? उसे कितना मानें ? उसकी कितनी प्रशंसा करें ? 

गुरब्रह्मा गुरुविषणुग र्देवो महेश्वरः। 
गुरुः साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नसः ॥ 

सद्गुरु का वर्णन करने में वाणी असमर्थ रहती है। गुरुमाने 
भगवान, महा भगवान । गुरु माने सब कुछ । 

अपनी तरफ सद्गुरु की परम्परा बताने का रिवाज है । सबका आदि 
गुरु याने--'कैलाश राजा शिव चन्द्रमौली' । निर्मल घवल और उच्च 
कैलाश के ऊपर रहनेवाला, शील का चन्द्र धारण करनेवाला, ज्ञान-गंगा 
मस्तक पर धारण करनेवाला, सर्पों को निविष बनाकर उन्हें फूल की 
माला की तरह अपने शरीर पर खिलानेवाला, सर्वस्व का त्याग करके 
भस्म को वैभव माननेवाला, संसार के लिए स्वयं हालाहल पीनेवाला, 
भत, प्रेत, पिशाच आदि पापऱ्योतियों को भी प्रेम से पास लेकर उन्हें 
मंगल का मागं दिखानेवाला, वैराग्य का तीसरा नेत्र खोलकर वासना को 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
१२० भारतीय संस्कृति 


भस्म करनेवाला, 'पशुपति, मृत्यूञ्जय, शिव सवका आदिगरु है। उससे 
ही सबकी ज्ञान-परम्परा प्रारम्भ होती है । 

जनक के गुरु याज्ञवल्क्य, जनक, शुक्राचार्य के गरु, निवृति के शिष्य 
ज्ञानदेव, रामानन्द के शिष्य कबीर, इस प्रकार का यह सम्बन्ध शब्दों 
में प्रकट नहीं किया जा सकता। जवतक जीवन, स्वच्छ, शद गौर 
शान्त बनाने की लगन मनुष्य में रहेगी तबतक यह सम्बन्ध भी संसार 
में रहेगा । इसमें कोई शंका नहीं कि यह सम्बन्ध भारत में ही नहीं 
संसार में भी रहेगा | इसके रहने में ही संसार का कल्याणा है । 


१२ ; 
चार पुरुषार्थ 


धर्म, र्थे, काम श्रौर मोक्ष ये चार पुरुषाथं हैं यें चार वस्तुएं ही 
ससार में ऐसी हूं जिन्हें प्रयत्न करके प्राप्त करना चाहिए । पुरुषाथ का 
ग्रथ हुं वह वस्तु जिसे मनुष्य को अपने प्रयत्नों से प्राप्त करनी चाहिए, 
संपादन करना चाहिए। पुरुषार्थ शब्द का श्रर्थ मराठो भाषा में कृतार्थता, 
पराक्रम, सार्थकता,ग्रादि होता हैं हम कहते हें कि 'ऐसा करने में कछ 
पुरुषार्थ नहीं हैं ।' इसका मतलव यही है कि ऐसा करना मनष्य को 
शोभा नहीं देता, श्रच्छा नहीं लगता । यह मनुष्य के लिए गौरवशाली 
नहीं है, इसमें कूछ पराक्रम नहीं हें । 

भारतीय संस्कृति कहती हूँ कि संसार में चार वस्तुएं प्राप्त कीजिये, 
चार वस्तुएं जोड़िये । भारतीय संस्कृति केवल एक वस्तु पर ही जोर 
नहीं देती । वह व्यापक है, एकाङ्की नहीं । भारतीय संस्कृति दैन्य और 
निराशा के गीत गानेवाली नहीं हैं । भारतीय संस्कृति पैसे को - निकृष्ट 
वस्तु नहीं समझती । यहां अर्थ भी. एक पुरुषार्थ है । द्रव्य-सम्पत्ति. 
त्याज्य नहीं है । प्रयत्नों के द्वारा द्रव्य प्राप्त कीजिये; सम्पत्ति जोड़िये। 
भारतीय संस्कृति में सम्पत्ति से परहेज नहीं है । ` भारतीय संस्कृति तो 
सम्पत्ति को हजम कर लेनेवाली है । सम्पत्ति की ही भांति कामोपभोग 


(७०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
चार पुरुषार्थ १२१ 


की वात है । भारतीय संस्कृति काम को सम्मान का स्थान देती हे । 
काम भी एक पुरुषार्थ की बस्तु मानी गई हूँ | सम्पत्ति पवित्र हैं और 
काम भी पवित्र है । मनुष्य को भ्र्थ और काम प्राप्त करने चाहिएं। 
सम्पत्ति प्राप्त करनी चाहिए और उसका ठीक-ठीक उपभोग भी करना 
चाहिए । यहां काम का ग्र्थ केवल रति-सुख ही नहीं हैं । काम का'गर्थ हूँ 
उपभोग, सुखोपभोग । काम का अर्थ है विषय-सुख, पंचेर्द्रिय का सुख, 
वंच-विषयों का सेवन । काम शब्द को इसी व्यापक ग्रर्थं में लेना चाहिए। 

तुकाराम के एक ग्रभंग में एक बहुत बड़ी बात कही गई है-- 

“चिघि से सेवन धर्म का पालनी 

यदि विषयों का सेवन विधिपूर्वक किया जाय तो वह धर्मेहीन नहीं 
हैं । मर्यादित परिमाण में विषयभोग करने से घर्मच्युति नहीं होती। 
धर्म का ग्रर्थ ही है विधियुक्त ग्रहण । तुकारामजी का एक झौर 
चरण हे 

“सद्व्यवहारों से जोड़ो धन। उसे व्यय करो बन उदार सन \” 

यह महान्‌ संत ऐसा नहीं कहता कि धन मत जोड़ो; लेकिन घन 
उत्तम व्यवहारे से जोड़ो म्रौर उस जोड़े हुए धन को विवेक तथा उदारता 
से खर्च करो, यही वात वह कहता है । 

विधि का श्रथ है आज्ञा । स्मृतियों में विधि शब्द अनेक बार गाया 
है । स्मृति कहती है कि प्रत्येक कर्म विधिपूर्वक करो । विधि का मतलब 
है शास्त्र-वचन । विधि का भर्थ है स्मृति का बताया हुआ विधान। 
विधि का मतलब है धर्म । स्मूतिकार कहते हैं कि जो कमं विधियुक्त 
नहीं हें वे अ्रधामिक हें । परन्तु कौन-सी विधि, किस लिए विधि, किसके 
लिए ग्राज्ञा, किसके लिए बन्धन, किसके लिए मर्यादा ? 

भारतीय संस्कृति मातव-मन को पहचानती हूँ । वह मनुष्य के हृदय 
की भूख पहचानती है । भारतीय संस्कृति इस बात को अपनी दृष्टि से 
झोझल नहीं करती कि मनुष्य में वासना-विकार हैं । यद्यपि भारतीय 
संस्कृति का ध्येय परमोच्च है तथापिं वह मर्यादा को पहचानती हे! 
भारतीय संस्कृति इस बात को भी नहीं भूलती है कि मानवी आत्मा इस 
मिट्टी के शरीर में बन्द हो गई है, यह ्रात्म-हंसं इस कीचड़ में फंस गया 


- CCO0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
१२२ भारतोय संस्कृति 


है उसे इसकी जड़ से धीरे-धीरे बाहर निकालना चाहिए । 
सारी मानव संस्कृति कीचड़ में से ही निकलती है । कीचड़ में कीड़े 
होते हैं, लेकिन कीचड़ में कमल भी खिलते हें । कीचड़ में कमल 
खिलाना ही भारतीय संस्कृति का ध्येय है । अन्धकार में प्रकाश का 
निर्माण करना, मिट्टी से हीरे और माणिक निर्माण करना, मृत्यु से 

अमरता प्राप्त करना ही भारतीय संस्कृति का ध्येय है । 
रवीन्द्रनाथ की एक सुन्दर कविता हूँ। उसमें कबि कहते हैं । “भगवान्‌ 
फूल से उसे दी हुई सुगन्ध की, रंग की मांग करता हूँ। कोकिल से बह 
केवल उसे दी हुई कुहू-कूह की अपेक्षा रखता है। वृक्ष से वह केवल 
उसके फल की ही आशा रखता है; लेकिन मनुष्यों के सम्बन्ध में भगवान 
का नियम निराला है| उसने मनुष्य को दुःख “दिया है। उसकी इच्छा 
हूँ कि मनुष्य उसमें से सुख प्राप्त करे । उसने मनुष्य को भ्रन्धकार दिया 
हैँ । वह कहता हुँ कि--'इस अन्धकार में से प्रकाश उत्पन्न करो ।' उसने 
मनुष्य को मर्त्य बनाया है । वह कहता है कि 'इस मरणा में से अमृतत्व 
प्राप्त करो ।' उसने श्रासपास चारों ग्रोर गन्दगी फैला रखी है, भ्रसत्‌ 
` फला रखा हुं । वह कहता है--“'इश श्रसत्‌ में से सत्‌ प्राप्त” करो, इस 
विप में से सुधा का सृजन करो, इस ग्रमंगल में मंगल का निर्माण करो ।' 
भगवान्‌ का मनुष्य के सम्बन्ध में ही यह पक्षपात क्यों है ? मानव के 


ऊपर ही यह महान्‌ उत्तरदायित्व क्यों है ? मानव के लिए ही इतनी 
कठोरता क्यों है ? यह श्रसम्भव भ्रपेक्षा क्यों है ? नहीं । भगवान्‌ कठोर 


नहीं है, दुष्ट नहीं है । वे यह अनुभव करते हैं कि सारी सृष्टि में मानव 
प्राणी ही बड़ा है । यदि मानव से ऐसी अपेक्षा न करे तो फिर किससे 
करे ? यह मनुष्य के लिए गौरव की वात है । जिस प्रकार किसी वीर से 


छोटे से कीड़े को मारने के लिए कहना उसका अ्रपमान करना है उसी 
प्रकार मानव से क्षुद्र वस्तु की श्रपेक्षा करना मानो उसकी शक्ति का 


अपमान करना है । भगवान्‌ को यह आराशा हे कि मेरा लाडला मनष्य 


प्राणी सबकुछ कर सकेगा । भगवान्‌ को विशवास हे कि चौरासी लाख 


योनियों के बाद पैदा होनेवाला यह वड़ा मानव प्राणी--यह सारी सृष्टि 
का मुकुट-मण्ि--मेरी श्राशा व्यर्थ नहीं जाने देगा ।” 


(७0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
चार पुरुषाथ १२३ 


कितनी सुन्दर यह कविता हूँ ! कितना महान यह विचार है ! यह 
सृष्टि बड़ी विशाल और गम्भीर हूँ । शेक्सपीयर ने एक स्थान पर मानव 
के बड़ेपन का इसी प्रकार वर्णान किया हूँ कि मनुष्य केसा बोलता है, 
कितने सुन्दर ढंग से चलता है, कितना सुन्दर दिखाई देता है, उसका 
हृदय कितना बड़ा है, उसकी विचारशक्ति कंसी है, कंसी विशाल दृष्टि 
हे मानो मनुष्य भगवान्‌ की मूर्ति ही हूँ । 

नर देह के महत्व का भारतीय सन्तों ने भी वर्णान किया है-- 

घन्य-धन्य है यह नर देह । यह हैं भ्रपूर्वंता का गेह । 
ये उद्गार समर्थे रामदास स्वामी ने प्रकट किये हें । 
“बहुना पुण्य-पण्येन क्रीतेयं कायतोस्त्वया ।' 

इसमें कहा गया है कि भरे भाई ! यह मनुष्य-देह तुझे बड़े भाग्य से 
मिला है । तुकारामजी ने तो नर-देह को “सोने का कलश” कहा है । 
भारतीय सन्त कहते हैं कि इस नर-देह में पेदा होकर नर से नारायण 
होना ही महत्वपूणं ध्येय है । 

मनुष्य से कितनी बड़ी अपेक्षा की गई है ! लेकिन मनुष्य इस 
अपेक्षा को कँसे पुरी करेगा ? पशु की भांति आचरण करनेवाला मनुष्य 
कैसे देव के समान हो सकेगा ? बनार्ड शाँ ने एक स्थान पर कहा ह 
“मनुष्यों को पैदा हुए हजारों वर्ष हो गये । भगवान्‌ ग्राशा से प्रतीक्षा 
कर रहा है । वह अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए भिन्न-भिन्न प्रयोग 
कर रहा था। वह भिन्न-भिन्न प्रकार के प्राणी निर्माण कर रहा था। 
यह सोचते-सोचते उसने हजारों प्राणियों का निर्माण कर दिया कि-- 
यह प्राणी मेरा उद्देश्य पूरा करेगा, मेरी राशा सफल करेगा; लेकिन 
उसकी प्रा अपूणं ही रही । पहले के अनुभव से लाभ उठाकर भगवान्‌ 
नवीन प्राणियों का निर्माण कर रहा था। लेकिन वह नवीन प्राणी 
भगवान को निराश ही करते थे । ऐसा करते-करते भगवान्‌ ने मानव 
का निर्माण किया। अपनी सारी चतुरता खर्चे करके, सारे पनन्त अनुभव 
उंडेल कर भगवान्‌ ने इस दिव्य प्राणी का निर्माण किया और वह 
रुका । थका हुआ भगवान्‌ सो गया। उसे लगा कि यह्‌ मातव-प्राणी 
भेरी सारी झ्राशाएं पूरी कर देगा, मेरा मनोरथ पूरा कर देगा । वह 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
१२४ भारतीय संस्कृति 


निःशंक होकर सो गया । जब में जागू गा तब मुझे मनुष्य की दिव्य कृति 
देखने को मिलेगी और आंखों की भूख मिटेगी, इसी आशा से भगवान्‌ 
सो रहा है । लेकिन श्रब तो हजारों वर्ष हो गये और यदि भगवान्‌ जगा 
तो उसे क्या दिखाई देगा ? क्या भगवान्‌ को ग्रच्छा लगेगा ? क्या वह 
परात्पर पिता अपने को धन्य समभेगा ? क्या मानवी संसार का उत्सव 
देखकर उसकी आंखों में श्रानन्दाथ्रु उमड़ पड़ेंगे ? कया उसका हृदय 
प्रेम से भर श्रायगा ? क्या वह इस मानव को अपने गले लगाकर 
रेमाश्रृश्रों से नहला देगा ? 

“पर यहां क्या हो रहा है ? मनुष्य मनुष्य को गुलाम बना रहा है। 
मनुष्य मनुष्य को सता रहा हूँ, पीड़ा दे रहा है, कष्ट दे रहा हे, जला 
रहा है । एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को नोच रहा है। दांत किटकिटा कर 
और श्रोठ काटकर वे एक-दूसरे को देख रहे हैं । इनसे तो स्यार प्रौर 
व्याघ्र ही अच्छे हें, सर्प ञ्रौर सिंह ही भ्रच्छे हें । चील श्रौर गिद्ध ही 
अच्छे हो सकते हूँ; लेकिन मनुष्य नहीं । वह तो सारी सृष्टि का संहार 
करने पर तुला हुआ है । वह पत्ती खाता है, फल-फूल खाता है, पशु-पक्षी ' 
मारकर खाता है । कभी-कभी खेल-खेल में उनका शिकार करता है। 
अरे, वह तो अपनी जाति को ही मिटा रहा है । वाघिन अपने बच्चे 
खाती है । उसका एक ही बच्चा वचता है । बिल्ली भी अपने बच्चे खा 
जाती है । प्रसववेदना को सहन करनेवाली वह माता अपने ही 
बच्चे खा जाती है। पर मनुष्य भी तो ऐसा ही कर रहा है । 
अपने पेट की आग को शान्त करने के लिए बह पड़ोसी राष्ट्रों 
को खा जाता हूँ। मानव मानव को खा रहा हूँ । मनुष्य का अर्थ 
हो गया है बुद्धिमान्‌ वाघ। क्रूरता को बुद्धि का साथ मिल गया । ग्रव 
बया ? वाघ के तो सिर्फ नख और दांत हें। जब कोई प्राणी उमके पास 
जाता है तभी वह उसको खाता है। लेकिन बुद्धिमान्‌ मानव-वाघ ने एक 
ग्राश्चयं की वात कर दी है । वह पचासों मील दूर से भी मार सकता 
हैं । वह आसमान से मार सकता है, पानी में मार सकता है, रात में 
मार सकता हूँ, हवा से मार सकता हुँ, किरणा से मार सकता है । सारे 
संसार के हिसक तत्वों की खोज करके वह उनका उपासक बन रहा है । 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
चार पुरुषाथ १२५ 


मारने के साधन खोज निकालना ही उसकी संस्कृति हें। यह मानव- 
संसार खून से सना हुआ है । यहां चीत्कार श्रौर पीड़ा हैं । बली निर्वेल 
को दवा रहा हैं | विनाशक शक्ति की प्रशंसा की जाती हूँ। पाशविक बल 
के शास्त्र पढ़ाये जाते हैं । कोई सुख में है तो कोई दुःख में। कोई 
बिलास में है तो कोई विनाश में । कोई महलों में तो कोई रास्तों पर 
पड़ा है। कोई म्रजीणां से मर रहा है तो सैकड़ों विना ग्मन्त के मर रहे हैं i 
कोई वस्त्रों की श्रधिकता से घुट रहा है तो कोई वस्त्र के श्रभाव में 
ठिठुर रहा हैँ। कोई सदेव गद्दों पर लोट रहा है, कोई श्रम नहीं करता 
है, हाथ-पैर मैले होने नहीं देता हें । उसे ठंड और धूप नहीं लग़ती 
है तो दूसरों को सुख की नींद भी नसीब नहीं हैँ, विश्राम भी नसीब 
नहीं, होता है । चाहे धूप हो, वर्षा हो, दिन हो, रात हो, खाने को हो 
नहीं बीमार हो, अच्छा हो, घर में बच्चे तड़प रहे हों, ! पत्नी मर रही 
हो, सदैव काम करना ही पड़ता है । एक श्रोर संगीत है तो एक ओर 
कराह है, एक ओर चैन है तो एक ओर श्रभाव, एक ओर आनन्द तो 
एक ओर मृत्यु, कैसा है यह मानव-संसार ! व 

“भगवान को यह हृदयविदारके दृश्य देखकर कंसा'लगगा ! अपनी 
सारी आ्ाशा-प्राकांक्षा को धूल में मिलती हुई देखकर उस जगदीश्वर को 
क्या महसूस होगा ? वह निराशा से पागल हो ज्ञायगा । उसकी अनन्त 
आशा नष्ट हो जायगी । उसकी सहनशीलता का अंत हो जायगा । वह 
मानव की रोर क्रोध से जलती हुई आंखों से देखेगा म्रौर मानव जलकर 
भस्म हो जायगा । वह मानव को संसार से मिटा देगा । वह समझभेगा 
कि यह प्रयोग श्रसफल हो गया । किसे मालूम शायद वह कोई दूसरा 
प्रयोग शुरू करे । र 

बनाउँ झा को यह प्रतीत होता था कि भगवान्‌ मानव को मिटा देगा; 
लेकिन भगवान्‌ ऐसा नहीं करेगा । क्योंकि भगवान्‌ ने यह स 
लिया हैँ कि इसी मानब में सत्‌ शक्ति भी हें । इत राक्षसी और ज्ज 
मानवों में से ही भगवान्‌ बुद्ध पैदा हुए, भगवान ईसा पैदा हुए, 
इन्हीं मानव-प्राणियों में से फ्रान्सिस निकले, तुलसीदास निकले, इन्हीं 
मानवःप्राणियों में से महात्मा गांधी प्रकट हुए, रवीन्द्रनाथ पैदा हुए । 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
१२६ भारतीय संस्कृति 


भगवान्‌ को आशा है। खट्टे फल का त्याग नहीं करना चाहिए, वही 
खट्टी अमियाँ एक दिन पकंगी और उसका खट्रापन मधुर रस में बदल 
जायगा । मानव-प्राणी भी एक दिन इसी प्रकार पकेगा | कुछ पके हुए 
फल बड़े ही मधुर निकले, यह वात भगवान्‌ ने देख ली है । वह प्रनस्त 
काल तक ग्राशा से राह देखता रहेगा । 

रामतीर्थं कहते थे--“हम सत्र ज्ञान की सीढ़ी पर चढ़नेवाले बच्चे 
हें । कोई सारी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर के दीवानखाने तक पहुंच गये हैं, 
कोई ऊपर की अन्तिम सीढ़ी पर हें, कोई बीच में हें, कोई नीचे की 
सीढ़ी पर हें कोई सीढ़ी के पास खड़े हैं श्रोर सीढ़ी की ओर दौड़ रहे हैं । 
एक दिन सारे बालक दीवानखाने में श्रा जाथेगे । उस दिन अपूर्व उत्सव 
होगा, मधुरतम संगीत होगा । 

“मानव-यात्रा शुरू हो गई है । हम सब लोग यात्री हैं मांगल्य की 
श्रोर जाने वाले यात्री । नदी सागर की ओर जाती है तो क्या वह सीधी 
जाती हे ? क्या वह एक गति से एक ही वेग से जाती है । नदी कभी 
टेढ़ी जाती हूँ, कभी ऊंचाई से निःशंक होकर छलांग मारती है, कभी 
उच्छृङ्खल हो जाती हूँ, कभी गांव नष्ट कर देती है; कभी गंभीर तो 
कभी उथली, कभी हँसती है तो कभी रोती, कभी भरी हई तो कभी 
रीती, कभी जंगल के कांटों में से चलती है तो कभी प्रसन्न मन से मैदान 
में बहती है । लेकिन अन्त में सागर के चरणों में गिर जाती है भौर 
नदी की राह देखने वाला, उन हजारों नदियों की रात-दिन राह देखते 
रहनेवाला वह सागर उसे अपने हजारों हाथों से गले लगा लेता है-- 
अपने में एकरूप कर लेता है ।” 

वे पर्वत--सरिताओं को जन्म देनेवाले वे पहाड़ अपनी कन्याप्रों पर 
क्रोध नहीं करते | वे आशा से बच्चियों की ओर देखते रहते हें। अपने 
आशीर्वाद भेजते रहते हैं । वे उनमें जीवन भरते रहते हें । पर्वत को यह 
अमर गाशा रहती है कि अन्त में मेरी बालिका अनन्त सागर के पास 
जायगी, वह भले ही टेढ़ी-मेढ़ी जाय, लेकिन अपने ध्येय को अ्रवद्य प्राप्त 
करेगी । वह हिमालय स्वयं पिघलकर उनको पानी पिलाता है । मूक 
रहकर वह हिमालय कहता रहता है--“जाओ्रो बच्चियो, जाग्रो । में 


(७७०0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
चार पुरुषाथ १२७ 


श्रद्ावान्‌ हुं । गंगा-यमुना जागरो । तुमपर मुझे विश्वास है ।” 

ऐसी ही है भगवान्‌ की झ्राशा कि प्रन्त में मानव प्राणी उसकी 
और श्रायगा । उसमें यह श्रद्धा है कि वह प्रेम कीः ओर, सहयोग की 
गोर, एकता की ओर, मंगल की ओर, पवित्रता की ओर झायगा । इसी 
श्रद्धा से वह चन्द्र-सूर्य को प्रदीप्त कर रहा हूँ। तारों को प्रदीप्त कर 
रहा है । बादलों को भेज रहा है । फूल-फल का निर्माण कर रहा हें 
हवा को नचा रहा है । भ्रनाज उगा रहा हे। Fg 

मनष्य को इस ध्येय की ओर ले जाने का काम है धमं का। यही 
संस्कृति का प्राप्तव्य हे, यही गन्तव्य । इसी ध्येय की शोर समाज को 
ले जाने के लिए संत व्याकुल रहता है । संत मुक्त होते हें; लेकिन बन्धन 
में बंधे हुए लोगों को मुक्त करने के लिए वे स्वयं बन्धन मे बंघते हें। 
कीचड़ में गड़ें हुए लोगों को निकालने के लिए वे खुद कीचड़ में गड़ते 
हैं । सजे हुए दोमडिजला दीवानखाने में उनसे नहीं बैठा जाता। जंगल में 
भटकनेवाले वन्धुओं को ज्ञान की सीढ़ी के पास लाने के लिए संत 
कमर कसकर गाशा के साथ प्रयत्न करते हैं । वे अपना बलिदान 

३३ । 

संत लोगों को पुचकारःपुचकार कर ध्येय की शोर ले जाते है। 
जिस प्रकार घोड़े को पुचकारना पड़ता है उसी प्रकार मनुष्य को भी 
पुचकारना पड़ता है । संत कहते हेँ-विषयोपभोग करो, सम्पति जोड़ो-- 
इसमें कोई हजे नहीं है, लेकिन थोड़ी मर्यादा का खयाल रखो । मनुष्य 
को यह बात सिखाने की आवश्यकता नहीं कि खाओ, पियो, सोध्रो, 
विषयों का भोग करो, सम्पत्ति प्राप्त करो, मारंकाट मचाओ, हिसा 
करो । यह तो उसके रक्त में ही है । यह तो उसकी जन्मजात वत्ति है 
धर्म यह बात नहीं कहता है । धर्म इस वृत्ति को मारता भी नहीं है । 
घर्म कहता है इस वृत्ति को मर्यादित बनाम्रो । यदि खाना ही है तो भाई 
खाग्रो, लेकिन जरा होझियारी से खाग्रो । तेल, मिच मत खाझो । बासी 
चीजें मत खाप्रो । मांस-मछली मत खाम्रो। जो मन में आ जाय वही 
मत खाम्रो । जब भूख लगे तभी खाश्रो । खाने का समय भी निर्चित 
कर लो । सोते के दो घंटे पहले ही खा लो। खाने के बाद बहुत व्यायाम 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS ' 
१२८ भारतीय संस्कृति 


मत करो । जिसे हजम कर सकते हो वही खाझ्नो । यदि मांस-मछली ही 
खाना हू तो मन में श्राया उसी जानवर का मांस मत खाग्रो । जो हजम 
हो सके वही खाभ्रो । इसमें भी नियम का पालन करो। नियमों का 
विचार करो । 

यदि तुम्हें सोना हें तो सोग्रो, लेकिन जल्दी सोग्रो श्रौर जल्दी उठो। 
बहुत ज्यादा मत सोझो । इससे ग्रालस श्रायगा। शरीर भी कमजोर 
होगा । मुक्त हवा में सोभ्रो । करवट से सोभ्नो । पर लम्वें करके सोभ्रो । 
रात में ही सोग्रो । दिन में मत सोग्रो । विधिपूर्वक सोश्रो । 

भाई, यदि तुम्हें विषयभोग करना है तो करो, लेकिन प्रतिदिन ही 
विषयभोग करना तो शोभा नहीं देता । पशु-पक्षी भी संयम रखते हैं, 
फिर तुम तो मनुष्य हो । श्रमावस्या वर्ज्यं करो, श्रमुक वार वर्ज्य करो । 
किसी-न-किसी प्रकार का बन्धन पालो, ब्रत रखो । कम-से-क्रम इसीलिए 
संयम रखो कि तुम ज्यादा दिनों तक विषयभोग कर सको । जिस प्रकार 
एक ही दिन खूब खा लेने से श्रादमी मर जाता हें, लेकिन प्रतिदिन 
प्रमाण से भोजन करने से बहुत वर्षो तक जिह्वा का सुख प्राप्त कर 
सकता है । उसी प्रकार प्रमाण से विषय-भोग करने से तुम्हारी शक्ति 
बहुत वर्षों तक चलती रहेगी । ग्रतः अपने सुख के लिए बन्धन में बंधो । 

यदि तुम्हें हिसा ही करनी है तोकरो। लेकिन इसमें भी कुछ 
नियमों का पालन करो । विषेली गैस मत छोड़ो | बमगोले मत गिराझो । 
गदा-युद्ध में कमर के नीचे प्रहार मत करो। रात्रि के समय लड़ाई बन्द 
कर दो । एक आदमी पर बहुत से ग्रादमी ग्राक्रमण मत करो। स्त्रियों, 
बच्चों और बूढ़ों को मत मारो । व्यर्थ ही किसीको भ्रन्याय से मत 
मारो । जब कोई तुम्हें मारने श्राए तभी उसका प्रतिकार करने के लिए 
खड़े होग्रो । किसी को धोखे से मत मारो । 

सम्पत्ति प्राप्त करना हूँ, करो । लेकिन प्राप्त करो उत्तम व्यबहार 
से ही किसी को धोखा मत दो, किसी को लूटो मत । चोरी;श्रौर मार- 
पीट मत करो। गरीबों का शोषण मत करो। बहुत फायदा मत 
उठाग्रो । बहुत ब्याज मत लो । दूसरे देशों को शराब पिलाकर पेसे 
मत कमाग्रो । दूसरे देशों को तलवार की नोक के.बल पर अफीम मत 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
चार पुरुषार्थं १२९ 


खिलाओ, दूसरे देशों के लोगों को वेकार बनाकर, उनके उद्योग-घन्वे 
मारकर श्रौर उन्हें गुल्लाम बनाकर पैसे मत लूटो । दूसरे के घर गिराः 
कर अपने मकान पर मञ्जिलें मत बनाश्रो । दूसरों को लूटकर स्वयं: 
सम्पत्तिवान्‌ मत बनो । दूसरों को रुलाकर स्वयं मत हुंसो । , 

घर्म यही वात कहता हूँ । धमं-स्थापना करनेवाले मनुष्य घीरे- 
धीरे प्रगति की रोर जाते. हे । धम, श्रर्थ, काम, मोक्ष । अर्थ और काम 
के प्रारम्भ में धमं हे ग्रौर श्रन्त में मोक्ष मनुष्य का प्रयत्न मोक्ष -के 
लिए है । मोक्ष का अर्थ है स्वतन्त्रता, आनन्द मोक्ष का अर्थ है दुःख 

से, चिन्ता से छुटकारा । मोक्ष का मर्थ है परम सुख, केवल शान्ति । 

` मनुष्य का सारा प्रयत्न मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही हूँ । लेकिन यह 
मोक्ष केसे प्राप्त हो सकता' है ? वासना और विकार के पुतले इस दुर्बल 
मानव को यह परम शान्ति किस प्रकार प्राप्त होगी ? 

कया केवल भोग से शान्ति मिलेगी ? यह मनुष्य भोग भोगते समय 
हंसता है भर भोग लेने पर रोता है । भोग में सच्चा सुख नहीं है! 
अनिबंन्ध, अमर्याद भोग में सुख नहीं है । विधि-हीन, ब्रत-हीन, संयम- 
हीन भोग रुलाता है । वह हमको स्वयं भी रुलाता हैं श्रौर साथ ही 
समाज को भी । भोग भोगने का प्रयोग समाज ने करके देख लिया हँ। 
ययाति ने लगातार भोग का प्रयोग करके देखा । वह बार-बार तरुण बन 
जाता था। भ्रपने पुत्र की तरुणाता ले लेता और 'बार-वार भोग 
भोगता था । लेकिन श्रन्त में बेचारा घबरा गया.। हजारों वर्षों तक यह 
प्रयोग करके उसने मानव-जाति को यह सिद्धान्त दिया--- 

“न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।' 

यदि वर्षों तक काम का उपभोग किया जाय तो भी काम शान्त 
नहीं होता । भ्रग्नि में ञ्राहुति डालने से वह बुझती तो नहीं किन्तु 
अधिकाधिक प्रज्वलित ही होती है । 

तब यह प्रयोग असफल हो गया तो फिर क्यो करें ? इन्द्रियां तो 
भोग के लिए ललचाती रहती हैं । 

ईइवर ने हमें बनाया दास " इन्द्रियों का । 
हम इन इन्द्रियों के गुलाम हैं । हम एकदम इन्हें किस प्रकारं अपने 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
१३० भारतीय संस्कृति 


काव में करें ? यदि इन्हें हम बिलकुल भोग न दें तो ये अपनी जबान 
लपलपाने लगती हैं और मौका देखते ही उच्छुल्लल बन जाती हैं । उन्हें 
भखां रखना; उन्हें जबरदस्ती मनुष्यता सिखाना भी कठिन हें। उन्हें 
बन्धनम॒क्‍त, स्वतन्त्र बनाना भी विनाशकारक हे। भारतीय संस्कृति 
कहती है कि भोग हो, लेकिन प्रमाण से हो, संभलकर हो, गिनकर हो । 
्रर्थं और काम के पीछे ध्म होना चाहिए । पहले घ्म का श्रधिष्ठान 
होना चाहिए । धमं की नींव पर ही ग्रर्थ-काम के मन्दिर की इमारत 
बनाइये । यदि अर्थ श्रौर काम के साथ धमं होगा तो वे सुखदायी बनेंगे । 
वे बन्धनकारक न होकर मोक्षकारक होंगे । श्र और काम में भी मर्थ 
को प्रधानता प्राप्त है क्योंकि यदि अर्थ न हुआ तो फिर काम कहां | 
रहेगा ? यदि खाने-पीने के लिए कुछ न हुआ तो हम मर जायंगे । फिर 
काम-भोग कैसा ? भ्रर्थ का मतलब है काम की साधना | अर्थ के बिना 
काम-वासना, भिन्न-भिन्न विषयों की इच्छा कंसे तृप्त होगी ? द्रव्य के 
विना सब व्यर्थ है । धन-धान्य के बिना काम तड़फड़ाकर मर जायगा। 
र्थे श्रौर काम इन दो प्रवृरतयों में भी प्रर्थ का पहला स्थान है यह 
बात भारतीय संस्कृति ने पहचानी और इन दोनों प्रवृत्तियों को घमं के 
बन्धन में बांधा । श्रर्थ और काम को धर्मे के नियन्त्रण में रखिये। लेकिन 
धर्म के नियन्त्रण में रखने का क्या मतलब है ? धमं का क्या ग्रर्थ हें ? 
कया धर्म का मतलब चोटी है ? धमं का मतलब क्या चन्दन है '? धर्म का 
मतलब क्या माला है ? धमे का मतलब जनेऊ हैं ? घर्म का मतलब 
“हरि-हरि? बोलना हैँ ? जप करना है ? घमं का मतलब क्या यह है कि. 
बिना कुछ किये भोग भोगना ? घमं का मतलब क्या घंटा या शंख 
बजाना है ? धमं का.मतलब क्या बाजे बन्द कर देना है ? घमं का 
मतलब क्या बाजे बजाना है ? धर्म का क्या मतलब है ? is 
भारतीय संस्कृति ने धमं की अत्यन्त शास्त्रीय व्याख्या की है। 
“धारणात्‌ .धमंः” यह है वह व्याख्या जो सारे समाज को घारण करता 
है वह ध्म है । धारण किसका ? हमारा, हमारी जाति का, हमारे देश 
का, मानव-जाति का या चराचर सृष्टि का । सृष्टि में.मनुष्य एक बड़ा 
प्राणी है । बड़प्पन मुफ्त में नहीं मिलता । बड़प्पन का मतलब .हँ उत्तर- 


_ 


CCo0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
चार पुरुषार्थ १३१ 


दायित्व । मनुष्य को सकी व्यवस्था करनी चाहिए । मानव' के नीति- 
शास्त्र में सारी सृष्टि का विचार किया जाना चाहिए । इस बात का 
विचार तो होना ही चाहिए कि मनुष्य को मनुष्य के सांथ कसा व्यवहार 
करना चाहिए; लेकिन मानव-नीतिशास्त्र इस बात का भी विवेचन 
करेगा कि: पश-पक्षियों के साथ, तृण, वक्ष-वनस्पति के साथ, नदी-नाले के 
साथ केसा व्यवहार करना चाहिए। 

मनु ने अपनी स्मृति को 'मानव धमंशास्त्र' कहा है। उसने 'ग्रायोँ 
का, “भारतीय लोगों का' इस प्रकार का नाम नहीं रखा है । मनु मानवों ' 
का धर्म बताता हैं । मनु ग्रपनी दृष्टि से मानवता का प्राचार बताता 
है । भ्राज मनू के विचार अच्छे नहीं लगते घ्राज उसकी दृष्टि सदोष 
प्रतीत होती हूँ; लेकिन यह बात महान हैँ कि मनु मानव-जाति का 
विचार करतो हैँ । 'मानव-धमंशास्त्र' यह शब्द ही हृदय झौर बुद्धि को 
भ्रानन्द देता है । 

तो फिर जो धमं को धारणा करता है वही मानव हुँ । क्षण भर के 
लिए मानवेतर सृष्टि का विचार न करें तो कम-से-कम मानव-जाति के 
कल्याण पर तो विचार करें मन्‌ कहते हैं कि सारे मानवों का विचार 
करो । श्र्थंशास्त्र का ग्राधार सारी मानवजाति का कल्याण ही होना 
चाहिए । जो अर्थशास्त्र किसी जाति विशेष, धर्म विशेष या राष्ट्र विशेष 
का ही विचार करता है वह अर्थशास्त्र धर्म पर झाधारित नहीं 
धर्म पर आधारित धर्मशास्त्र सवका विचार करेगा । 

ग्रनार्य जातियों को दास बनाकर केवल भ्रार्थों को उन्नत बनानेवाला 
्र्थशास्त्र सदोष है । मुसलमानों को छोड़कर केवल हिन्दुओं को घनवांन 
बनानेवाला प्र्थशास्त्र सनातन संस्कृति का नहीं हैं। यंदि ब्राह्मरोतरों 
को छोड़कर ब्राह्मण धनवान होना चाहें, हरिजनों को छोड़कर ब्राह्मणेतर 
धनिक बनना चाहें, महाराष्ट्रको मारकर गुजरात सम्पन्न होना चाहे, 
बंगाल को डुबोकर मारवाड़ी कुबेर होना चाहे तो यह नहीं कहा जा 
सकता कि वहां धर्ममय ग्मर्थशास्त्र है । किसानों को मज़दूर बनाकर 
रात-दिन गलामों की भांति उन्हें कष्ट देकर उनके द्वारा पैदा किये हुए 
मफ्त के भ्रनाज से अपने कोठे भरकर धनवान बनने वाला जमींदार 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
१३२ भारतीय संस्कृति 


पापी: हें । मजदूरों को दस-दस घंटे तक वैलों की तरह काम करवाकर 
उन्हें पेटभर भोजन न देनेवाला, उनके मकान की ठीक व्यवस्था न 
करनेवाला, उनके बालबच्चों की चिन्ता न रखनेवाला, उन्हें सवेतन 
छुट्टी न देनेवाला, उनके सुख की चिन्ता न रखनेवाला श्रौर इस प्रकार 
धनी वननेवाला कारंखानेदार पापी है । इन सबके अर्थशास्त्र अन्याय 
के ऊपर, अधर्म के ऊपर श्रधारित हें । किसान पर, चाहे उसके यहां 
श्रनाज हुआ हो चाहे न हुआ हो, मनमानी ब्याज की दर लगानेवाला, 
: उनके अनाज को जब्त करवाकर उसके घरवार को नष्ट करवा देने- 
वाला, उसके प्रिय गाय-वेल-ढोर को बांधकर ले जानेवाला, बाल-बच्चों : 
को श्रन्न का मोहताज वना देनेवाला, स्वयं मौज उड़ानेवाला, हृदयहीन, 
कृपण साहुकार श्रधर्म का अर्थशास्त्र चला रहा है । 
गाज सारे संसार में यही ग्रधर्म का अर्थशास्त्र चल रहा हैं। 
इसीलिए संत्र विषमता है । इसीलिए दु:ख, देन्य, दारिद्रय की कमी नहीं 
है । मुदट्टीभर पूंजीपति सारे संसार पर अपनी सत्ता चला रहे हैँ । भारतीय 
संस्कृति इस बात को सहन नहीं करेगी । भारतीय संस्कृति श्रद्देत के 
ग्राधार पर बनी हुई है, समाज-निर्माण पर बनी हुई हूँ । 
सर्वेऽत्र . सुखिनः सन्तु 
सर्वे सन्तु निरामयाः।, 
सरवे भद्राणि पइ्यन्तु 
सा कब्चित्‌ दुःखमाप्नुयात्‌ ॥ TF 
- यह है भारतीय संस्कृति का ध्येय। भारतीय संस्कृति नहीं कहती 
कि एक व्यक्ति को सुखी बनाने के लिए, एक को मौज उड़ाने देने के 
लिए लाखों लोगों को जैसे-तैसे कीड़े-मकोड़े की तरह जीना, और बेहद 
श्रम करना चाहिए । 
करूंगा में सब जगत्‌ श्रशोक । 
्रानन्द पूर्ण होंगे त्रिलोक ॥ 
यह है भारतीय सन्तान की घोषणा । सन्तों ने सबको सुखी और 
समृद्ध बनाने का झण्डा उठाया है । मजदूरों के साथ पशु की तरह, गुलाम 
की तरह व्यवहार करनेवाले ढोंगी कारखानेदार, किसानों का शोषण 


(७७0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
' चार पुरुषार्थ १३३ 


करनेवाले ढोंगी साहुकार, श्रासामियों को सतानेवाले नम्बरदार प्रौरे 
जमींदार श्रौर इस शोषण को आशीर्वाद देनेवाले ढोंगी संन्त-महन्त 
भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं हें । उन्हें सनातन संस्कृति का पता 
नहीं है, वे उसे नहीं समभते । 
“दरिद्रान्‌ भर कोन्तेय' 

महाभारत में प्रर्थशास्त्र का यह सिद्धांत बताया गया है । दरिद्रों का 
भरणा-पोषण करना चाहिए । जो गड्ढे हैं, उन्हें भरनां चाहिएं। लेकिन 
एक श्रोर के गड्ड भरने के लिए दूसरी ओर की टेकरियां मिटानी पड़ेंगी । 
्ाज समाज में एक श्रोर पैसे का ढेर है और दूसरी ओर कूछ नहीं । 
इस पेसे के ढेर को हर ओर बांट देना चाहिए । 

समाज में सम्पत्ति के साधनों पर समाज का स्वामित्व होना चाहिए । 
इनके ऊपर व्यक्ति का स्वामित्व होना हानिकारक हुँ । खासकर बड़े-बड़े 
उत्पादन के साधन तो व्यक्तिगत होने ही नहीं चाहिए । इसके विनां 
समाज के ये गड्ढे दूर नहीं किये जा सकेंगे। समाज में जितनी सम्पत्ति 
उत्पन्न हो उसका ठीक-ठीक विभाजन होना चाहिए । . 

आजतक हर एक व्यक्ति प्रपने-प्रपने विशेष गुणाधर्म का विशेष 
मल्य रखता था; लेकिन किसी भी कर्म की, किसी भी कौशल की कीमत 
हम कँसे ठहरा सकते हें श्राठ घंटे तक एड़ी-चोटी का पसीना एक करने- 
वाले मजदूर के काम की क्या दो आने ही कीमत है ? भौर डाक्टर की 
५ मिनट की भेंट (विजिट) की कीमत क्या ५) रुपये है ? कारकून 
के काम की क्या १५) मासिक श्र मामलेदार के श्रम की ४००) 
मासिक ? प्राथमिक शाला के शिक्षक के म्रध्यापत की कीमत कया २०) 
और प्रोफेसर के केवल २-३ घंटे पढ़ाने की कीमत १०००-५०० रुपये ? 
सर्दी-गर्मी में, रात में, दिन में बत्ती दिखा नेवाले रेलवे मजदूर की कीमत 
क्या १०) ही है ? भौर गाड़ी में घूमनेवोले इन्जीनियर के श्रम की कीमत 
५००) है ? रास्ते की सफाई करनेवाले को ५) रुपये झौर किसी गायक 
को घंटे भर गाने के ५००) ? 

ये कीमत कौन निश्चित करता है ? इन कीमतों को कंसे निश्चित 
करना चाहिए ? कोई" मिल-मालिक कहता हें कि 'मेंने पहले अपनी 


\ 


GC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
१३४ भारतीय संस्कृति 


पूंजी लगाई, इधर-उघर घूमा, शेयर बेचे, पूंजी बढ़ाई, सारी योजनाः 
बनाई, संगठन किया तब कहीं जाकर यह मिल खड़ी हुई। मेरे इस काम 
की कीमत नहीं ग्रांकी जा सकती । मजदूरों को थोड़ी-सी मजदूरी देकर जो. 
कुछ बचे वह सारा लाभ मेरी संगठन वृद्धि की, मेरी कल्पनाशक्ति, मेरी 
योजनाशत्रित, मेरे व्यवस्था-चातुर्यं की कीमत हुँ। उमे में लूंगा | इसमें कोई 
ग्रन्याय नहीं, श्रधर्म नहीं । श्रपने विशेष गुणों का प्रतिफल में क्यों न लूं ? 
लेकिन ये लोग यह वात नहीं समभते कि वे गुणा. भी विशेष 
वातावरण तथा परिस्थिति के कारण उनको मिले हैं । मनुष्य के गुण 
तो समाज-निर्मित हैं उन गुणों का श्रेय उन लोगों को नहीं, उस 
विशेष-परिस्थिति को है । भ्रतः मनुष्य में: जो भिन्न-भिन्न गुण .दिखाई 
देते हें उसके. लिए उसे उन गुणों पर घमण्ड नहीं करना चाहिए। 
उसे तो उन गुणों के लिए समाज का ऋणी होना चाहिए और 
समाज को उन गृणों का लाभ देना चाहिए । यदि कोई भीम- 
जैसा बलशाली प्राकर कहे कि. में बलवान हूं । में जसा चाहूंगा वेसा 
पनी शक्ति का उपयोग करूंगा । में दूसरों को कुचल दूंगा, डुबाऊंगा, 
सताऊंगा, शोषण करूंगा तो क्या यह बात ठीक होगी ? मेरे पास जो 
शक्ति है वह दूसरों की रक्षा के लिए है, दूसरों के कल्याणा के लिए हैं । 
क्योंकि मेरी शक्ति मेरी अपनी नहीं है वह भी मुझे समाज ने ही दी 
है । समाज ने मुझे खाने-पीने के लिए दिया हैं । प्रकृति ने मुझे हवा दी, 
प्रकाश दिया तभी में जिन्दा रहा, बलवान बना । मुझे भ्रपनी शक्ति 
श्रपने पोषण करनेवाले समाज की सेवा के काम में खर्च करनी चाहिए । 
भारतीय संस्कृति कहती है कि अपने वरां के अनुसार सेवा के काम 
उठा लीजिये । लेकिन उनमें ऊंच-नीच का भेद खड़ा मत कीजियें। यह 
मत लिखिये कि बौद्धिक कर्म की विशेष कीमत व शारीरिक श्रम की कम 
कीमत है । किस कर्म की किस क्षणा कितनी कीमत हो जायगी इसकी 
कल्पना नहीं की जा सकती । हर एक व्यक्ति को श्रपने विशेष गुणधम के 
श्रनुसार, श्रपनी शक्ति के अनुसार, अपनी पात्रता के श्रनुसार कर्म करना 
चाहिए । जो देख-रेख करना जानते हैं उन्हें देख-रेख करना चाहिए। 
जो यन्त्र ठीक कर सकते हें उन्हें यन्त्र ठीक करना चाहिए | जो यन्त्र 


CCo0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri_and Sara ग Trust. Fundi - 
चर ख . Funding by MoE ५३५ 


चलाना जानते हें उन्हें यन्त्र चलाना चाहिए। कर्म भिन्न-भिन्न होने 
पर भी उनका मुभ्रावजा कम-भ्रधिक नहीं होना चाहिए । ह. 

योग्यतानुसार काम झौर श्रावश्यकतानुसार मुआ्रावजा--यह घामिक 
्रर्थशास्त्र का सिद्धान्त है । दो मजदर हैं, एक मजदूर प्रधिक कुशल है 
दूसरा इतना कुशल नहीं है। जो कुशल हैँ उसके केवल दो बच्चे हैं 
और मान लीजिये कि जो कम कुशल हूँ उसके चार बच्चे हैं. । ' तो 
होशियार मजदूर की श्रपेक्षा उस कम कुशल मजदुर को अधिक 
मजदूरी देनी पड़ेगी, क्योंकि उसको आवश्यकता ग्रधिक हैं। समाज व. 
या तो उन बच्चों की व्यवस्थ स्वतन्त्र रूप से करनी चाहिये या उस: 
मजदूर को प्रधिक मजदूरी देनी चाहिए। 

यदि किप्ती कारकून के चार बच्चे हों और मामलेदार को बच्चे हों 
ही नहीं तो कारकून को ५०) वेतन दीजिये गोर मामलेदार को १५). 
दीजिये । यह बात तो हूँ नहीं कि मामलेदार होने के कारण वहः ज्यादा 
खाता है । वेतन तो ग्रावश्यकताग्रों की पूति के लिए है । यदि मामलेदार 
को दौरा करना पड़ता है तो सरकार उसकी अलग से व्यवस्था करेगी; 
लेकिन केवल खाने-पीने के लिए: बहुत वेतन नहीं मिलना चाहिए । 
मामलेदार के पास बहुत से लोगों का. प्राना-जाना रहेगा अतः यदि उसके 
लिए स्थाई रूप से एक बंगला बनवा दिया तो काम हो जायगा ! 

यदि मामलेदार भ्रविक योग्य हो, ग्रधिक पढ़ा-लिखा हो, कातून का 
अच्छा ग्रध्ययन कर चुका हो तो उसके हाथ में अधिक सत्ता दे दीजिए। 
उन्हें भ्रपनी योग्यतानूसार काम दीजिए । लेकिन वेतन योग्वतानुसारु 
देना उचित नहीं है। यदि योग्यतानुसार काम मरोर ्रावश्यकतानसार 
वेतन का सिद्धान्त व्यवहार में लाया गया तो यह कहा जायगा कि वरणं 
धर्म का पालन हो रहा है । वणं-धर्म का ग्र्थं है योग्यतानुसार समाज 
का काम अपने हाय में लेना और पेट के लिए जितना म्रावश्पक हो 
उतना लेना । त “ठहर 

भारतीय संस्कृति में जो यज्ञ-तत्व बताया गया हूं उसम महान्‌ अर्थ 
हे । वणं-धर्म में यह तत्व है कि योग्यतानुसार काम कीजिये तो “यज्ञ< 
धर्म कहता है कि सबकी चिन्ता रखो। - 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
१३६ भारतीय संस्कृति 


` यज्ञ शाब्दं का अर्थ बड़ा गहरा हे । भगवान्‌ के लिए यज्ञ करना 
चाहिए । भगवान्‌ हमें वर्षा देता है, प्रकाश देता है, हवा देतां है, वह 
हमारे लिए दुःख सहता है तो हमें उसकी -क्षतिपूर्ति करनी चाहिए । 
इसलिए हमें ईश्वर को हविर्भाग देना चाहिए। हमारे पास जो घी की 
सम्पत्ति हैं उसंका भाग भगवान्‌ को श्रपण करना चाहिए । भगवान्‌ 
हमारे लिए मुसीबत उठाता है, भ्राइये हम उसके लिए मुसीबत सहें। 
यज्ञ का ग्रर्थ है एक-दूसरे की क्षतिपूतति करना । तुम मेरे लिए म॒सीबत 
उठाश्रो तुम्हारे लिए मुसीबत उठाता हूं । में तुम्हें जीवन देता हूं 
तुम मुझे जीवन दो । 
“जीवो जीवस्य जीवनम्‌ |” 

इस वचन का एक प्रकार से विशेष ग्र्थ है । प्रत्येक जीव दूसरे 
जीव का जीवन है । प्रत्येक प्राणी दूसरे के लिए कंष्ट सहन कर रहा 
है । हम सब एक-दूसरे के लिए कष्ट सहन कर, त्याग कर एक-दूसरे को 
जीवन दे रहे हें । 

कारखोनेदार मजदूरों के लिए कष्ट सहन करे और मजदूर कार- 
घ्ञानेदारों के लिए । किसान जमींदार के लिए कष्ट उठाए, जमींदार 

सानों के लिए । किसान साहूकारों के लिए कष्ट उठाए, साहुकार 

किसानों के लिए । प्रजा सरंकार के लिए कष्ठ उठाए, सरकार प्रजा के 
लिए । श्राइये, एक-दूसरे की क्षतिपूति करें। 

हम खेती करते हें तो पृथ्वी की कुछ क्षति होती है । वह ्रपनी 
क्षति करके हमको अनाज देती है । उसका कस, उसका सत्व कम होता 
है । श्रतः हमें उसकी क्षतिपूति करनी चाहिए। हम उसमें हल चलाते 
हें । उसके अन्दर सूर्य की उष्णता प्रवेश करती है । हम उसमें खाद 
डालते हैं इस प्रकार हम उसमें फिर कस पैदा करते हें । हमने पृथ्वी के 
लिए यह जो कष्ट उठाए, गर्मी में हल चलाया, पैसे खर्च करके उसमें 
खाद डाला, इस प्रकार हमने पृथ्वी के लिए जो क्षति सहन की उसे वह 
भ्रच्छो फसल देकर पूरी कर देती है वह हमारे लिए कष्ट उठाती है 
हम उसके लिए कष्ट उठाते हें । 

गीता के तीसरे अध्याय में यह महान्‌ यज्ञ-तत्व बताया गया है। 


CCo0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
चार पुरुषार्थ १३७ 


इश्वर ने सृष्टि के निर्माण के साथ ही यज्ञतेत्वं का निर्माण किया है। 
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वम्‌ एष वोऽस्त्विष्टकामधुक्‌ ॥ 

ईश्वर ने कहा--“लोगो, तुम्हारे साथ मेंने यज्ञ का भी निर्माण 
किया हें । इस यज्ञ से सब कुछ प्राप्त कर लो। इस यज्ञ को ही कामधेनु 
समझो । ईश्वर ने यज्ञ को, जो सारे सुखों का साधन है, अपने श्राघीन 
रखा है । श्रब परमेश्‍वर के नाम से रोने का कोई प्रर्थ नहीं । अब उसका 
नाम लेकर चिल्लाश्रो मत। यदि हमें दुःख हैँ, समाज में विषमतां है, 
दुःख-दारिद्रच है, श्रसन्तोष है, भ्रान्ति है तो उसका यही कारण हैँ कि 
हमने ठीक तरह यज्ञ-धर्म की उपासना नहीं की हूँ । यदि हम उस दुःख 
को दूर करना चाहते हैं तो हमें प्रच्छी तरह यज्ञ-धमं की उपासना करनी 
चाहिए । यज्ञ का मतलब हैं साधन | यज्ञ का मतलब है घंम । यज्ञ ही 
मानो ईश्वर है । हमने ईइवर का वरान भी “यज्ञस्वहूपी नारायणा” कह- 
कर किया है । 8 उ 

ग्राज मानव-समाज में इस यज्ञ-तत्व का' पालन नहीं हो रहा हे। 
यही कारण है कि मातव-समाज दुःखी है। कुछ वर्ग दूसरों के लिए 
निरन्तर क्षति उठा रहे हैं; लेकिन उनकी क्षति-पूति के लिए कोई कष्ट 
नहीं उठाता । मजदूर पूंजीपतियों के लिए कष्ट सहन कर करके सत्वहीन 
हो गये हैं । लेकिन पूंजीपति मजदूरों के लिए कष्ट सहन करके सत्वहीन 
नहीं होते । वे तो निरन्तर घनी बन रहे हें । उनकी मोटरें बढ़ रही हें 
उनका श्राराम बढ़ रहा है । मजदूरों को सुखी बनाने के लिए उनका 
यह श्राराम कम नहीं होता । लेकिन सृष्टि कहती है--बादलों के लिए 
नदियां सूख गईं, कुएं-तालाब सूख गये, पुष्कारेणी सूख गईं । परन्तु उन्हें 
फिर से भरने के लिए बादल रिक्‍त हो जायंगे । बादल से मिली हुई 
सम्पत्ति नदी-नालों ने भाप बनाकर दे दी है । उन नदी-नालों की वह 
तपस्या, वह प्राणमय सेवा बादल नहीं भूलता है। वह कृतज्ञता से भुक- 
कर नीचे गता है भौर सवंस्व अ्प॑ण करके रिक्त हो जाता है। वे भरी 
हुई नदियाँ फिर से प्रेम से सूखकर बादल को भर देती हैं ऐसा है यह 
प्रेम का श्रन्योन्याश्रित धमं । 


(७०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
१३८ भारतीय संस्कृति 


मजदूरों को कहना चाहिए-_“सेठजी, हम श्रापके लिए यन्त्र के सामने 
कष्ट उठाते हैं । लो, हम आपके हाथ में सारी सम्पत्ति देते हैं ।” सेठजी 
को कहना चाहिए--““भाइयो, यह सारी सम्पत्ति में तुमको वापिस देता 
हूं ।” इसी तरह समाज में ग्रानन्द रहेगा । 

यदि इस प्रकार समाज में व्यवहार किया जायगा तो समानता 
रहेगी । फिर एक ओर गड्ढे और दूसरी ओर ऊंची -टेकरियां! दिखाई 
नहीं देंगी । एक ओर बड़े-बड़े महल श्रौर दूसरी शरोर क्षुद्र झोंपड़ियां 
दिखाई नहीं देंगी । एक ओर ्रानन्दपूणं संगीत तो दूसरी ओर से रोते- 
चिल्लाने का हृदयवेधक स्वर सुनाई नहीं देगा । 

पानी का धर्म है सतह में रहना । पानी में से एक घड़ा भर लीजिये 
उस जगह का गढ़ा भरने के लिए आस-पास के जल-बिन्दु दोड़ते हुए 
श्राते हें श्रौर वह गढ़ा क्षगा भर में ही भर जाता है। आसपास के बिन्दुगओरं 
को वह गढ़ा देखना श्रच्छा नहीं लगता । लेकिन इसके विरुद्ध रास्ते में 
पड़े हुए मिट्टी के ढेर को देखिये यदि श्राप एक झोर से एक ढेला 
उठायें तो श्रासपास के ढेले उस गड्ढे को भरने के लिए नहीं दौड़ेंग । हमें 
वह गड्ढा दिखाई देता है । पास के दो-चार ढेले ही दोड़ते हें; लेकिन 
बहुत से केवल तमाशा देखते रहते हैं । वे तो पत्थर ठहरे, उनको 
दुःख किस. बात. का ! 

समाज में भी यह पत्थरों-जैसी ही स्थिति है । हम लोग पानी की 
बूंद की तरह सहृदय नहीं हें इसीलिए वह सूखता जा रहा हैं । हम एक- 
दूसरे के गड्ढे भरकर समता का निर्माण नहीं करते-। यहां यज्ञःधर्म का 
लोप हो गया हुँ। ग्रग्निहोत्र का यज्ञ और बकरों का यज्ञ विक्षिप्त लोग 


करते हैं; लेकिन “परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ”, एक-दूसरे की: 


फिक्र रखकर परस्पर सद्भावना पूर्वक. आनन्द प्राप्त नहीं करते । 
जबकि सच्चा कल्याण, सच्चा श्रेय यही है । इसे प्राप्त कीजिये-भगवद्‌- 
गीता में कहे हुए इस यज्ञ-कर्म को पुनर्जीवित करो । यह यज्ञ-कर्म करो, 
कष्ट सहन करनेवाले मजदूरों. की, परिश्रम करनेवाले किसानों की 
क्षति भली प्रकार पूरी करो । जो इस महान्‌ ,यज्ञ-धर्म की दीक्षा यज्ञ-हीन 
लोगों को देते हैं वे महान्‌ हें । पर जो धमं इन लाखों लोगों. की दुदंशा 


(७७०0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


~ 


हि 


Digitization by eGangotri and Sarayy Trust. Funding by MoE-IKS 
चार पुरुषार्थ १३ 


आनन्द के साथ देखता है क्या वह धर्म है ? 

उपनिषद्‌ में कहा गया है कि 

“भयेन ज्ञातं तेन न ज्ञातम्‌, येन न ज्ञातं तेन ज्ञातम्‌ । ˆ 

जो यह स्वयं कहता है कि 'में सब कुछ समझता हूं वह कुछ नहीं 
समभता । और जो यह कहता है कि मुझे कुछ समक में नहीं श्राता उसेः 
सब समभ में श्राता हैं ।' इसी प्रकार जो लोग घर्म-घमं चिल्लाते हैं और 
लाखों लोगों को भूखों मरते. देखकर -भी “झानन्द से रहते हें वे घमः 
नहीं जानते । श्रौर जो लोग यह कहते हे कि--"हम धर्म-कर्म कुछ ` नहीं: 
समभते; लेकिन हमें तो इसी बात की धुन लग गई हैं कि किस प्रकार 
सारां समाज सुखी, ऑनन्दी' भ्रौर ज्ञानी हो" । 'हम इसीके लिए जियेंगे 
गौर मरेंगे ।” और रात-दिन तड़पक्र-मरकर काम करते रहते हें, अपने: 
रवत का एक-एक वू'द सुखा देते हें । उनके पास ही धमं की पविक्र 
मृति हुँ । 

जो दीन-दुःखी जन से प्रतिक्षण, श्रतुभव करते हें भ्रपनापन ।' 

हेंवे ही साघु ग्रौर सज्जन, समझो उनमें ही हैं भगवन्‌ ॥। 

घम उनके पास है जो दुःखी गौर पीड़ित लोगों का पक्ष लेता हैं, 
उन्हें गले लगाता है। RT 

जितनी दया पुत्र-पुनत्नी पर । उतनी करो दास-दासी पर । 

इस प्रकार की भेदातीत वृत्ति से सबके दुःखों को दूर करने के लिए 
वह प्राणों का मोह छोड़कर कष्ट सहन करता है । उनका दुःख उसे 
अपना ही दुःख लगेगा । 

आज सारी सृष्टि पास-पास झा रही है । रेल, जहाज, वायुयान, 
बेतार के तार, रेडियो, इन सब साधनों से मानव पास-पास अ रहे हें । 
दूर-दूर रहनेवाले भाई पास भा रहे हैं । उन्हें पास ने दीजिये । क्याः ` 
हम उनसे दूर रहें ! हमारे हाथ सबके लिए हें। हमार भ्र सबके लिए 
हें । हमारा हृदय सारे पददलितों के लिए तड़प रहा हूं । जो इस प्रकार 
की बातें कहे, जो इस प्रकार का श्राचरणा करे ओर जिसका एसा महात्‌ 
ग्रौर प्रशंसनीय ध्येय है, उसीमें सन्तपन- हे, ऋषित्व है, उसीके 
पास सच्चा धर्म है । यदि ईश्वर ही हैं तो उसकी सम्भावना उसीके 


(७0. In Public Domain. Sri SriAnandamayee-Ashram- Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
१४० भारतीय संस्कृति 


"पास है । 
तीर्थो में है पानी पत्थर। किन्तु ईश सज्जन के अन्दर। 
इस प्रकार के महान्‌ सज्जन के हृदय में ही ईश्वर रहता है | हमारे 
लिए कष्ट सहुनेवाले ईश्वर का मुख अग्नि ही है । इस अग्नि में श्राहुति 
देने से ही ईश्वर तृप्त होतां है । 
अग्निवें देवानां मुखम्‌ । 
यह भ्रग्नि कहाँ है ? परिश्रम करनेवाले लाखों लोगों की जठराग्नि 
अज्वलित हो गई है । उस अग्नि में श्राहुति डालिए । 
वर्ममय ग्र्थशास्त्र इसी प्रकार का है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन 
चारों पुरुषार्थो में से 'अ्र्थ/ इसी प्रकार के महान श्राधार पर प्रस्थापित 
करना चाहिए । यह श्रर्थशास्त्र इसी प्रकार का हो कि सारे समाज में 
भ्रच्छी शक्ति श्राये श्रौर उसका ठीक तरह पोषण हो । फिर यह श्रर्थ- 
शास्त्र सारी मानव-जाति का हित देखनेवाला बनेगा । अभी तो इस 
्र्थशास्त्र का आरम्भ भी नहीं हुआ है । इसीलिए संसार में श्रभी न कहीं 
मोक्ष है न स्वतन्त्रता । मोक्ष का जन्म तो भ्रभी होना है । पहले हम 
सब गुलाम थे; लेकिन हिन्दुस्तान ही इंग्लैण्ड का गुलाम नहीं था, इंग्लैण्ड 
भी हिन्दुस्तान का गुलाम था । इंग्लेंड-जैसे देश तभी तक जीवित रहेंगे 
जवतक हिन्दुस्तान-जैसे देश उसका माल खरीदेंगे । जिस प्रकार चार 
'नौकर किसी धनी मालिक को लकड़ी का सहारा देकर चलाते हें! 
बही हालत इंग्लैण्ड-जैसे देशों की है। वे नौकर उस धनी के गुलाम हैं, 
और वह धनी उन नौकरों का। यदि वे नौकर सहारा न दें तो वह्‌ 
'लूला-लंगड़ा धनी मालिक धूल में मिल जायगा । दूसरों को गुलाम बनाने- 
वाला स्वयं भी श्रप्रत्यक्ष रूप से गुलाम हो जाता है । जैसा बोते हें, वेसा 
'ही काटना पड़ता हुँ । एक है धनी गुलाम, दूसरा है गरीब गुलाम । एक 
है बड़े पेटवाला गुलाम झौर दूसरा है पेट-पीठ से लगजानेवाला गुलाम । 
एक गाल फूला हुआ गुलाम है श्रौर दूसरा गालों में गड्ढे पड़ा हुआ निस्तेज 
गुलाम; लेकिन श्राखिर हैं दोनों ही गुलाम । 
जबतक संसार में धर्ममय श्रर्थशास्त्र की प्रस्थापना नहीं होती, सर्वो- 
'दय करनेवाले, मानव को शोभा देनेवाले भ्र्थंशास्त्र की स्थापना नहीं 


CCo0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
चार पुरुषार्थ - १४१ 


होती तबतक संसार में सच्ची स्वतन्त्रता नहीं श्रा सकती । आज जो 
स्वतन्त्रता है वह तो उसका ढोंग है । उसकी परछाई है, स्वतन्त्रता का 
भूत हें। सच्चे अर्थ में मंगलदायक एवं श्रानन्ददायक, विना भ्रपवाद 
के सबका सर्वाङ्गीण विकास करनेवाली स्वतन्त्रता श्रमी बहुत दूर 
ह । 

जिस प्रकार धर्ममय अर्थशास्त्र है उसी प्रकार धर्ममय कामशास्त्र भी 
है । भारतीय संस्कृति काम को मिटाना नहीं चाहती । श्रीमद्‌भगवद्‌- 
गीता कहती है-- : 

“चर्माऽविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषभ ।' 

“जिस काम का धमं से विरोध नहीं है वह मर्यादित काम मेरा ही' 
स्वरूप हूँ ।” 

भारतीय संस्कृति ते काम को भी धर्म का स्थान दिया है और घमं 
का ग्रर्थ है समाज का धारण, मानव-जाति का धारण । हमारे विषय- 
भोग से समाज का स्वास्थ्य बिगडना नहीं चाहिए, समाज में ग्रशान्ति 
नहीं उत्पन्न होनी चाहिए । समाज में दुःख, दैन्य, दासता, दरिद्रता उत्पन्न 
नहीं होने चाहिएं | हमारा विषयोपभोग भी समाज के लिए सुखकर होना 
चाहिए । : ; 

काम शब्द में यद्यपि पञ्चेन्द्रियों का भोग ग्रा जाता है फिर भी 
मख्यतः स्त्री-पुरुष सम्बन्ध ही हमारी दृष्टि में रहता हुँ, और स्त्री-पुरुष 
सम्बन्ध भी महत्वपूर्ण है । इस सम्बन्ध पर समाज का स्वास्थ्य ही नहीं 
उसका अस्तित्व भी भ्रवलम्बित है । 

“दीन-हीन रहता ्रति विषयो” 

जो हमेशा विषय-भोग में ही लगा रहता है वह दीन-दुर्बल होगा । 
उसमें उत्साह नहीं रहेगा । फिर वह समाज की सेवा क्या करेगा ? समाज 
के कर्म ठीक तरह पूरे करने के लिए हमें मर्यादित विषय-सुख ही भोगना 
चाहिए । [ 

सत्री-पुरुषों का पारस्परिक सम्बन्ध प्रेम का होना चाहिए । स्त्री कोई ` 
सम्पत्ति नहीं है । उसे हृदय है, बुद्धि है, भावना है, स्वाभिमान है; आत्मा 
है, सुख-दुःख है । यह बात पुरुषों को मालूम होनी चाहिए । स्त्री संसार 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


१४२ भारतीय संस्कृति 


की महान शक्ति हैं इस शक्ति के साथ व्यवहार करनेवाले पुरुष को 
शिव बनना चाहिए। शिव और शक्ति के प्रेम पर ही समाज का प्राणा 
भ्रवलम्बित है । शिव और शित के प्रेममथ 'किन्तु संयममय सम्बन्ध से ही 
कर्मवीर कुमारों का जन्म होता है । शूरता-धी रता के सागर, विद्या-श्रागार 
सुपृत्रों का जन्म होता है । 

“मनुष्य को हमेशा यह देखकर काम प्रारम्भ करना चाहिए कि उसका 
परिणाम कया होगा । स्त्री-पृरुषों के सम्बन्ध में बालकों का जन्म होगा । 
एक बच्चे को जन्म देना मानो एक देवता की मू्ति-निर्माण करना हूँ । 
कया हम इस देवता की ठीक तरह सार-संभाल कर सकेंगे ? कया ठीक 
तरह हम उसका उदर-पोषण कर सकेंगे ? क्या इसके वरां का ठीक तरह 
विकास कर सकेंगे ? माता-पिता को इन बातों का विचार कर ही लेना 
चाहिए । नहीं तो घरों में बहुत से चिड़चिड़े श्रौर रोगी बच्चे दिखाई 
देंगे; उन्हें न शिक्षा मिलेगी, न संरक्षण | इससे जीवन सुखमय कंसे होगा ? 
आर वह समाज भी तेजस्वी कंसे होगा ? उस समाज का धारण केसे 
होगा ? 

यदि वास्तव में देखा जाय तो 'बात यह है कि जबतक प्रर्थशास्त्र 
में सुधार नहीं होगा । तबतक कामशास्त्र में सुधार नहीं होगा। 
जबतक समाज का ठीक तरह धारण श्र पोषण कंरनेवाला, 
समाज का विकास करनेवाला भ््र्थशास्त्र नहीं बनता तबतक 
कामशास्त्र ' केसे तेजस्वी हो सकता हैं ? क्या हम मजदूरों को ब्रह्मचये 
का पाठ पढ़ाते रहें? ऊंचे वर्ग के लोग जैसी चाहे मौज करें श्रौर मजदूरों 
के बच्चे भूखे मरें । धनवान लोग दो तरह से पाप कर रहे हें । धनी लोग 
अंब सन्ततिनिरोध करके बड़ें-बड़े महलों में भोगविलास करते हें। वे 
समाज को बच्चे भी नहीं देते, वे समाज के इस महान काम को टालता 
चाहते हें । मजदूर ही समाज में सम्पत्ति का निर्माण करें और बच्चे भी 
वे ही पैदा करके समाज का प्रस्तित्व टिकाये रहें। लेकिन ये धनवान 
लोग मजदूरों के वच्चों को पेटमर भोजन भी नहीं देना चाहते । धनवान 
स्वयं बच्चे पैदा नहीं करते श्रौर जो बच्चे पैदा करते हें वे सम्पत्ति पैदा 
करके भी उससे वंचित रहते हें । गरीब ही कष्ट उठाकर सम्पत्ति पैदा 


CCo0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
चार पुरुषार्थ १४३ 


करें ग्रौर गरीबों की स्त्रियां ही कष्ट उठाकर बच्चे पैदा करें। यदि 
मोमवत्ती दोनों ओर से जलने लगे तो बेचारी जल्दी ही समाप्त हो. 
जायगी । ` i जा * 
'मजदूरों के पास न तो पेटभर भोजन है न सन्ततिनिरोध के साधं 
ही । पुराने विचार के लोग सन्ततिनिरोध के विरोध में चिल्लाते हैं; 
लेकिन मजदूरों के बच्चों को पेटभर भोजन मिले, प्रपने वर्ण के अनुसार 
उन्हें शिक्षा मिले, इस प्रकार के धर्ममय ग्रर्थंशास्त्र का निर्माण करने के 
लिए वे नहीं चिल्‍्लाते। जबतक समाज में यह विषमा हूँ तबतक गरीब 
के लिए भी सिवाय सन्ततिनिरोध के दूसरा कौन-सा मागे है ? क्या उसे 
्रह्मचर्यं का उपदेशामृत पिलाना है ? वह जले पर नमक छिड़कना होगा । 
लेकिन यह सन्ततिनिरोध का ज्ञान मजदूरों को देगा कौन ? ज्ञान के 
साधन भी धनवान लोगों के लिए ही हें। वे उपाय भी धनी लोग ही 
कर सकते हें । जिसके पास दवाई के लिए पेसा नहीं है वह डाक्टर को 
कहां से बुलायगा ? जिसे साधारण झारोग्य का ज्ञान नहीं है वह इस 
उलभन से भरे हुए शास्त्र का ठीक तरह झाचरण किस प्रकार करेगा ?. 
मजदूरों की गृहस्थी में न खाने को है, न पहनने को और न सीखने को । 
वहां हर तरफ श्रन्धेरा है। बच्चे पैदा होंगे और समाज दिन-भ्रतिदिन दीन- 
दरिद्री श्रौर दुःखी होगा। ई आ 
चर्ममय भ्र्थशास्त्र की स्थापना होने पर बह इन सबः बातों पर 
विचार करेगा । पृथ्वी पर कितने लोग जीवित रह सकेंगे, कितनों का 
पोषणः हो सकेगा ? पड़त जमीन में खेती करना शुरु 'करें। नये सुधारों के 
अनुसार खेती करें। बिजली की गर्मी देकर वर्ष में चार-चार पांच-पांच 
कसलें तैयार करें । रेगिस्तान को भी हरा-भरा बनाएं । बनावटी वर्षा 
बरसाएं । धर्ममय म्र्थेशास्त्र इस बात की व्यर्थं बकवास'या होहल्ला 
नहीं मचायगा कि जनसंख्या बढ़ रही है । पृथ्वी पर कितनी जन- 
संख्या की आवश्यकता है यह देखकर ही निरोध प्रारम्भ करेगा । धर्मे- 
मय प्रर्थशास्त्र प्रादेश देगा कि इतने ही बच्चे पैदा करो । यन्त्र से जिस 
प्रकार ्रावश्यकतानुसांर कपड़े तैयार किये जाते हें उसी प्रकार धर्ममय 
अर्थशास्त्र भी जितने आवश्यक होंगे उतने बच्चे भी समाज को देगा । 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


हे 


१४४ भारतीय संस्कृति 


जिस समय हिन्दुस्तान में काफी जमीन थी तव जनसंख्या भी कम 
थी । उस समय “अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव” कहकर आशीर्वाद देना 
घर्मोचित समझा जाता था। लेकिन जव कि समाज में घमंमय अर्थशास्त्र न 
हो प्रौर जनसंख्या काफी हो तब “श्रष्टपुत्रा भव, कहकर आशीर्वाद देना 
शाप समान ही हूँ। हम जो कुछ बोलते हें उसे समभते नहीं हैं । 
आज तो इस प्रकार का आशीर्वाद देनेवाले से पानेवाला कहेगा कि 
ग्राठ पूत्र ले कर कया करूंगा ? मुझे तो सन्ततिनिरोध सिखाओ । यदि 
तुम्हारा आशीर्वाद न मिला तो भी मेरे यहां बच्चे होंगे । परन्तु में उनका 
पोषण कैसे करूं ? और जब यह बात कहते हैं कि पोषण करने के लिए 
समाज को धारण करनेवाला ग्रर्थशास्त्र स्थापित कीजिये तो उसका 
कोई उपाय नहीं बताते । भला इस प्रकार का भोग कंसे भोगा जा सकता 
है? भोग न भोगना तो हो नहीं सकता । यह तो देवताग्रों के लिए भी 
संभव नहीं हुआ । ऋषि-मुनियों के लिए भी सम्भव नहीं हुआ । कोई 
भीलनी को देखकर मोहित हो गया तो कोई कोलिन को देख कर। 
तब फिर व्यर्थ ही ब्रह्मचर्य के मन्त्र का जाप मत करो । भोग तो भोगना 
हैं; लेकिन समाज में रोती सूरत श्रौर निर्वेल बच्चे न दिखाई दें । श्रपने 
ही बच्चों को वस्त्रह्ीन, श्रन्नहीन, ज्ञानहीन देखना क्या माता-पिता को 
पसन्द ्रायगा ? अरे हम तो ठंड के दिनों में गाय-वैलों पर भी भूल 
डालते हें । तब आप सन्ततिनिरोध का शास्त्र बताइये । 

फिर स्त्रियों की मर्जी का तो कोई विचार ही नहीं करता । वेचारी 
को न पेट भर खाने को मिलता हे न विश्राम श्रौर बार-वार बच्चे. पैदा 
करना पडता है । इस प्रकार की आसन्नप्रसवा स्त्रीको तकलीफ में 
देखकर किसकी आखें नहीं भर श्रायंगी ? स्त्रियों की काम-वासना शान्त 
हो जाती हें; लेकिन पुरुषों की नहीं होती । एक बड़ी-बूढ़ी माँ ने मुझसे 
कहा--“अपनी लड़की श्रौर बहू के बच्चों के साथ-साथ अपने बच्चों का 
पालन-पोषण करने में मूके शमं ग्राती है । लेकिन कया करूं ? उनके. 
लिए सबकुछ सहना पड़ता है । उनके पैर टेढ़े-मेढ़े रास्ते पर कहीं न 
जाने लगें इसलिए मुझे उन्हें सम्भालना पड़ता हू ।” 

में इन उद्गारों को कभी नहीं भूलूंगा । पुरुष स्त्रियों को आराम भी 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
चार पुरुषार्थ १४4 


नहीं देता हैं। स्त्रियों को भी काम-वासना होती हुँ; लेकिन जतक 
काम-वासना का निरोध नहीं किया जाता, म्रौर जबतक समाज में भी 
विषमता है तवतक सन्तति-निरोध करके भोग भोगना ही मर्यादित घमं 
हो जाता हे । 

धर्ममय श्रर्थशास्त्र इस बात का ध्यान रखेगा कि समाज में 
रोगी बच्चे पैदा न हों। पशुग्नों को नस्ल सुधारने के लिए हम प्रयत्न 
करते हें; लेकिन मनुष्य की नस्ल ठीक करने के लिए शास्त्रीय दृष्टि से 
कौन प्रयत्न करता है ? एक बार विवेकानन्दजी से गो-रक्षा को समां 
का श्रध्यक्ष बनने के लिए कहा गया । उन्होंने कहा--“में तो मानव-रक्षा 
की सभा का ग्रध्यक्ष बनूंगा ।” इसका यह मतलब नहीं कि वे गो-रक्षा 
को हलका मानते थे; लेकिन झाज तो मनुष्य ही पशु बन रहे हें इसकी 
चिन्ता कोन करेगा ? 

यदि मनुष्य समाज के कल्याण के लिए विवेक से भ्रपने ऊपर बन्धन 
न लगाए तो उसके ऊपर कानून से बन्धन लगाना पड़ता हूँ। जेसे घोड़े 
को लगाम लगानी पड़ती है इसी प्रकार मनुष्य-हपी पशु को भी कानून 
की कंटीली लगाम लगानी पड़ती हैं। प्रेम, विवेक, संयम आदि बातें 
मनुष्य को क्या आखिर कानून से ही सिखानी पड़ेगी ? मनुष्य को सबके 
लिए कष्ट सहना चाहिए । लेकिन वह कष्ट सहन नहीं करता तो फिर 
कानून और बन्धन की सरकार आती हैं भौर कातून से कष्ट सहन 
करवाती है । जो लोग रोगी हैं उनको सन्तति पैदा नहीं करनी चाहिए । 
लेकिन वे सुनते नहीं हैं तो फिर उन्हें कातून के द्वारा खत्म करना 

डता है । 

इसलिए हमारी स्मृति में विवाह करने के पूर्व वर-वधू की भिषग्‌- 

रत्नों के द्वारा परीक्षा कर लेने की बात कही गई है । 
“स्त्रीत्वे पुःस्त्वे परीक्षितः" 

इस बात की परीक्षा पहले ही कर ली जानी चाहिए कि वधू गर्भ- 
धारण करने के योग्य तो है ? उसमें कुछ दोष तो नहीं हूँ ? इसी 
प्रकार पहले ही यह भी देख लेना चाहिए कि वर नपुंसक तो नहीं हैं, 
रोगी तो नहीं है, उत्कृष्ट शक्ति-सम्पन्त तो है न ? और फिर विवाह 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
१४६ भारतीय संस्कृति 


करना चाहिए । तभी वह विवाह समाज के लिए कल्याणकारक तथा वर- 
वध के लिए ग्रानन्ददायक्र होगा । 

विवाह करानेवाले श्राचार्यं को पहले पूछ लेना चाहिए कि--“क्या 
इन वर-वध की ठीक तरह परीक्षा कर ली गई है ? तभी यह धामिक 
विवाह होगा ।” लेकिन इस प्रकार की बात पूछना आचार्य को 
ब्रह्मण्यम्‌ प्रतीत होता है । दूसरी सब वातों की जांच-पड़ताल की जाती 

रण्डी की, शिक्षण की और दूसरी सत्र पूछताछ होती हें; लेकिन 
वैद्यकीय जांच-पड़ताल नहीं होती । 

वर-वध के ग॒णा-धर्म का श्रथे है उनकी मानसिक परीक्षा और वर- 
वध के आरोग्य का श्रथ है उनकी शारीरिक परीक्षा । ये दोनों परीक्षाएं 
हो जानी चाहिए । समान वणवाल के विवाह होने चाहिएँ ग्रौर 
हमने पहले यह देख ही लिया है कि वर्ण का अर्थ हैं रुचि, रंग । यह 
देख लेना चाहिए कि लड़की की रुचि क्या है, उसे कौन से काम श्राते हैं, 
ब उसकी वृद्धि व हृदय का कौनसा रंग है । लेकिन लड़की के शरीर का 
रंग देखा जाता है । उसकी वुद्धि श्रौर हृदय के वणां, उसकी श्रन्तरात्मा के 
वर्ण की श्रोर किसी का ध्यान ही नहीं होता । उलटे यह समका जाता हूँ 
कि स्त्रियों को आत्मा ही नहीं होती याने एक प्रकार से उन्हें वर्ण ही 
नहीं होता । श्रत: भ्राज के सारे विवाह श्रशास्त्रीय एवं अ्रधामिक हें । 
जिस विवाह में स्त्री-पुरुष के हृदय व बुद्धि का वर्ण देखा जायगा, उनके 
शरीर की नीरोगिता देखी जायगी वही सच्चा शास्त्रीय विवाह होगा । 

ग्राज पंचांग के ऊपर से जाना जाता हे कि किसी का राक्षसगणा है 
या देवगणा । लेकिन किसी का राक्षसगणा है या देवगण, क्या यह पंचांग 
से मालूम हो सकता हूँ ? जो झपने लिए जमा करता है वह राक्षस हैं 
श्रौर जो दूसरों को देता है वह देव हैँ। वणां की पहचान तो कमं से 
होती है । उसे पंचांग में देखने की श्रावश्यकता नहीं होती । 

इसी प्रकार कुछ छोटी जातियों का अपना ही जाति में विवाह होता 
है । इससे सबका रकत एक हो जाता है । सब एक-दूसरे के रिइतेदार 
होते हें । इस प्रकार के एक रकत के ग्रशास्त्रीय विवाह ये सनातनी 
ब्राह्मण प्रत्येक साल कराते रहते हें ! कितना बड़ा ग्रधर्म ! कितनी बड़ी 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayy Trust. Funding by MoE-IKS 
चार पुरुषाथ १४ 


शास्त्रीयता ! 
आचार्य विनोबाजी ने एक बार कहा था--“विवाह न तो समुद्र 


में होना चाहिए न छोटे गढ़े में।” उन्होंने यह एक बहुत बड़ा सूत्र 
बताया है । किसी भारतीय का एकदम अ्रमरीका जाकर किसी से विवाह 
करना भी सदोष है ग्रौर पनी छोटी-सी जाति में ही हमेशा विवाह 
करते रहना भी सदोष है । महाराष्ट्रीय गाय के लिए यूरोपियन सांड 
उपयकत नहीं होगा । महाराष्ट्रीय गाय के लिए पंजाब या गुजरात का 
सांड उपयुक्त रहेगा । दूर का भी न होता चाहिए क्योंकि सारा 
वाताबरण एकदम भिन्न होता है और बहुत पास का भी नहीं होना 
चाहिए क्योंकि वातावरण बही होता हैँ । 

ग्रौर कभी-कभी मिश्र विवाह समाज के लिए हितकारक भी होता 
है । भूमि में एक ही फसल लगातार पैदा नहीं होती । बीच-बीच में 
रोटेशन के द्वारा दूसरी फ्रसल भी ली जाती हूँ । रोटेशन से ही दूसरी 
फसल प्राप्त होती हैं । वीच में जब दूसरी फसल ले ली जाती हुँ तब वह 
पहली फसल जोरदार घ्राती हें । समाज के सन्तति-शास्त्र में भी शायद 
कभी ऐसा समय आ सकता हूँ | शायद मिश्र विवाह से समाज कभी 
शवितज्ञाली बन जाय । उससे शायद सवंसाधारण जनता के उत्साह 
और बृद्धि में वृद्धि हो । भारत के सारे प्राचीन महषि मिश्र विवाह के 
फल हे । हम कहा करते हैं कि “ऋषि का कुल शरोर नदी का मूल' नहीं 
देखना चाहिए; लेकिन इसमें ऋषि की कमी थोड़े ही है ! मिश्र विवाह 
कभी-कभी आवश्यक भी होता है । श्राज भारत में वह समय 

गया हे। ] 

यह न नहीं है कि मिश्र विवाह हमेशा ही होता चाहिए; लेकिन 
किसी विशेष काल में कुछ शताब्दियों तक इसकी प्रावश्यकता रहती हें! 
कछ समय के बाद समाज की स्थिति देखकर फिर से नियम बनाइये । 
इस प्रकार सब तरह से कामशास्त्र का सच्चा घ्रामिक व बौद्धिक विवेचन 
प्रौर ्राचरण होना चाहिए ! कामशास्त्र का अर्थ है एक प्रकार का 
प्न्ततिज्ञास्त्र । सन्तान सतेज श्रौर नीरोग किस प्रकार हो, उसी प्रकार 
सन्तान का ठीक-ठीक पोषण रौर विकास किस प्रकार हो, इस सबको 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
१४५ भारतीय संस्कृति 


देखना धर्ममय कामशास्त्र के अन्तर्गत श्रा जाता हैँ | 

संयम, स्त्री-पुरुष.का प्रेम, उनकी रुचि और चुनाव, उनकी आथिक 
स्थिति, उनकी शारीरिक निर्दोषता गौर बौद्धिक समानता आदि अनेक 
बातें प्रकाश में देखने की श्रावइयकता रहती हैं । ज्ञान बढ़ रहा हूं, 
अनुभव बढ़ रहा है, वेद श्रनन्त हैं | वेद के आधार पर याने अनुभव के 
आ्राधार पर--झास्त्रीय ज्ञान के श्राधार पर निर्माण किया हुश्रा यह 
सनातन धर्म जीवन में नया प्रकाश पैदा करेगा श्रौर जनता को सच्चा 
धमेमय ग्रर्थशास्त्र श्रौर धर्ममय कामशास्त्र देकर शान्ति का, सच्चे श्रानन्द 
का और सच्चे निर्मल सुख का मोक्ष सबको प्रदान करेगा । 

सारे समाज को धारणा करनेवाले और उसका पोषण करनेवाले 
ये अर्थ और काम मोक्ष की रोर ले जा रहे हें । लेकिन इस प्रकार ग्रर्थ- 
काम की ज्ञान-विज्ञानमय, शास्त्रीय अर्थात्‌ धामिक व्यवस्था करनेवाले 
भ्राज नरक की ओर ले जानेवाले समभे जा रहे हें, यह कितना बड़ा 
दुर्भाग्य है 


१३ 
चार आश्रम 


सनातनधर्म को वर्णाश्रम-धमं कहा जाता हूँ। वर्णाश्रम भारतीय 
संस्कृति का प्रधान स्वरूप है । हम यह तो पहले ही देख चके हें कि वर्ण- 
धर्म किसे कहते हैं । ्ाइये, भ्रव श्राश्रम-धर्म पर विचार करें । 

मनुष्यों के विकास के लिए चार ग्राश्रमों की चार सीढ़ियां बताई 
गई हें । ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ श्रौर संन्यास आ्राश्रम । संन्यास अन्तिम 
ध्येय है । ्रन्त में ञ्रनासक्त जीवन ही प्राप्तव्य हैँ; लेकिन उस घ्येय 
की शोर धीरे-धीरे जाने के लिए पहले तीन ग्राश्रम हैं ! धीरे-धीरे 
संसार से दूर होते जाना चाहिए-निवृत्तकाम होते जाना चाहिए । 

भारतीय संस्कृति कहती हू कि मनुष्य जन्मतः तीन ऋणा लेकर 
ग्राता हैं । ऋषि-ऋण, पितू-ऋण तथा ईश्वर का ऋण । इन तीन ऋणों 


CCo0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


चार ग्राश्रस १४९ 


से हमें उऋणा होना हैं । ब्रह्मचर्य प्राश्रम में उत्तम ज्ञान सम्पादन करके 
हम ऋषि-ऋण से उऋणा होते हें । बाद में गृहस्थाश्रम में सन्तति पैदा 
करके, उसका ठीक तरह पालन-पोषण करके हम पितु-ऋण से उऋण 
होते हैं । और वानप्रस्थाश्रम तथा संन्यास के द्वारा सारे समाज की सेवा 
करके हम ईश्वर के ऋणा से उऋण होते हें । ईश्‍वर सारे संसार के 
लिए है । ईश्वर के ऋणा से उऋण होने का मतलब हूँ सवके बन 
जाना । 
ब्रह्मचर्य श्राश्रम में मुख्यतः ज्ञान की उपासना हैं । उपनयन धारण 
करने के वाद ब्रह्मचर्य का प्रारम्भ होता हें। उपनयन ब्रह्मचयं की दीक्षा 
है । ब्रह्मचर्यं किसी भी ध्येय के लिए होता है । ध्येयहीन ब्रह्मचर्य निरर्थक 
हे । ध्येयहीन ब्रह्मचर्य टिकता भी नहीं है । ब्रह्मचर्य, ज्ञान के लिए हें । 
जवतक हम गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करते हें तबतक मजबूती से 
ब्रह्मचर्यं को पवका पकड़े रहना चाहिए । 
जनेऊ के समय ब्रह्मचर्य की ही महिमा गाई जाती है । उसके सारे 
प्रतीक ब्रह्मचर्य के ही योतक हें । कमर से तिहेरी मुंज की मेखला वांधी 
जाती हें । कौपीन पहनाया जाता है । इसका क्या मतलब है ? यही 
कि-“कमर कसकर तैयार रहो, तुझे ज्ञान प्राप्त करना हूँ । विषयवासना 
मिटा दो, उसे बांध कर रखो । लंगोट बांध कर रहो ।” ब्रह्मचारी 
चट को मेखला पहनाते समय जो मन्त्र बोला जाता हूं वह बड़ा 
सुन्दर हूँ । 
इयं दुरुक्तात्‌ परिबाधमानात्‌ 
शर्म चरूथं पुनती न प्रागात्‌ । 
प्राणापानाभ्यां बलमाभरन्ती 
प्रिया देवानां सुभगा मेखलेयम्‌ ॥ 
ऋतस्य गोप्त्री तपसः परस्पी 
घ्नती रक्षस; सहमाना अरातीः। 
सा नः समन्तमनु परेहि भद्रया 
भर्तारस्ते मेखले मा रिषाम ॥ 
“यह मेखला पवित्र करने वाली हूँ । यह मेखला मे उल्टी-सीधी 


CCQ. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


१५० भारतीय संस्कृति 


बात बोलने नहीं देगी । यह मेखला मुझे सुख देगी । प्राण ओऔर ग्रपात 
के द्वारा शक्ति प्रदान करेगी । यह मेखला तेजस्वी लोगों को प्रिय है । 
यह मेखला सत्य की रक्षा करने वाली, तपस्या को ग्राधार देने वाली, 
राक्षेसों को मौरने वाली और शत्रु को भगा देने वाली है । हे मेखला, 
कल्याणकारक बातों के साथ आकर तू मृझे सव श्रोर से घेर ले। तुझे 
धारण करते हुए कभी नाश न हो ।” 

जिसकी कमर कसी हुई है, उसे वक्र दृष्टि से कौन देखेगा ? 
“जबलन्निव ब्रह्ममयेन तेजसा” वह ब्रह्मचर्य के तेज की जगमगाती हुई 
ज्योति है उससे सारे श्रन्तर्वाह्म शत्रु. भाग जायंगे । 

मेखला बांधना मानो ब्रतों से बंध जाना हू । मेखला बांधने के पहले 
दीक्षा देने की एक विधि होती है । उस समय गुरु कहता है-- 

“म॒म ब्रते हृदयं ते दघामि 
ममचित्तमनुचित्तं ते अस्तु। 
मम वाचमेकब्रतो जुषस्व 
बृहस्पतिष्ट्वा नियुनक्तु मह्यम्‌ ।* 

“अरे बदु ! में अपने ब्रतों को तेरे हृदय में रखता हूं । तेरा मन मेरे 
मन के पीछे-पीछे रहे । तू एकनिष्ठा से, एक ब्रत से मेरा कहता सुनता 
जा । वह बुद्धि-पूजक बृहस्पति तेरा ध्यान मेरी श्रोर रखे । 

गुरु के शब्दों को ठीक तरह सुनने के लिए ब्रतों की आवश्यकता होती 
है, एकाग्रता की आवश्यकता होती है श्रौर ब्रह्मचयं में सारे ब्रत ग्रा 
जाते हें । बटु के हाथ अपने हाथ में लेनेवाला गुरु भी ईश्वर की ही भांति 
माना गया है : 

सविता ते हस्तमग्रभोत्‌ 
श्रग्तिराचार्यस्तव ॥ 
. “बेटा, में तेरे हाथ नहीं पकड़ रहा हूं तेरा हाथ तो बूद्धि को तीर 
करनेवाले सूर्य भगवान्‌ पकड़ रहे हैं तेरा ग्राचार्य अग्नि है, में नहीं |” 
गुरु प्रकाश हँ--ज्ञान का प्रकाश देनेवाला । ब्रह्मचारी को तेज-रूपी 
गुरु की उपासना करनी चाहिए । उपनयन संस्कार के मन्त्रों में या यज्ञो- 
पवीत के मन्त्रों में सर्वत्र तेज की उपासना है । 


(७०0०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi , 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by Mo 


E-IKS 
चार प्राश्रम a 


ब्रह्मचारी सारे तेजस्वी देवताओं का हुँ। 
देव सबितरेष ते ब्रह्मचारी 
तं गोपाय समामृत॥ 

“हे सूर्यं नारायण, यह्‌ ब्रह्मचारी श्रापका ही हैँ । इसका संरक्षण 
कीजिए। इसे मृत्यु न सताए ।' 

ब्रह्मचर्य श्राश्रम में जाना मानो पुनजेस्म है । श्रव संयमी होता चाहिए । 
ध्येय की उपासना करनी चाहिए | 

युवा सुबासः परिवीत श्रागात्‌ 
स उ श्रेयान्‌ भवति जायमानः 

“यह युवा ब्रह्मचारी ग्राया है । इसने नवीन सुन्दर वस्त्र पहने हें । 
उसने यज्ञोपवीत पहना है । वह भ्रव नवीन जन्म ले रहा हूँ। वह कल्याण 
की ओर जा रहा है ।' 

“त धीरासः कवयः उन्नयन्ति 
स्वाध्यो मनसा देवयन्त” 

“संयमी ज्ञानवान गुरु उसे उन्नति की ओर ले जाय । वह तरुण 
भ्रध्ययन करके, मन को एकाग्र करके देवताओं का प्यारा बने, 
तेजस्वी बने ।” 

भ्रग्ति में समिधा होम देने के बाद ब्रह्मचारी को जो प्रार्थता बोलनी 
चाहिए वह तेजस्वी है : 

“ञ्नि मेधां अयि प्रज्ञां मय्यग्निस्तेजो दधातु 
मयि मेधां मयि प्रज्ञां मयीन्द्र इन्द्रियं दबातु 
मधि मेघां मयि प्रज्ञां मयि सूर्यो स्राजो दधातु 
यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासम्‌ 
ग्रसे श्रग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्वी भूयासम्‌ 
यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्व भूयासम्‌" 

«अ्रस्नि मुझे वुद्धि, विचार-शक्ति और तेज दे । इच्ध मुझे बुद्धि, 
विचारशक्ति ग्रौर सामर्थ्यं दे । सूर्ये मुझे बुद्धि, विचारशक्ति व तेज दे । 
हे भग्नि, मुझे अपने तेज से तेजस्वी होने दे । अपने “विजयी तेज से मुझे 
महान्‌ बनने दे । भ्रपने मलिनता को भस्म कर देनेवाले तेज से मुझे भी 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


१५२ भारतीय संस्कृति 


मलिनता को भस्म करने वाला बनने दे । 
मेखला और कौपीन धारण करके वटु हाथ में दण्ड लेता हैँ। उस 
समय वह कहता है : 
"दान्तं दसयित्वा मां मार्गे संस्थापयन्‌ स्वयम्‌ । 
दण्डः करे स्थितो यस्मात्तस्माद्रक्षयतो भयम्‌ ॥” 
मुझ असंयमी को यह दण्ड संयम सिखाए। हे दण्ड, जत्र कहीं मुझे 
डर लगे तव तू उससे मेरा उद्धार कर । 
उपनयन के अन्त में जो मेधासूवत बोलते हैं उसे यहां देने का लोभ 
संवरण करना मेरे लिए कठिन है । 
३% मेधां मह्यमंगिरसो मेधां सप्तर्षयो ददुः। 
मेधामिन्ट्रशचाग्निशच मेधां धाता ददातु मे ॥ 
मेधां भे वरुणो राजा मेधां देवी सरस्वती। 
मेधां मे अझ्विनो देवावाधत्तां पुष्करञ्नजा ॥ 
या सेधा श्रप्सरस्सु गंधर्वेषु च यन्मनः। 
देवी या मानुषी मेधा सा माम्‌ विशतादिमाम्‌ ॥ 
यग्मे नोक्तं तद्रमतां शकेयं यदनुब्रुवे । 
निशाम तन्निशामहँँ मयि ब्रतं सह ब्रतेषु ॥ 
भूयासं ब्रह्मणा संगमेमहि । 
शरीरं मे विचक्षण वाङ्म मधुमद्‌ दुहा ॥। 
श्रवृद्धमहमसौ सूर्यो ब्रह्मणानीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासोः 
मेधां देवों मनसा रेजमानां। 
गन्धर्वेजुष्टां प्रति नो जुषस्व ॥। 
मह्यं मेवां वद मह्यं श्रियं वद । 
मेधावी भूयासम्‌ श्रजरा जरिष्णु ॥ 
सदसस्पतिप्रदुभुतं प्रियमिन्द्रिस्य काम्यम्‌ | 
सात मेधामयासिषं स्वाहा 
यां मेषां देवगणाः पितरइचोपासते । 
तया मां मेधया मे मेधाविनं कुरु ॥ 
मेधाव्यहं सुमनाः सुप्रतीकः श्रद्धामनाः सत्यमतिः सुशेवः। 


(७०0०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
चार आश्रम १५३ 


महायशाः धारयिषणुः प्रवक्ता भूयासमस्ये स्वधया प्रयोगे॥ 

“अंगिरस ऋषि तथा ग्रन्य सप्त ऋषि, इन्द्र, अग्ति और जगदीश्वर 
मुझे बुद्धि दें । नीतिदेव, वरुण राजा और देवी सरस्वती मुझे वुद्धि दें । 
कमल का हार पहननेवाले श्रडिविनी देव मुझे वुद्धि दें जो मेघा गंधर्व- 
लोक में, देवलोक में, व मानवलोक में है वह त्रिभुवन व्यापक मेधा 
मेरी वुद्धि में प्रबेश करे | यद्यपि मेने सतत अध्ययन नहीं किया है तयापि 
मैंने जो-कुछ श्रध्ययन किया है वह हमेशा मेरे पास रहे । मेंने जो-कुछ 
अध्ययन किया वह में जहां चाहु बोल सकू' । में जो-कुछ सुनू वह 
मेरे लिए सदैव सुनते रहने जैसा हो । श्रन्य ब्रतधारियों की भांति ही _ 
मेरा व्रत भी हो । हमारा सम्बन्ध विद्वानों से हो मेरी इन्द्रियां जिज्ञासु 
हों । मेरी वाणी मोह का तिरस्कार करनेवाली हो । वह ऊपर से मीठी 
और ग्नन्दर से विष उगलने वाली न हो । मेरा उत्साह अखण्ड हो । यह 
ज्ञानमय सूर्यं कभी भी मेरा ज्ञान नष्ट न करे। बुद्धि में चमकने वाली 
मेधा, दिव्यलोक में रहने वाली मेधा मुझे मिले । मुफे मेधा दो, तेज दो । 
मुझे बुद्धिमान होने दो | यदि शरीर जीण हो जाय तो भी उसमें रहने 
वाली बुद्धि अंजर न रहे वह सदैव तेजस्वी रहे । यह मेघा सभा को 
जीत लेने वाली, इन्द्र को पसन्द आने वाली तथा प्रत्यन्त अपूर्व है । में 
उसी मेधा के लिए प्रयत्न करता हूं । देव और पितर जिस मेधा को 
उपासना करते हें उस मेधा के द्वारा मुझे मेधावी बनाम्रो । मुझे 
बुद्धिमान बनने दो, सत्प्रवृति वाला होने दो। मुझे अच्छी बातों की पूजा 
करने वाला, श्रद्धावान्‌ और सत्यनिष्ठ बनने दो । मुझे ब्रह्मच के तेज 
से सशोभित होने दो। मुझे कीतिमान्‌ होने दो । मुझे घेयेशाली वनने 
दो। मुझे उत्कृष्ट वकता होते दो । किसी भी चर्चा के अवसर पर मुझे 
अपनी वृद्धि के प्रभाव से सुशोभित होने दो । 

इतना सुन्दर मन्त्र हें यह ! उपनयन मानो बुद्धि-सम्पन्त बनाने के 
लिए धारणा किया ब्रत हँ। हम यह जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जो 
धारण-शवित प्राप्त करना चाहते हैं जो ग्रभंग स्मरणशक्ति प्राप्त 
करना चाहते हें, उसके लिए ब्रह्मचर्यं के बिता एकाग्रता नहीं झा सकती । 
ब्रह्मचयं का अर्थ है सारी इन्द्रियो की शक्ति एक ध्येय के ऊपर केन्द्रित 


(७०0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


१५४ भारतीय संस्कृति 


करना । जिस प्रकार कांच के उपर सूर्य की किरणों केन्द्रित करके आग 
पैदा करते हें उसी प्रकार सर्वत्र फेलने वाली इन्द्रियों की शक्ति 
एक जगह केन्द्रित करके उसमें से ग्रदूभुत तेज निर्माण करना ही 
ब्रह्मचर्य है । 

भारतीय संस्कृति में ब्रह्मचर्य की ्रपार महिमा गाई गई हू। 
ब्रह्मचयं का श्रर्थं वया है ? ब्रह्म-प्राप्ति के लिए जिस प्रकार का श्राचरण 
करना चाहिए वह भ्राचरणा ही ब्रह्मचर्य है । ब्रह्म-प्राप्ति का श्राचरण ही 
ब्रह्मचर्यं है । ब्रह्म का श्रर्थ क्या ह्‌ँ ? ब्रह्म का अर्थ है हमारा ध्येय । 
हमें प्राप्त करने के योग्य जो-कुछ सबसे ऊंची बात मालूम हो वही 
ब्रह्मचर्यं हैँ । जिसके लिए हम जीना या मरना चाहते हैं वह हमारा 
ब्रह्म है । 

बिना सारी शक्तियों का उपयोग किये ध्येय जितना ऊंचा होगा 
उतनी ही शक्ति उसमें लगेगी । सारी शक्ति समर्थ होने पर भी हमारे 
हाथ ध्येय तक नहीं पहुंच पाते हें श्रौर फिर हम प्रार्थना का ग्राश्रय लेते 
हें । जो श्रपना सामर्थ्यं गेवाकर रोते रहते हें उनकी प्रार्थना में तेज नहीं 
होता । जब अपने सामर्थ्यं को थोड़ा भी इधर-उधर खच किये विना सारा 
ही ध्येय पर लगा देते हूँ और फिर भी ध्येय दूर रह जाता हें तभी 
सच्ची प्रार्थना का उदय होता है । 


उपनिषदों में एक-एक ग्रक्षर सीखने के लिए हजारों वर्ष तक ब्रह्म 
चयं का पालन करते रहने का उल्लेख हे । ज्ञान का एक कण प्राप्त 
करने के लिए इसी प्रकार की तपस्या की आवश्यकता होती है । | 

उपनिषद में एक स्थान पर इसका बड़ा ही सुन्दर वर्णन है कि ब्रह्म- 
चारी तरुणों को केसे रहना चाहिए । 

'तरुणों को सत्यवृत्त होना चाहिए । तरुणों को दुढु-ग्रभ्यासी, 
श्राशावान्‌, दृढ़-निश्चयी, व सामर्थ्य-सम्पन्त होना चाहिए। यह सारी 
धन-धान्य युक्त पृथ्वी उनके चरणों में लोटने लगेगी । 

इस प्रकार के तरुणों को नाच-तमाशे नहीं देखने चाहिएं । भिन्न- 
भिन्न बैठकों में नहीं जाना चाहिए, गप्पें मारते नहीं बैठना चाहिए । 
उन्हें एकान्त में वेठकर भ्रध्ययन करना चाहिए । यदि गुरु उल्टे रास्ते पर 


+ 


(७०0०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


चार श्राश्रम १५५ 


चलने लगे तो उन्हें उसका ग्रनृकरण नहीं करना चाहिए। जितनी 
आ्रावश्यकता हो उतना ही स्त्रियों से बोलना चाहिए । युवक मृढु स्वभाव 
का, प्रेम-पूणं, शान्त; विनयी, दुढु-निश्चयी, निरलस, द॑न्यहीन होना 
चाहिए । उसे पद-पद पर दुःखी नहीं होना चाहिए । उसे किसी की ईर्ष्या 
नहीं करनी चाहिए, प्रति-दिन सुबह-शाम गुरु के यहां पानी भरना 
चाहिए, जंगल जाकर लकड़ी लाना चाहिए और ग्रध्ययन करना 
चाहिए ।” 

उपतिषद्‌ ने इस प्रकार का आ्रादर्श उपस्थित किया था । उपनयत के 
समय भी उपदेश देते हुए “स्वच्छ रहो । तुम ब्रह्मचारी हो । दिन में मत 
सोझो । सदंव कर्म में मग्न रहो । आचार्ये की सेवा करके ज्ञान प्राप्त 
करो । ज्ञान प्राप्त करने तक ब्रह्मचर्यं का पालन करो ।” ग्रादि बातें 
कही गई हें । 

्रह्मचयं पालन करते की बात आजकल बहुत कठिन हो गई है। चारों 
ग्रोरका वातावरणा बड़ा दूषित हो गया हैं। सिनेमा, ग्रामोफोन गौर रेडियो 
ने सारा वातावरण गंदा और दूषित कर रखा हुँ । सबके मन मानो 
खोखले हो गये हें । सव जगह ढीलढाल और पोलपाल आ गई है । 

हमारे मत में सब प्रकार की वासनाओं के बीज हें; लेकिन हमें यह 
तय करना चाहिये कि उसमें किसे अंकुरित करना. चाहिए श्रौर किसे 
नहीं । जिन बीजों को अंकुरित न करना हो यदि इन्हें पानी न दिया तो 
काम हो जायगा । उन्हें वैसे ही पड़े रहने देना चाहिए । वे मरते नहीं 
हें । वे बहुत चिकट होते हें । यदि उन्हें अनेक जन्म तक पानी न दिया 
गया तो फिर वे बीज जल जाते हैं, मर जाते हैं । - 

यदि हलके या अ्रश्‍्लील गीत हमें चारों ओर सुनाई दें तो हमारा 
ब्रह्मचर्यं किस प्रकार रह सकता है । यदि मासिक पत्रों में स्त्रैण कहानियाँ 
ही प्रकाशित होती रहें तो हमारा ब्रह्मचर्यं कंसे रह सकता हु ? यदि 
सिनेमा में हम हमेशा चुम्बन-ग्रालिगन ही देखते रहें तो हमारा ब्रह्मचय 
कैसे टिक सकता है । यदि आसपास का वातावरण हमें भोगविलास को 
शिक्षा देता रहे, कामवासना को उत्तेजित करता रहे तो हमारा ब्रह्मचर्य 


कँसे रह सकता है ? 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


rnin 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


१५६ भारतीय संस्कृति 


वाल-वात्रनालय, छात्र-वाचनालय ग्रादि की अ्रभी तक हमें कल्पना 
हीं है । भिन्न-भिन्न विषयों पर निकलने वाले मासिक पत्रों की भी हमें 
कल्पना नहीं है | हमारे मासिक पत्रों में सभी विषय होते हैं । शास्त्र- 
सम्बन्धी, इतिहास-सम्बन्धी, साहित्य-सम्वन्धी, श्रारोग्य-सम्बन्धी, राज- 
नीति-सम्बन्धी, शिक्षा-सम्बन्धी, व्यापार-सम्बन्धी व खेल-सम्वन्धी ही मासिक 
पत्र छात्र-वाचनालयों में रहने चाहिएं । लेकिन ऐसे मासिक पत्र हैं 
कहां ? हमें भिन्न-भिन्न विद्याश्रों का अध्ययन करना है । इन शास्त्रों में 
काम-शास्त्र भौ श्रा जायगा । लेकिन कामशास्त्र कोई चुम्त्रन-ञ्रालिगन 
के ग्रन्थ नहीं । बच्चों को जननेन्द्रिय की जानकारी, उनके कार्य, उनकी 
सार-संभाल, उनकी स्वच्छता श्रादि बातें शास्त्रीय दृष्टि से सिखाने में 
कोई हानि नहीं है । लेकिन यह शास्त्रीय शिक्षा तो मिलती नहीं हैं, 
केवल वासना जगानेवाली तथा लम्पट बनानेवाली शिक्षा पैसे पर दृष्टि 
रखनेवाले कहानी-लेखकों की श्रोर से मिलती हुँ । ये कहानी-लेखक्र 
कहते हें कि हमारी कहानी बच्चों के हाथ में मत दीजिये । उनका कहना 
ठीक है । लेकिन उस ओर समाज कोई ध्यान नहीं देता । बच्चों के मन 
को कौनसा भोजन मिलता है इस शोर कौन देखता है ? जहाँ इस वात 
की चर्चा या चिन्ता नहीं होती कि शरीर को किस प्रकार का भोजन 
देना चाहिए, कुटे हुए चावल देना चाहिए या बिना कुटे हुए, शास्त्रीय 
ग्राहार कोनसा हूँ वहां मन के भोजन की ओर कौन ध्यान देता हुँ ? 
ब्रह्मचर्यं श्राश्रम में इन सब बातों का विचार है । हमें क्या खाना 
चाहिए, क्या सुनना चाहिए, कया देखना चाहिए, कया पढ़ना चाहिए, 
कैसे बैठना चाहिए, कब उठना चाहिए आदि सब बातों को विवेकपूर्वक 
निश्‍चय करना चाहिए । यदि हमने जबान को खुला छोड़ दिया, उत्तेजक 
पदार्थं खाये, बिना काफी शरीर श्रम किये पकौड़ी, प्याज आदि खब 
खाये तो हमारा ब्रह्मचर्य नहीं रह सकता । मसाले खाना बन्द करना 
चाहिए, मिच खाना भी बन्द करना चाहिए । ब्रह्मचर्य का भी एक शास्त्र 
है । ब्रह्मचारी वनने वालों का उस शास्त्र के श्रनृसार ग्राचरण 
करना चाहिए । 


इसीलिए गांधीजी हमेशा कह कि ब्रह्मचर्यं किसी एक इन्द्रिय 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
चार ग्राश्रम १५७ 


का संयम नहीं हूँ । ब्रह्मचयं जीवन का संयम है । ब्रह्मचर्यं का पालन 
उसी समय संभव है जब कि कान, ग्रांख, जवान आदि सभी इन्द्रियों का 
संयम किया जाय। कानों से शङ्गारिक गीत नहीं सुनेंगे, आंखों से 
शुद्धारिक चित्र नहीं देखेंगे, स्त्रियों की ग्रोर अ्पलक दृष्टि से नहीं देखेंगे, 
ऽशृङ्खारिक कहानियां नहीं पढ़ेंगे, मसालेदार और उत्तेजक पदार्थों का 
सेवन नहीं करेंगे, नरम गद्दों पर नहीं सोएंगे । जब इस प्रकार के ब्रतों का 
पालन करेंगे तभी ब्रह्मचर्य का पालन संभव होगा, अन्यथा नहीं । 

लोकमान्य तिलक परस्त्री को देखते ही नीचा सिर कर लेते थे। 
एक स्त्री का प्रार्थनापत्र तीन घंटों तक उसके सामने बैठकर उन्होंने 
लिखा; लेकिन उन्होंने उसकी ओर देखा तक नहीं । नेविन्सन ने कहा था 
कि--“लोकमान्य की ब्रांखों में मेंने जो तेज देखा वह संसार के किसी 
अन्य महापुरुष की आंखों में नहीं देखा ।” यह तेज कहां से मिलता हूँ ? 
ब्रह्मचर्यं से । 

महात्माजी की दृष्टि में भी ऐसा ही तेज था । श्राश्रम के लोग 
कहते हें कि जब गांधीजी जरा वक्र दृष्टि से देखते तो वे लोग जैसे 
निष्प्राण हो जाते थे । उन्हें गांधी की वक्र दृष्टि से बड़ा डर लगता था । 
वे आंखें मानो सामने वाले व्यक्ति के हृदय की थाह लेती थीं। उस दृष्टि 
से आप कुछ भी नहीं छिपा सकते थे । उनकी प्रखर किरण ग्रन्दर प्रवेश 
किये बिना नहीं रहती थी । 

बंगाल में ग्राशुतोष मुकर्जी की श्रांखों में भी ऐसा ही तेज था। 
कलकत्ता विश्वविद्यालय की एक बेठक में ढाका कालेज के प्रिन्सिपल 
टर्नर साहब आशुतोष जी के विरुद्ध बोलने के लिए खड़े हो रहे थे। 
लेकिन टर्नर साहब ने अपने संस्मरणों में लिखा ई (“The Black 
stared. at me and I staggered back in my 
८३7.” ) उस काले व्यक्ति ने मेरी गोर तीक्ष्ण दृष्टि से देखा और 
में उसी समय कुर्सी पर बैठ गया । है 

इतिहास-संशोधक राजवाडे प्रतिदिन कम्बल पर सोते थे। जब २५ 
वर्ष की उम्र में उनकी पत्नी मर गई तो उस समय से वे नेष्ठिक ब्रह्म- 
चारी रहे । इसीलिए उनकी घारणा-शकित भ्रपु्वे थो । किसी शास्त्र में 


(०0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


१५८ भारतीय संस्कृति 


उनकी वद्धि रकती नहीं थी । यही वात स्वामी विवेकानन्द के वारे में 
थी । विवेकानन्द में कमाल की एकाग्रता थी । वे ग्रध्याय-के-प्रध्याय 
एकदम पढ़ लेते थे । उनकी स्मरण-शवित अद्भुत थी । ऐसा कोई शास्त्र 
नहीं था जिसे वे नहीं समझते थे । इसी प्रकार स्वामी रामतीर्थं कहते 
थे कि ब्रह्मचर्यं के बल से सारी बातें साथी जा सकती हैं । 

ऐसा हूँ यह ब्रह्मचर्यं का तेज । यह तेज सारे शरीर में फेलता हैं । 
वह ग्रांखों में दिखाई देता है, वाणी में उतर श्राता चेहरे पर खिल 
उठता है । विन्रेकानम्द को देखते ही श्रांखें चौंधिया जाती थीं । रामतीर्थ 
को देखते ही प्रसन्नता श्रनुभव होती थी । ब्रह्मचर्ये की महिमा अपार हूँ । 

जिसे श्रपना जीवन सार्थक करना है उसके लिए ब्रह्मचर्ये के अति- 
रिक्त कोई .मार्ग नहीं हैं । महात्माजी १८-१८ घंटे तक बिना थके कामः 
करते रहते थे । यह कार्य-कुशलता उनमें कहां से श्राई ? यह इच्छा- 
शक्ति का बल है । महापुरुषों में तो इच्छा-शबित होती है; लेकिन यह्‌ 
इच्छा-शनित भी श्राती कहां से हैं वासना पर विजय प्राप्त करने से 
ही यह दृढ़ इच्छा-शक्ति प्राप्त होती है। 

ब्रह्मचर्यं प्रयत्न-साध्य हे । वह एकदम थोड़े ही प्राप्त हो सकता 
है ? उसका तो पीछा करना चाहिए। बार-वार ब्रतश्रष्ट होकर भी 
बार-बार ऊपर उठना चाहिए श्रौर ्रधिक दावित से आगे बढ़ना चाहिए। 
एक बार उसे अपना ध्येय बना लेना चाहिए। जब हम किसी को 
असम्भव समक लेते हें तो फिर वह हमें कभी नहीं मिल सकता । 

मनष्य कई बार अपने दुर्गुों की अधिक चर्चा करता हुग्रा बैठा 

ता है । कभी-कभी भ्रपने दुर्गणों को भूलना ही उसकी विजय का 

मागं होता हुँ । यदि ग्राप यह कहते रहे कि--“में तो इतना बुरा 
हूं । में कैसे ब्रह्मचर्यं का पालन कर सकता हूं । में नहीं सुधर सकता । 
में इसी प्रकार रोता रहूंगा ।” तो श्राप ऐसे पतित ही बने रहेंगे । 
ुर्गुणों का चिन्तन करते रहने से वे श्रधिक दृढ़ होते हें। यदि कोई 
लगातार रटता रहे कि 'में पच्चीस दूने पचास भूल जाऊ, में पच्चीस 
दूने पचास भूल जाऊं तो वह उसे भूल तो सकता ही नहीं उल्टे वह 
जवान और मन पर पूरी तरह. बेठ जायगा । जागते-सोते हर समय 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
चार भ्राश्रम १५६ 


पच्चीस दुने पचास ही दिखते रहेंगे । जो नहीं चाहते उसे याद ही मत 
करो । यही कहते रहो कि--“में अच्छा हुं । श्रच्छा बनूंगा । मेरा मन 
शक्तिशाली होगा । में आगे वढ़गा ।” भारतीय संस्कृति सत्य-संकल्प 
पर जोर देती हूँ । 

ग्रहं ब्रह्मास्मि, शिवः केवलोऽहम्‌ । 

“में ब्रह्म हूं । में सवंशक्तिमान्‌ हूं । इस प्रकार का ध्यान करते 
रहिए ।” इसी प्रकार की कल्पना कीजिये । आप जैसा कहते रहेंगे वंसे ही 
बन जायंगे । हमारी श्रद्धा ही हमारे जीवन को गढ़ती है । 

उत्कृष्ट ब्रह्मचर्यं से ही उत्कृष्ट गृहस्थ झाश्रम की स्थापना होती 
हैं । यदि हमारा ब्रह्मचर्य उत्कृष्ट न हुआ तो हमारा गृहस्थाश्रम भी 
रोते-रोते चलेगा । जब हम मानसिक, बौद्धिक श्रोर शारीरिक शक्ति 
प्राप्त करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेंगे तभी हमारे गृहस्थाश्रम में तेज 
ग्रायगा । तभी हमारा गृहस्थाश्रम सुखी होगा । 

यदि पति-पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा न हुआ तो घर में स्वस्थ बालक 
कँसे दिखाई देंगे ? रोगी ग्रौर चिड़चिड़े बालक देखना माता-पिता के लिए 
कितना बड़ा दुःख हैँ ? छोटे बच्चों की हँसी के समान पवित्र चीज और 
कौन-सी हैं ? उस हंसी में श्रपार शक्ति रहती हैं| उस हंसी से कठोर 
हृदय कोमल बन जाते हैं । उस हंसी से दुःख एक ही क्षण में भाग 
जाता हैं । ; 

लेकिन ऐसे प्रसन्नमुख श्रौर सुकुमार बालक पति-पत्नी के दृढ़ ब्रह्मचयं 
के कारण ही उत्पन्न होते हैं । जिस जमीन का कस नष्ट नहीं होता 
उसमें बड़ा-बड़ा भ्नाज पैदा होता है । इसी प्रकार जिनके जीवन का कस 
नष्ट नहीं हुप्रा हैं उनके ही जीवन में ऐसे तेजस्वी फल फूलते हैं । 

गृहस्थाश्रम सारे समाज का श्राधार हं । गृहस्थाश्रम भविष्य का 
निर्माण करता है । गृहस्थाश्रम समाज की धारणा हैं। गृहस्थाश्रम को 
महिमा सबने गाई है । 

“धन्यो गृहस्थाश्रमः’ 

यह गृहस्थाश्रम धन्य है । लेकिन ऐसी धन्यता सरलता से प्राप्त 

नहीं होती । वह प्रयत्न-साध्य है । कष्ट-साध्य है । गृहस्थाश्रम में पति- 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


१६० भारतीय संस्कृति 


पत्नी के शरीर सुन्दर और नीरोग होने चाहिएँ । इसी प्रकार उनके मन 
भी नीरोग होने चाहिएं । पति-पत्नी को एक-दूसरे के साथ निप्ठापूर्वेक 
व्यवहार करना चाहिए । जिस विवाह-विधि से पति-पत्नी का सम्बन्ध 
स्थिर हुआ है उस विवाह-विधि के कुछ-कुछ मन्त बड़े सुन्दर हैं। वाग्‌ 
निश्चय (सगाई) के समय ब्राह्मण कहता है— 

समानी व ग्राकूतिः समाना हृदयानि बः। 

समानमस्तु वो मनः यथा बः सुसहासति ॥ 

“तुम्हारा उद्देश्य एक हो । तुम्हारे मन एक हों । तुम्हारे हृदय एकः 
रूप हों । इस प्रकार प्राचरण करो कि तुम्हारे सारे संगठन को बल 
प्राप्त हो ।” 

इसी प्रकार विवाह होम के समय वर कहता है--- 

द्यौरहं पृथ्वी त्वं सामाहमुकत्वम्‌ । 
संप्रियौ रोचिष्णू सुमनस्यमानो जीवेव शरदः शतम्‌ । 

“में ्रा्ाश हूं । तू पृथ्वी है। में सामवेद हूं तू ऋग्वेद हे । हम 
एक दूसरे पर प्रेम करें । एक-दूसरे को सुशोभित करें । एक-दूसरे के प्रिय 
बनें । एक-दूसरे के साथ निष्कपट व्यवहार करके सौ वर्ष तक जियें ।” 

सप्तपदी श्रादि के हो जाने पर जब गृहप्रवेश होता है तब वर 
कहता है-- 

“हे वधू ! तू सास-ससुर पर, ननद-देवर पर प्रेम की सत्ता चलाने 
वाली बन !” 

“सारे देवता हमारे हृदय मुक्‍त करें। यानी हमारा मन निर्मल 
करें। मातरिइवा, विधाता व सरस्वती हमारे जीवन को एक-दूसरे से 
जोड़ दें ।” 

गृहप्रवेश के समय मन्त्र कहता है--- 

“हे वधू ! तू इस कुल में श्रा रही है। यहां संततियुकत होकर तुभे 
आनन्द मिले । यहां तू सच्ची गृहिणी के कतंव्य दक्षता के साथ पूरे कर । 
इस पति के साथ वर्तमान झानन्द के साथ रह । लोग कहें कि तुम इस 
घर में बहुत समय तक रहकर व्‌ होग्नो |" 

“जिस प्रकार चलनी से श्रनाज साफ किया जाता है उसी प्रकार इस 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
चार भ्राश्रम १६१ 


में शु संयमपूर्वक वाणी का प्रयोग किया जाता हूँ । इसीलिए बडे लोगों 
की इस घर से मित्रता होती है । इस प्रकार की मीठी बातें कहने वालों 
की जवान में लक्ष्मी निवास करती है ।” 

विवाह-सूक्तों में वधू को, अघोरचक्षु व शिवा, सुमना व तेजस्वी, 
वीरप्रसू व श्रद्धालु आदि विशेषण लगाये गये हें । 'ग्रधोरचक्ष का 
विशेषण वर श्रौर वधू दोनों के लिए ध्यान में रखने योग्य है। एक की 
दूसरे के ऊपर प्रेमपूणा दृष्टि हो, वह भयावह एवं क्रूर न हो। 

विवाह का मतलब केवल वाध्य विवाह नहीं है । हृदय का विवाह, 
मन का विवाह । वर का वधू के गले में माला डालना मानो एक-दूसरे 
के हृदय-पुष्प एक-दूसरे को श्रपण करना है । अग्ति के आसपास कदम 
चलना मानो जीवन भर साथ-साथ चलना, सहयोग करना है। पति-पत्नी 
सुख श्रोर दुःख में साथ रहेंगे । साथ चढ़ेंगे, साथ गिरेंगे। उनके 
आसपास सूत लपेटा जाता है | श्रव पति-पत्नी का जीवन-पट एक साथ 
बुना जायगा, अब ताना-बाना एक हो जायगा, ग्रब कुछ भी पृथक्‌ नहीं 
है, कुछ भी ग्रलग नहीं है। 

शरीर पर ही प्रेम करने से सच्चा प्रेम नहीं होता । यदि कल शरीर 
रोग से कुरूप हो जाय तो ? हम शरीर से प्रारम्भ करें; लेकिन बनें 
देहातीत । देह के भ्रन्दर की आत्मा को पहचानकर उससे भेंट करना 
चाहिए । मनुष्य ्रांगन से घर के प्रथम भाग में ्राताहै, मध्य के भाग 
में राता हैं तब देवघर में जाता है । इसी प्रकार वर-वश को एक-दूसरे 
के हृदय के क्षेत्र में जाना चाहिए । उसे यह अनुभव होना चाहिए कि 
केवल हमारे शरीर की पूजा करने वाला पति हमारा अपमान करता हैं । 
हम कोई यह मिट्टी का शरोर ही नहीं हैं । पति-पत्नी एक-दूसरे को मिट्टी 
या मांस का गोला न समझें । धीरे-धीरे इस मिट्टी में जो उदात्तता है, 
जो ऊपर उठने की शक्ति है उसी के ऊपर उन्हें ध्यान देना चाहिए। पति 
को देखते ही पतनी को उसकी दिव्यता दिखाई देनी उ । पत्नी को 
देखते ही पति को यह प्रतीत होना चाहिए कि वह देवी हैं। एक दिन 
भोग-विलास से विरवत होना हें। देह के अन्दर प्रवेश करके आत्मा को 
आत्मा से जोड़ता चाहिए । 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
१६० भारतीय संस्कृति 


पत्नी के शरीर सुन्दर और नीरोग होने चाहिएं । इसी प्रकार उनके मन 
भी नीरोग होने चाहिएं । पति-पत्नी को एक-दूसरे के साथ निष्ठापूर्वक 
व्यवहार करना चाहिए । जिस विवाह्‌-विधि से पति-पत्नी का सम्बन्ध 
स्थिर हुआ है उस विवाह-विधि के कुछ-कुछ मन्त्र बड़े सुन्दर हें। वागू 
निश्‍चय (सगाई) के समय ब्राह्मण कहता हैँ-- 

समानो व श्राकूतिः समाना हृदयानि वः। 

समानमस्तु वो मनः यथा वः सुसहासति ॥ 

“तुम्हारा उद्देश्य एक हो । तुम्हारे मन एक हों । तुम्हारे हृदय एक- 
छुप हों । इस प्रकार श्राचरण करो कि तुम्हारे सारे संगठन को बल 
प्राप्त हो ।” 

इसी प्रकार विवाह होम के समय वर कहता हँ--- 

द्यौरहं पृथ्वी त्वं सामाहमृषत्वम्‌ । 
संप्रियौ रोचिष्णू सुमनस्यमानो जीवेव शरदः शतम्‌ । 

“में श्राकाश हूं । तू पृथ्वी है में सामवेद हूं तू ऋग्वेद हू । हम 
एक दूसरे पर प्रेम करें । एक-दूसरे को सुशोभित करे । एक-दूसरे के प्रिय 
बनें । एक-दूसरे के साथ निष्कपट व्यवहार करके सौ वर्ष तक जियें ।” 

सप्तपदी ग्रादि के हो जाने पर जब गृह-प्रवेश होता है तब वर 

हता है-- 

“हे वधू ! तू सास-ससुर पर, ननद-देवर पर प्रेम की सत्ता चलाने 
वाली बन !” 

“सारे देवता हमारे हृदय मुत्त करें। यानी हमारा मन निर्मल 
करें। मातरिश्वा, विधाता व सरस्वती हमारे जीवन को एक-दूसरे से 
जोड़ दें ।” 

गृह-प्रवेश के समय मन्त्र कहता है-- 

“हे वधू ! तू इस कुल में श्रा रही हूँ। यहां संततियूक्त होकर तुभे 
ग्ानर्‍्द मिले। यहां तू सच्ची गृहिणी के कतव्य दक्षता के साथ पूरे कर । 
इस पति के साथ वर्तमान आनन्द के साथ रह । लोग कहें कि तुम इस 
घर में बहुत समय तक रहकर व्‌ होश्रो ।” 

“जिस प्रकार चलनी से ग्रनाज साफ किया जाता है उसी प्रकार इस 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
चार ग्राश्रस 


में झु संयमपूर्वक वाणी का प्रयोग किया जाता है । इसीलिए बड़े लोगों 
की इस घर से मित्रता होती हैँ । इस प्रकार की मीठी बातें कहने वालों 
की जवान में लक्ष्मी निवास करती हैं ।” 

विवाह-सूक्तों में वधू को, भ्रघोरचक्षु व शिवा, सुमना व तेजस्वी, 
वीरप्रसू व श्रद्धालु आदि विशेषण लगाये गये हें । 'ग्रघोरचक्षु का 
विशेषण वर भर वधू दोनों के लिए ध्यान में रखने योग्य है। एक की 
दूसरे के ऊपर प्रेमपुणं दृष्टि हो, वह भयावह एवं क्रूर न हो । 

विवाह का मतलब केवल वाध्य विवाह नहीं है । हृदय का विवाह, 
मन का विवाह । वर का वधू के गले में माला डालना मानो एक-दूसरे 
के हूदय-पुष्प एक-दूसरे को श्रपण करना है । अग्नि के आसपास कदम 
चलना मानो जीवन भर साथ-साथ चलना, सहयोग करना है । पति-पत्नी 
सुख और दुःख में साथ रहेंगे । साथ चढ़ेंगे, साथ गिरेंगे। उतके 
आसपास सूत लपेटा जाता हैं भ्रव पति-पत्नी का जीवन-पट एक साथ 
बुना जायगा, अब ताना-बाना एक हो जायगा, भ्रव कुछ भी पृथक्‌ नहीं 
है, कुछ भी अलग नहीं है । 

शरीर पर ही प्रेम करने से सच्चा प्रेम नहीं होता । यदि कल शरीर 
रोग से कुरूप हो जाय तो ? हम शरीर से प्रारम्भ करें; लेकिन बनें 
देहातीत । देह के अन्दर की आत्मा को पहचानकर उससे भेंट करना 
चाहिए । मनुष्य ग्रांगन से घर के प्रथम भाग में ञ्राताहै, मध्य के भाग 
में आता है तब देवघर में जाता है । इसी प्रकार वर-वधू को एक-दूसरे 
के हृदय के क्षेत्र में जाना चाहिए | उसे यह श्रनुभव होना चाहिए कि 
केवल हमारे शरीर को पूजा करने वाला पति हमारा ग्रपमान करता इ । 
हम कोई यह मिट्टी का दरोर ही नहीं हैं । पति-पत्नी एक-दूसरे को मिट्टी 
या मांस का गोला न समझें । धीरे-धीरे इस मिट्टी में जो उदात्तता है, 
जो ऊपर उठनें की शक्ति है उसी के ऊपर उन्हें ध्यान देना चाहिए। पति 
को देखते ही पत्नी को उसकी दिव्यता दिखाई देनी चाहिए । पत्नी को 
देखते ही पति को यह प्रतीत होना चाहिए कि वह देवी है । एक दिन 
भोग-विलास से विरक्त होना है । देह के अन्दर प्रवेश करके आत्मा को 
आत्मा से जोड़ना चाहिए । 


(७०0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


SS मामी 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
१६२ भारतीय संस्कृति 


दीपक के कांच का महत्व श्रन्दर की लौ के कारण है । हमें उस 
ज्योति का उपासक होना चाहिए | जवतक आत्मा की महानता समझ 
में नहीं आती तवतक सच्चा प्रेम नहीं हैं । पत्ती की श्रात्मा की महानता 
दिखाई देते ही पति उसे ज्ञान देगा--ध्येय देगा । वह उसे 
केवल वस्त्रालंकारों के द्वारा गुड़िया-जेसी सजाता नहीं रहेगा । इसी 
प्रकार जिस दिन पत्नी को पति की दिव्यता दिखाई देगी उस दिन वह्‌ 
पति को चाहे जैसे प्राचरण नहीं करने देगी । चाहे जिस तरह से पैसे 
प्राप्त करने का काम नहीं करने देगी । 

इस प्रकार गृहस्थाश्रम में पवित्रता लानी चाहिए । पति-पत्नी एक- 
दूसरे को सावधान करके एक-दूसरे को कभी प्रेम में रौर कभी क्रोध से 
सम्बोधित करके हमेशा श्रागे बढ़ते रहें । अन्त में पति-पत्नी को भाई- 
बहन की तरह हो जाना चाहिए । ग्रासक्तिमय प्रेम में से अन्त में अना- 
सक्त प्रेम का निर्माण करना चाहिए । कीचड़ में कमल खिलाना 
चाहिए। संसार में ही मोक्ष की शोभा प्राप्त करनी चाहिए । 

` भारतीय संस्कृति में गृहस्थाश्रम मोक्ष की श्रोर जाने का एक मागं 

है । यह एक सीढ़ी है । यहां हमेशा नहीं रहना है । पति-पत्नी को यह 
बात न भूलनी चाहिए कि गृहस्थाश्रम में रहकर, संतति पैदा करके 
चासना-विकार शांत करके, भ्रनेक प्रकार के पाठ सीखते-सीखते श्रन्त में 
इस छोटे संसार से एक दिन बड़े संसार में जाना है । 

गृहस्थाश्रम भी एक प्राश्रम ही है । इसमें भी आश्रम-जैसी ही 


पवित्रता रहनी चाहिए । यह पति-पत्नी और बच्चों का ब्राश्रम है । सबको 


एक-दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए । प्रेम में रहना चाहिए । ध्येय 
की पूजा करनी चाहिए। गृहस्थाश्रम में एक काम यह भी होता है कि 
घ्रपनी कुल-परम्परा को मिटने नहीं दें । रघुवंश में एक इस प्रकार 
का वणान है कि राम सीता को विमान में से नीचे के स्थान दिखाते हैं । 
एक तपोवन की श्रोर उंगली दिखाकर राम कहते हैं कि यहां एक ऋषि 
रहते हें । वे सब श्रतिथियों का मन से अतिथि-सत्कार करते हैं; 
लेकिन उनके कोई बच्चे नहीं थे । वे मर गये; लेकिन उनके 
ग्रतिथि-सत्कार का ब्रत ये वृक्ष पालन करते हैं।जो कोई ग्राता हैं 


(७0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
चार प्राश्रम १६३ 


उन्हें यह फल-फूल और छाया देते हैं । 

इस प्रकार कूल की परम्परा चलानी चाहिए। हमारे कुल में 
कोई भूठ नहीं बोलेगा, हमारे कुल में कोई चोरी नहीं करेगा, हमारे 
कुल में, कोई अपमान सहन नहीं करेगा, हमारे कुल में प्रतिथि को 
इन्कार नहीं किया जायगा । इस प्रकार की विशेष प्रथा ही उन कुलों में 
होती है । ; 

उन कुल-परम्पराम्रों के लिए यदि सवंस्व का भी त्याग करना पड़े तो 
वह करना चाहिए । हरिशचन्द्र ने सर्वस्व त्याग कर दिया । श्रियाल और 
चांगुणा ने अपना लड़का अर्पण किया । परिवार मानो एक देव होता है 
रौर परिवार के सब लोग उसके लिए तैयार रहते हैं । हरिशचन्द्र के निकलते 
ही तारा उसके पीछे-पीछे चलती थी। हरिशचन्द्र रौर तारा के पीछे छोटा 
रोहिताइव भी भागता हुआ जाता था। माता-पिता उस रोहिताइव को 
मना नहीं करते । वे यह नहीं कहते थे कि--तू छोटा है क्यों भ्राता हैं ?” 
अपनी ही शिक्षा से उन्हें बच्चे को शिक्षित करना था। उन्हें अपने 
उदाहरण से बच्चों को ध्येय-पूजा सिखानी थी। 

भ्राज इस प्रकार का गृहस्थाश्रम कहां है ? सब एक ध्येय की पूजा 
नहीं करते । हां, यदि ध्येय ही विचित्र हो तो बात दूसरी है । लेकिन 
जब आसवित और भय मार्ग में ग्राते हैं तो ग्रवश्य बुरी बात है। 

इसका क्या कारण हैं ? इसका कारण यह है कि हमारे घरों में 
ज्ञान-चर्चा नहीं होती । पति जो सुनता हैं वह पत्नी को नहीं कहता । 
"राष्ट्र में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैँ । उनकी चर्चा घर में नहीं होती । 
पति पत्नी का गुरु है । लड़कियों का जनेऊ होना बन्द हो गया है | पति 
ही उसका गुरु ठहराया गया; लेकिन क्या यह पति गुरु का काम करता 
है ? क्‍या वह ज्ञानदानं, विचार-दान करता है ? क्या वह आस-पास की 
बातों की जानकारी पत्नी को देता है ! 

पत्नी ज्वार की रोटी बनाकर देती है । लेकिन पति उसे विचार 
की कौन-सी रोटी देता है ? पति के दिमाग में तो यह विचार ही नहीं 
गाता । पति को इस बात कां ख्याल ही नहीं राता कि उसकी पत्नी 
का भी मन है, बुद्धि हैं; हृदय हैं इसी से वह संसार की बातों की चर्चा 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


SS लि लि 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


१६४ भारतीय संस्कृति 


~ 


घर में नहीं करता । फिर बच्चों को वे बातें कंसे मालूम होंगी ? जहाँ 
पत्नी ही विचारों के भज्ञान में है वहां बच्चे भी श्रज्ञान में ही बड़े होंगे । 

भारतीय संस्कृति में इस प्रकार का गृहस्थाश्रम नहीं होता । बका- 
सुर के पास जाने की बारी जिस ब्राह्मण की ग्राई उसके घर का एक-एक 
व्यक्ति मरने के लिए तैयार था । पति कहता है--'मुझे मरने दो।' 
पत्नौ कहती है--'मुझे मरने दो ।' लड़की कहती है---'मुझे मरने दो ।' 
लड़का कहता है--“मुझे मरने दो ।' इसका नाम हूँ गृहस्थाश्रम । इसीका 
नाम है कुटुम्ब । सभी एक विचार से प्रेरित हैं । एक ही ध्येय की पूजा 
होती है । 

गृहस्थाश्रम संयम की पाठशाला है | गृहस्थाश्रम तपस्या है । हम 
ग्रपनी सैंकड़ों वृत्तियों का निरोध करने की शिक्षा गृहस्थाश्रम में प्राप्त करते 
हें । बच्चे बीमार हो जाते हें तो उनकी सेवा-शुक्षा करनी पड़ती हूँ । 
बच्चों की इच्छानुसार काम करना पड़ता हे । पद-पद पर गुस्सा करने 
से काम थोड़े ही चल सकता है ? 

गृहस्थाश्रम में हम त्याग का पाठ सीखते हैँ । पति पत्नी को सर्वस्व 
अपर कर देना चाहता है । पत्नी पति को सुखी बनाना चाहती है । 
माता-पिता फटे कपड़े पहनकर पहले बच्चों को सजाते हें । दूसरों को 
सुखी देखना--दूसरे के श्रानन्द में श्रानन्द मानना यही गृहस्थाश्रम की 
शिक्षा है । 

्रर्धनारी नटेश्वर मनुष्य का ध्येय है पुरुष कठोर होता हूँ । स्त्री 
मृदु होती हैं । पति को पत्नी से मृदुता सीखनी चाहिए । स्त्री को पुरुष 
से कठोर होना सीखना चाहिए। मौका पड़ने पर मोम से भी ग्रधिक 
कोमल और वज्र से भी अधिक कठोर होना सीखना चाहिए | केवल पुरुष 
अपूर्ण हैं केवल स्त्री भी श्रपूर्ण है । दोनों के गुणों के मेल में ही पूणता 
है । गृहस्थाश्रम पति-पत्नी के पूणं होने की पाठशाला है । वह सर्वाङ्गीण 
विकास कर लेने का स्थान हुँ । वह हृदय के और बुद्धि के गुण सीख लेने 
की जगह है। माता-पिता को उत्कृष्ट बच्चे तैयार करके समाज को देने 
का महत्वपूर्णं काम करना होता हूँ; लेकिन बच्चे अच्छे बनाने के लिए 
ही माता-पिता को स्वयं भ्रच्छा बनना पड़ता है । उच्च्रार, आचार और 


CCo0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
चार आश्रम १६५ 


व्यवहार में भ्रच्छा रहना होता है। जो माता-पिता यह चाहते हैं कि 
उनके बच्चे ग्रच्छे हों उन्हें भ्रत्यन्त जागरूकता रखनी चाहिए । प्रेम, 
कतव्य श्रौर सहयोग दिखाई देना चाहिए । यदि बच्चे रात-दिन माता- 
पिता के झगड़े देखते रहें तो उनके जीवन पर उसका कितना बुरा असरु 
होगा ! जब ग्ालसी श्रौर विलासी माता-पिता सामने होंगे तब बच्चे भी 
सजधज-प्रिय बन जायंगे । 

माता-पिता को यह देखना चाहिए कि उनके बच्चे शारीरिक दृष्टि से 
बलवान्‌, हृदय से विशुद्ध और उदार बुद्धि से विशाल और निर्मल हों! 
हम जिस काल में रह रहे हैं उसका हाल बच्चों को भी बताना चाहिए | 
भोजन करते हुए, हंसते-खेलते हुए बच्चों को इतिहास का सारा ज्ञान सिखा 
देना चाहिए। इस वीसवीं सदी में बच्चों के मन में यह बात बैठा देनी 
चाहिए कि बिल्ली के रास्ता काट जाने से कोई काम बिगड़ नहीं सकता । 
मेरे एक मित्र हें | वे कहने लगे यदि मेरे बच्चों के सामने कोई ऐसी 
बात करता है तो मुझे गुस्सा श्राता है । हमारे मन पर ऐसे संस्कार हो 
गये; लेकिन हमारे बच्चों के मन पर तो इस प्रकार के पागलपन के संस्कार 
नहीं होने चाहिए ।' 

माता-पिता को यह बात देख लेनी चाहिए कि वे कितने बालकों का 
पालन-पोषण कर सकेंगे, कितने बच्चों का विकास कर सकेंगे, क्योंकि इसके 
आगे वानप्रस्थ और संन्यास ग्राम ही हैं । मृत्यु तक बच्चों को पलने में खिलाते 
रहना नहीं है और वानप्रस्थ प्राश्रम में प्रवेश करते ही बच्चे इस योग्य होने 
चाहिएं कि वे घर की जिम्मेदारी संभाल सके । मान लीजिये कि साठवें वर्ष 
वानप्रस्थ राश्रम में प्रवेश करना हैं तो इसका क्या भ्र्थ हुआ ? इसका अर्थ 
यह है कि साठ वर्ष की आयु में हमारा सबसे छोटा लड़का २०-२५ बर्ष 
का होगा । उसकी शिक्षा हो जानी चाहिए । उसका पूरा-हुरा शारीरिक 
विकास हो जाना चाहिए । भ्रब उसे माता-पिता के छत्र की आवश्यकता 
नहीं है । इसी प्रकार की सब बातें होनी चाहिएं। र्यात्‌ ४० वर्ष की 
प्रायु में माता-पिता को निवृत्तकाम हो जाना चाहिए । ग्र्थात्‌ ४० वर्ष 
तक भी प्रमाण से ही संतति पैदा करती चाहिए; क्‍योंकि ४०वें वर्ष 
तक ८-१० बच्चे होता कोई बुरा नहीं हे । लेकिन केवल बच्चे पेदा 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


१६६ भारतीय संस्कृति 


करना ही एक काम नहीं है। हमें उन बच्चों की सारी व्यवस्था भी करने 
में समर्थ होना चाहिए । उनका सबका पालन-पोषण, संरक्षण व शिक्षा- 
दीक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए । यदि हम संयम न रख सकें तो संतति- 
निरोध के उपाय काम में लाना कोई बुरा नहीं हैँ लेकिन मनुष्य को तो 
संयम ही शोभा देता हैं । 

गृहस्थाश्रम में संयम, त्याग और वासनाविकार को सीमित करने 
तथा प्रेम और सहयोग ग्ादि गुणों की शिक्षा मिलती है । हम थोड़े-थोड़े 
पकने लगते हें । उच्छुङ्कलपन कम होता है और प्रौढता आती हूँ । हमें 
जीवन का बहुत-सा अनुभव प्राप्त होता है । खट्टापन नष्ट होकर जीवन 
में मधुरता आती है । 

अबतक हमने एक सीमित परिवार-सेवा की । उस सीमित परिवार 
में हमने जो सेवा का गुण सीखा उसे श्रव समाज को देना चाहिए। 
अपने परिवार के बाहर श्राकर श्रव हमें समाज को ही अपना परिवार 
समभना चाहिए--श्रधिक श्रनासक्त होना चाहिए । ग्रधिक व्यापक होना 
चाहिए । अधिक बड़े होना चाहिए। हमें अपनी आत्मा का राज्य 
बढ़ाना चाहिए । 

वानप्रस्थ का श्रर्थ है वन के लिए निकला हुआ, भवनों को छोड़कर 
वन के लिए निकला हुभ्रा । ये वानप्रस्थ वन में रहते हें। वहां ग्राश्रम 
चलाते हैं, वहां स्कूल चलाते हैं । वानप्रस्थ के बराबर कोई उत्कृष्ट 
शिक्षक नहीं है । शिक्षक अनुभवी, प्रौढ, शान्तकाम, हंसते-खेलते शिक्षा 
दे देनेवाला होना चाहिए ग्रौर वानप्रस्थ को कुछ विशेष ग्रावश्यकता 
तो रहती भी नहीं, यदि उसको पेटभर भोजन मिल जाय तो बहुत हैं । 

ग्राज हजारों पेंशनर देश में है। यदि सच कहा जाय तो उनको 
इधर-उधर स्कूल खोलने चाहिएं। यदि एसा हुआ तो १० वर्ष में शिक्षा 
सवंत्र फैल जायगी । लेकिन भारतीय संस्कृति के गुण गाते हुए--शांत 
स्थान में बंगला बनाकर वे अपने नाती-पोतों को खिलाते रहते हैं। 
उन्हें तो सवके नाती-पोतों को खिलाना चाहिए । उनको शिक्षा देनी 
चाहिए। उनके लिए सुन्दर ग्राश्नम की स्थापना करनी चाहिए। पर 
सच्चे प्रथ में श्राज समाज में कोई भी वानप्रस्थ नहीं है । वानप्रस्थ वही 


000. In‘ Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
चार ग्राम १६७ 


है जो परिवार की मर्यादित ग्रासकित छोड़कर समाज की सेवा 
करने लगें । 

और इसके बाद फिर संन्यास । संन्यास में यह भी म्रासक्ति नहीं 
होती कि किसी खास समाज की ही सेवा करें । संन्यासी के लिए न कोई 
हिन्दू है न कोई मुसलमान। वह तो सेवा ही करता रहेगा | वह भेदातीत 
होकर प्रेम करेगा । जो पशु-पक्षी, कीड़े-मकोड़े, वृक्ष-वनस्पात आदि ळा भी 
मित्र बनेगा। क्या वह मानवों में विभेद करेगा ? संन्यासी न तो महाराष्ट्रीय 
देखता है न गुजराती । वह तो सबसे ऊपर उठता है । वह इस भेद के 
कीचड़ से श्रतीत हो जाता हैं । 

संन्यास का श्रर्थ है निर्वाण । अपने को पूरी तरह वुझा देना । वहां 
भेरा परिवार, मेरा समाज, मेरी जाति, मेरा देश” आदि का महत्व नहीं 
है । वहां 'मेरा मान-सम्मान, मुझे खाने के लिए पैसा चाहिए! इस प्रकार 
की बातें भी नहीं होतीं । संन्यास समदृष्टि है। जिस प्रकार सूर्य की 
किरण सबके लिए है उसी प्रकार संन्यास सबके लिए है । हमारे यहां 
कोई भी गाए हम उसके लिए हैं। इसीलिए यह कहा गया है कि संन्यासी 
को एक जगह नहीं रहना चाहिए । वह हवा की भांति जीवन-दान करता 
हुआ इधर-उधर भ्रमण करता रहेगा । सूर्यं की भांति पवित्रता और 
प्रकाश देता फिरेगा । 

इस प्रकार इन चार ग्राश्रमों में न्त में केवल निरहँकार होना 
चाहिए, विश्वाकार होना चाहिए । हमारी त्मा को बढ़ते-बढ़ते सबको 
प्रेम से गले लगाना चाहिए । 

आज हमारे समाज में ब्रह्मचर्य का लोप हो गया है और वानप्रस्थ 
झौर संन्यास नाम के ही रह गये हैं | केवल गृहस्थ ग्राश्रम वचा है और 
वह भी रोता हुआ और निस्तेज । 

ग्राश्नम-चमं प्रत्येक व्यक्ति के विवेक से ही ज्म लेगा । वह लादा 
थोड़े ही जा सकता हैँ | वर्ण एक बार लादा जा सकता है । यह कहा 
जा सकता है कि--'यदि तुम यही काम झच्छी तरह कर सकते हो तो 
यही करो'; लेकिन क्या वानभ्रस्थ और संन्यास लाल कपड़े का वस्त्र-दान 
है ? दुःखी व्यक्ति का भानन्दमूति नाम रख देना क्या संन्यास है ? 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


१६८ भारतीय संस्कृति 


संन्यास कोई धन्धा नहीं है । संन्यास की तो श्रात्म-प्रेरणा होनी चाहिए। 
अपनी विकास की इच्छा होनी चाहिए । इस वात की तीब्र पिपासा होनी 
चाहिए कि में उत्तरोत्तर विक्रास करता रहूं। 

आज सर्वत्र वानप्रस्थ ग्रौर संन्यासियों की श्रावश्यकता है। सेंकड़ों 
प्रचारकों की श्रावइयकता हैं । सेकड़ों संगठनकर्ताश्रों की ग्रावर्यकता हू। 
श्रौद्योगिक, स्वास्थ्य-सम्वन्धी, धामिक, आर्थिक, शिक्षा-सम्बन्धी सभी 
प्रकार का ज्ञान देनेवाले हजारों ब्रतियों की आवश्यकता हुँ; लेकिन 
मिलता एक भी नहीं हे समाज को एक बड़ा कुटुम्ब मानकर उसके 
लिए काम करने वाले लोगों की आवश्यकता हैं सव लोग वर्णाश्रम घर्म 
की तर्तियां लगाकर बैठे हें । लेकिन निर्जीव गृहस्थाश्रम के आगे कदम 
बढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं है । 

महात्माजी वर्णाश्रम धर्म की रक्षा कर रहे थे । वे श्रनेक लोगों को 
वर्ण दे रहे थे । वे न कहते थे “्राओ, तुम्हें वणं देता हूं । गोरक्षा पसन्द 
है ? ग्राम्रो । खादी का काम पसन्द है श्राश्रो । सफाई का काम करना 
हैँ ? श्रामो । मधुमवखी-पालन सीखना है ? आशो । ग्राम-स्कूल चलाना 
हैं ग्ाश्रो । कागज का उद्योग चलाना चाहते हो ? ब्राप्रो । तेल की 
घानी चलाग्रोगे ? ग्राश्रो ।” भिन्न-भिन्न धन्धों का निर्माण करके यह 
महापुरुष भिन्न-भिन्न वृत्तियों के पुरुषों को काम में लगा रहा था। ग्रर्थात्‌ 
वर्ण-धर्म का निर्माण कर रहा था । 

जवतक राष्ट्र के करोड़ों वेकार लोगों को श्रपने-भ्रपने गुण-धर्म के 
अनुसार काम देने की व्यवस्था नहीं होती, तवतक 'वर्णाश्रम' शब्द एक 
मजाक है श्रौर जो महापुरुष ये काम खोज रहा था, उसके लिए सतत 
श्राशावादी रहकर हिमालय-जेसे कष्ट सहन कर रहा था उसे ही यदि 
कुछ लोग धर्म का नाश करनेवाला कहें तो यह उस धर्म का दुर्भाग्य हे । 

जिस प्रकार महात्माजी वरणां-घमं की सेवा कर रहे थे उसी प्रकार 
प्राश्नम-धर्म को भी वे प्रकाश दे रहे थे ।- अपने स्वयं के जीवन में विगत 
३०-३५ वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्यं का पालन करके उन्होंने काम के ऊपर 
विजय प्राप्त करलो हें । वे ब्रह्मचर्यं का महत्व सैकड़ों बार बताते हें। 

उन्होंने राष्ट्र में ब्रह्मचयं की महिमा बढ़ाई है ! उन्होंने श्रनुभव प्रौर 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
चार ग्राश्रम १६६ 


ग्राचार के वारा यह बताया है कि ब्रह्मचयं की शिक्षा किस प्रकार दी जा 
सकती हैं । 
ब्रह्मचर्यं की ही भांति गृहस्थाश्रम को भी वे उज्ज्वल वना रहे हैं । 
पति-पत्नी का ध्येय बया है इस विषय पर उन्होंने लिखा है । 
वानप्रस्थ और संन्यास उन्होंने अपने उदाहरण से सिखाया था । 
महात्माजी से बड़ा संन्यासी श्राज कौन था ? ग्रान्ध्र प्रान्त में एक भकत 
महात्माजी को अपने हाथ का बनाया हुआ एक चित्र अर्पण कर रहा था । 
महात्माजी बोले--“में इस चित्र को कहां लगाऊं ? मेरा कमरा ही कहां' 
है ? श्रब तो यह देह बचा है । श्रव यदि इस देह का परिग्रह भी कम हो 
जाय तो म्रच्छा।' 
महात्माजी के उदाहरण से आज भारतवर्ष में सैकड़ों कार्यकर्ता 
वानप्रस्थ होकर भिन्न-भिन्त काम कर रहे हैं । संन्यास शब्द का उच्चारण 
न करना ही प्रच्छा है; लेकिन महात्माजी ने वानप्रस्थ का निर्माण 
किया है। ब्रह्मचर्यं श्रौर श्रादशं गृहस्थाश्रम के लिए रात-दिन प्रयत्न 
करनेवाले मुमक्षगरों का निर्माण किया है । सैकड़ों विचार-प्रचारकों का 
निर्माण करके महात्माजी ने सच्चे ब्राह्मणों का निर्माण किया हैं । राष्ट्र 
के लिए मरने की वृत्ति का निर्माण करके उन्होंने क्षत्रियों का निर्माण 
किया है। वे ऐसे सच्चे वेश्यों का निर्माण कर रहे थे जो राष्ट्र के लाखों 
ग्रामीणों को भोजन देने की व्यवस्था करेंगे ।.वे ऐसे सच्चे शूद्रों का 
निर्माण कर रहे थे जो राष्ट्र की गन्दगी दूर करेंगे, स्वयं सफाई करेंगे, 
पाखाना साफ करेंगे, नवीन पाखानों का तरीका सिखाएंगे । जिसे वर्णाश्चम- 
घर्म की प्रान्तरिक लगन होगी वे इस महापुरुष के चरणों में जाकर इस 
वर्णाश्रम-धर्म की सेवा में अपने को लगा देंगे । 
महात्माजी शुद्ध वर्णाश्रम-धर्म की मूरति थे | वे इस धमं के सच्चे 
उपासक थे । वे भारतीय संस्कृति में वर्णाश्रम-धमं के इस महान्‌ तत्व को 
बढ़ा रहे थे । बर्णाश्रम-धर्मं को जीवन में सच्चे मर्थो में लाने के लिए वे 
रात-दिन प्रयत्न करते रहे । भारतीय संस्कृति के महान्‌ उपासक महात्माजी 
के कारण भारत का मुख उज्ज्वल हुआ । भारतीथ संस्कृति का सत्स्वरूप 
संसार पर प्रकट हो रहा हैँ । भारतीयों के ऊपर उनके अनन्त उपकार हें । 


(७८0. In EU Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


१७० भारतीय संस्कृति 
$९७ 8 
सत्री का स्वरूप 


भारतीय स्त्रियां त्यागमति हें । भारतीय स्त्रियां मूर्तिमान्‌ तपस्या 
हें, मक सेवा हैं भारतीय स्त्रयां श्रपार श्रद्धा व व अमर श्राशावाद हूं। 
प्रकृति जिस प्रकार बिना शोर मचाये अपना काम कर रही है, फूल 
खिला रही है, उसी प्रकार भारतीय स्त्रियां परिवार में सतत कष्ट-सहन 
करके, चुपचाप परिश्रम करके आानन्द का निर्माण करती हें। प्रत्येक 
कुटुम्ब को देखिये, प्रातःकाल से लेकर रात के ११ वजे तक काम करती 
रहनेवाली वह परिश्रम की मूर्ति आपको दिखाई देगी । उसे क्षण-भर के 
लिए भी विश्राम नहीं है, पर्याप्त आराम नहीं है । 

सीता, सावित्री, द्रौपदी, गान्धारी उनके श्रादशं हें। ये त्यागमूतियां 
और प्रेम-मृतियां भारतीय स्त्रियों की आराध्य हें सीता मानो चिर यज्ञ 
हैँ । भारतीय संस्कृति में स्त्री का जीवन मानो प्रज्वलित होम-क्ुण्ड हूँ। 
विवाह मानो यज्ञ है । पति के जीवन से संलग्न होने के बाद स्त्री के 
जीवन-यज्ञ का प्रारम्भ होता है और मृत्यु के वाद यह यज्ञ शान्त होता है। 

स्त्री मूर्ते कमयोग हूँ । उसकी अपनी स्वतन्त्र इच्छा मानो होती ही 
नहीं है । पति की और बच्चों की इच्छा ही मानो उसकी इच्छा है। 
जो पति को श्रच्छी लगे वह सब्जी बनाश्रो, पति को जो अच्छी लगे वह 
चीज बनाओ, बच्चों को अच्छे लगें वे पकवान करो । जिस दिन पति 
घर भोजन नहीं करता, उस दिन पत्नी स्वयं सब्जी आदि नहीं बनाती । 
वह वेसन बना लेगी, नहीं तो अचार का टुकड़ा ले लेगी। उसे अपने 
लिए कुछ नहीं चाहिए। पति क्रो अच्छी लगनेवाली साड़ी पहनना, 
पति को श्रच्छी लगनेवाली पुस्तके पढ़ना, पति को भ्रच्छे लगनेवाले गीत 
गाना, पति के लिए बुनना, पति के लिए सीना, उसके कपड़े साफ 
रखना, उसके स्वास्थ्य की देख-रेख करना । पति ही पत्नी का देवता 
हैं। “चरणों की दासी” बनना उनका सौभाग्य है। कबीर ईइवर से 


कहते हें 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
स्त्री का स्वरूप १७१ 


“मैं गुलाम, में गुलाम, में गुलाम तेरा। तू साहेब सेरा ।” 
भारतीय स्त्री अनजाने बिना घुमाव-फिराव के यही वात कहती है । 
वह पति को सर्वस्व ्रपंण करती है। अपने सबंस्व से उसकी पूजा 
करती है । भारतीय स्त्री लें अपने को पति में मिला दिया है । लेकिन 
पति ने क्या किया है ? भक्त ईश्वर का दास होता है; लेकिन ईश्वर भी 
फिर दरवाजे में खड़ा हुआ भक्त की राह देखता रहता है । नारदजी 
एक बार विष्ण भगवान्‌ से मिलने गये उस समय भगवान्‌ बिष्णु पूजा 
कर रहे थे । नारदजी को प्राइच्ं हुआ । सारा त्रिभुवन जिसकी पूजा 
करता है वह और किसकी पूजा करता हूँ। भगवान्‌ विष्णु बाहर आकर 
बोलें--- 
“प्रह्लाद-तारद-पराशर-पुण्डलीक- 
व्यासाम्बरीष-शुक-शौनक-भोष्म-दाल्भ्यान्‌ । 
रुक्माङ्गदाज्‌ न-वसिष्ठ-विभीषणादीन्‌, 
पुण्यानिमान्‌ परमभागवतान्‌ स्मरामि | हि 
भक्त भगवान्‌ का भी भगवान्‌ है। ज्ञानेरवरी में एक स्थान पर. 
बड़ ही सुन्दर प्रोवी है। श्रीकृष्ण कहते हु--“अर्जुन ! भक्त मेरा 
बहुत बड़ा आराष्य इ [eS 
मतया पहावयाचे डोहळे । म्हणून झचक्षूसी मज डोळे । 
हातीचेनि लीलाकमळे । तयासी प्‌जू' 
दोंबरी दोनी । भूजा झालो घेवोनी 
ग्रालिगावया लागोनी । तयाचा देह ।* 
भक्त की पूजा करने के लिए भगवान्‌ के हाथ में कमल है ! भक्त 
को गले लगाने के लिए दो हाथ पर्याप्त नहीं हैं श्रतः चार हाथ ! भक्त 
को देखने की उत्कृष्ट इच्छा से निराकार भगवान्‌ साकार होता हें। यह 
राव कितना मधुर है ! 
हम प्रेम से जिसके दास होते हैं वह हमारा भी दास हो जाता 
है । प्रेम से दास होना मानो एक प्रकारं से मुक्त होना है । 
लेकिन हमें अपने परिवारों में किन बातों का भनुभव होता हे ? 
स्त्री सबकी सेवा कर रही हैं । वह सबकी प्रेममयी दासी है; लेकिन 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
१७२ भारतीय संस्कृति 


उसका दास कौन है ? लेकिन उसके सुख, आनन्द ओर उसके आराम 
के लिए कया किसी को चिन्ता है ? कया कोई स्त्री के मन की व हृदय 
की भूख जानता हूँ ? कया कोई उसके ग्रान्तरिक दुःख जानता है ? क्या 
कोई उससे प्रेम से पुछ-ताछ करता है ? $ 
स्त्री के हृदय में कोई प्रवेश नहीं कर सकेगा । सव स्त्री-जीवन के 
श्रांगन में खेलते हें । लेकिन उसके भ्रन्तरंग के ्रन्तगृ ह में कोई नहीं 
जाता । वह श्रन्तगृ'ह उदास है । वहां कोई भी प्रेम का कलश लेकर 
नहीं जाता । स्त्री-हुदय सदैव मूक है । स्त्रियां गुंगी होती हें। उनके 
` हृदय अत्यन्त गूढ़ श्रौर गम्भीर होते हैं वे प्रेमयाचना नहीं करतीं । 
हृदय को जिस चीज की भूख हैँ वह चाहे प्रेम हो चाहे बाहर की सब्जी 
हो स्त्री उसे नहीं मांगेगी । जो श्राप दे देंगे उसे ही वह ले लेगी । 
भारतीय स्त्रियों के हृदय की कल्पना श्रधिकतर-भारतीय पुरुषों को 
नहीं होती । यदि स्त्रियों को खाने-पीने के लिए कर दिया, थोड़ा भ्रच्छा 
पहनने के लिए ला दिया तो समभते हैं कि यह काफी है। उन्हें यह श्रनुभव 
ही नहीं होता हूँ कि स्त्रियों को इससे श्रधिक भी किसी चीज की जरूरत 
होती है । उन्हें स्त्रियों की श्रात्मा के दर्शन नहीं होते वे तो यहां तक 
पहुंच गये हें कि--'स्त्रियों को आत्मा ही नहीं है । और जहां ग्रात्मा ही 
नहीं है उन्हें मोक्ष भी किसलिए ?! 
भारतीय स्त्रियों की मेहनत का पुरुष श्रनुचित लाभ उठाते हैं । 
कभी-कभी वे घर में थोड़ा भी ध्यान नहीं देते । वे वाल-बच्चों की देख- 
रेख नहीं करते । वीमारी में सेवा-शृश्रषा नहीं करते | रात में जागरण 
नहीं करते । यदि वच्चा रोने लगा तो नाराज होने लगते हें । बेचारी 
माता बच्चे को गोद में लेकर बैठती है । उसके लिए अपने पैरों का 
पलना बनाती है । वह र्प्रासी हो जाती है पति की नींद कहीं भंग न 
हो इसका यह कितना ख्याल रखती हुं ! 
पति चाहे कंसा ही हो पत्नी उसे निभा लेती है । वह परिवार की 
इज्जत बचाती है । वह परिवार की लज्जा उघड़ने नहीं देती । वह स्वयं 
भूखी रहेगी । पीसना-कूटना करेगी; लेकिन परिवार का काम चलाती 
रहेगी। उतने में ही बाल-बच्चों का खर्च चला लेगी। यदि उसके पास बच्चों 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
स्त्री का स्वरूप १७३ 


को देने के लिए मिठाई नहीं होगी तो वह उनका चुम्वन लेगी, उन्हें 
प्यार करेगी और उन्हें हंसायेगी । वह भ्रपना दुःख, अपने अ्श्रु किसी को 
नहीं दिखायेगी । अपने दुःख केवल उसे ही मालूम रहते हैं । 

पति की लहर-मेहर के श्रनुसार काम करना ही उसका धर्म हो 
जाता है । पति चाहे भ्राठ बजे ग्राए चाहे दस ब्रज वह उसकी राह देखती 
रहती है । पति देर से आने पर पूछता है--“तुमने खाना क्यों न खा 
लिया ?” यदि उसने पतनी के हदय में झांक़ा होता तो यें शब्द न कहता । 

. पति के मुंह की हंसी पत्नी का सर्वस्व हैं । वह पति की मुद्रा की 

गोर हमेशा देखती रहती है | पति के ओठों पर व आँखों में मुसकान 
देखकर मानो उसे मोक्ष मिल जाता है । यदि पति ने मीठे शब्द कहे कि 
उसे सब कुछ मिल गया । भारतीय सती कितनी अल्प संतोषी है ! 
लेकिन उसे यह ग्रल्प सन्तोष भी नहीं मिलता हैँ। 

पापी, दुगूणी, दुराचारी पतियों की भी सेवा भारतीय स्त्रियाँ करती 
रहती हें । एक वार जिससे सम्बन्ध जुड़ गया है उसे केसे तोड़ा जा 
सकता है ? यदि किन्हीं जातियों में तलाक प्रचलित भी हो तो वह्‌ 
संस्कृति कां चिन्ह नहीं है । यदि किन्हीं जातियों में पुनविवाह होते हों तो 
भी वह संस्कृति का चिन्ह. नहीं है । स्त्रियां मानो देवियां हैं । उनका 
आद्य महान्‌ है ! उनका ध्येय दिव्य है । 

पति यदि दुवृ त्त हो तो उसे छोड़ा थोड़े ही जा सकता है । एक बार 
हमने उसे अपना कह दिया हैं । भ्रपनेपन का रिश्ता पारस हैं । यदि 
अपना लड़का उद्दण्ड हुआ तो क्या हम उसे छोड़ देंगे ? यदि सारा संसार 
उसे बुरा कहता हैं तो क्या में भी उसे बुरा कहुंगा ? फिर उसके ऊपर 
प्रेम कोन करेगा ? वह किसके मुंह की तरफ देखेगा ? कहां जायगा ? 
जैसा बच्चा वैसा ही पति | सारा संसार मेरे पति को भला-बुरा कहे, 
उसे दुतकारे, तब भी मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए | यदि मेंने ही 
उसे दुःख दिया, मॅंने ही उससे प्रेमपूर्वक बात नहीं की, उसे प्रेम के साथ 
खिलाया-पिलाया नहीं तो फिर यह्‌ किसलिए हैं ? सारा संसार चक्का 
दे देगा; लेकिन घर धक्का नहीं दे सकता । घर मानो झाधार है। घर 
मानो आशा है । घर मानो झाराम है । घर मानो प्रेम है । घर मानो 


(७७0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


मर 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
१७४ भारतीय संस्कृति 


ग्रात्मीयता है । मैं इस घर को अपने पति और पुत्रों के लिए प्रेम से भर 
रखूंगी । 
` द्राज्ञा भारतीय स्त्रियों की मानो दृष्टि हूँ । पति बुरा है, पति से 

हमारी बनती नहीं है--एऐसा कहकर यदि बहुत से तलाक होने लगें तो 
फिर उससे बया लाभ होगा ? फिर संसार में प्रेम, त्याग आदि शब्दों 
का अर्थ ही क्या होगा ? संसार में एक को दूसरे से बनाना पड़ता हूँ । 
संसार मानो सहयोग है | संसार मानो समझौता हैं। संसार मानो देन 
लेन है । लेकिन यदि पति सहयोग न करे तो कया में उसे छोड़ दूं ? 
त्यागमय प्रेम से में उसी के साथ रहुंगी। इसी में मेरे प्रेम की शक्ति 
है । जो दुर्गुणों को भी संभाल ले वही प्रेम है । में ग्राशा हूं, सेवा करूंगी, 
प्रेम दूंगी । कुछ भी हो ्राखिर मनुष्य ईश्वर का ही अंश है । एक दिन मेरे 
पति की दिव्यता प्रकट होगी । यदि उसकी श्रात्मारूपी चन्द्रमा को ग्रहण 
लग गया है तो क्या में उसे छोड़ दूं ? उल्टे मुझे तो उसके प्रति श्रनु- 
कम्पा अनुभव होनी चाहिए । मुझे बुरा लगना चाहिए। सारा संसार 
उसपर हंसता है तो क्या में भी उसपर हंसू ? नहीं, नहीं श्रपने प्राणों से 
में उसे संभालूंगी । उसे संभालते-संभालते शायद मुझे अपना बलिदान 
भी करना पड़े, कोई चिन्ता नहीं । वह बलिदान भी व्यर्थे नहीं होगा । 
जो मेरे जीवन से नहीं हुआ है वह मृत्यु से हो जायगा । सिन्धु की मृत्यु 
से सुधाकर की ग्रांखें खुल जाती हैं । सिन्धु की मृत्यु व्यर्थं नहीं गई* । 

संसार में हमें एक-दूसरे को सुधारना है। बुद्धिहीन बालकों को 
पढ़ाना ही गुरु की कसौटी है । यदि बुद्धिहीन बालकों को हटा दिया तो 
फिर बह कैसा गुरु ? बुद्धिहीन बालकों को देखकर गुरु की प्रतिभा का 
स्रोत वह निकलना चाहिए । उसे अनुभव होना चाहिए, यहां हमारी कला 
के लिए सच्चा मौका है, प्रयोग का पूरा भ्रवसर है । स्त्री पति के लिए 
यही बात कहेगी । में अपने उद्दण्ड पति की गुरु बनूंगी । उसे सुधारना 
ही मेरा दिव्य कमं हैँ । में आशा से प्रयत्न करती रहुंगी । 

इब्सन का एक पीरजिण्ट नामक एक गीतिनाटय अथवा काव्यात्मक 


* राम गणेशा गडकरी के एक मराठी नाटक का कथानक। 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
स्त्री का स्वरूप १७५ 


नाटक है। पीरजिण्ट की पंत्नी जंगल की एक झोपड़ी में उसकी राह 
देखती है । पीरजिण्ट संसार-भर में भटकता रहता है । संसार में बहुत से 
प्रनुभव प्राप्त करता हैं बहुत दिनों के बाद वह थका हुआ पत्नी के 
द्वार पर आकर खड़ा हो जाता है । पत्नी प्रच्छी हो गई हुँ । वह चखें 
पर सूत कात रही है । पति आयगा, इस ब्राशा से भरे हुए गीत गा 
रही हे। 

पीरजिण्ट--देखो में झरा गया हूं । थककर चूर हो गया हूं । 

वह--्राश्रो । श्रा गये ? मुझे ऐसा लग ही-रहा था कि तुम झा 
जाग्रोगे । में तुम्हें अपनी गोद में सुलाती हूं । तुम्हें गीत सुनाती हूं । 

पीरजिण्ट--अ्ब भी तुम मुझे प्रेम करती हो ? 

वह--तुम प्रच्छे ही हो । 

पीरजिण्ट--या में अच्छा हूं ? मुझे सारा संसार बुरा कहता है। 
क्या में तुझे भ्रच्छा दिखाई देता हूं. ? 

वह--हां । 

पीरजिण्ट--में तो बुरा हूं । में कहां अच्छा हूं ? 

वह--प्रपनी आशा में, प्रेम में, स्वप्न में तुम मुझे भ्रच्छे ही दिखाई 
देते हो । र 

इस प्रकार उस पुस्तक का श्रन्त हुआ । “मेरी श्राशा में, मेरे प्रेम 
में, मेरे स्वप्न में” ये हैं प्रन्तिम शब्द । इन शब्दों में स्त्रियों का सारा 
जीवन समाया हुआ है । पति को देखने की उसकी दृष्टि ही भिन्त होती 
है । वह जिन आंखों से देखती है उसकी कल्पना हमें केसे हो सकती 
है ? पत्नी के प्रेमी हृदय में इस प्रकार की अमर श्राशा रहती है कि 
पति कितना ही दुवृ त क्यों न हो वह एक-न-एक दिन अच्छा व्यवहार 
करने लगेगा । 

घर मानो एक-दूसरे को मनुष्यता सिखाने की पाठशाला ह्‌ । पागल 
कुत्ता लोगों को क्यों कांटता रहता है ? वह कुत्ता संसार से द्वेष नहीं 
रखता। उसके दांतों में जहर भरा रहता है । उसे लगता है कि इस जहर 
को कहीं उगल दे। यही हाल मनुष्य का भी है । उसे Ms हँ कि 
भ्रपना काम-क्रोध वह किसी पर उगल दे । जब उसे कहीं उगल देता 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
१७६ भारतीय संस्कृति 


है तो उसे शान्ति अनुभव होती है । घर मानो इसी जहर को उगलने 
की जगह है । पति श्रायेगा रौर बच्चों पर नाराज होगा । जिसके सास- 
ससुर हैं वह बहू अपने बच्चों पर क्रोधित होगी । अपने विकारों को 
प्रकट करने के लिए कहीं-न-कहीं तो स्थान मिलना ही चाहिए । 

पत्नी कहती है--“घर में चाहे जो करो; लेकिन संसार में 
ठीक तरह चलो । सारी गन्दगी घर में ले श्राश्रो । में उसे साफ करने 
की शक्ति रखती हूं । मेरे ऊपर निल्लाग्रो, मेरे ऊपर क्रोध करो। तुम्हारा 
काम-क्रोध शान्त हो जानें दो । अपना पशुत्व मुझमें होम दो । में 

तुम्हारे पशुत्व को होमने को पवित्र वेदी हूँ । बाहर मनुष्य बनकर 

जा्रो । पशुपति बनकर जाओ । शिव बनकर जाश्रो ।” 

स्त्री सत्‌-स्वरूप पति को शिवशंकर बनाने वाली शक्ति हुँ । पत्नी 
पति को मानवता सिखाती है । वह उसे शान्त करती है, स्थिर करती 
है, उसपर बन्धन लगाती है, संयम सिखाती है, मर्यादा सिखाती हुँ । 

लेकिन यह सब करने के लिए पत्नी के प्रेम में शक्ति भी होनी 
चाहिए । उसका प्रेम कमजोर नहीं होना चाहिए। उसकी सेवा शक्ति- 
हीन नहीं होनी चाहिए । उसके प्रेम में एक प्रकार का तेज ओर श्रमरता 
होनी चाहिए । धीरोदात्तता होनी चाहिए । चुपचाप रोते रहना प्रेम नहीं 
हैं । प्रेम रोता नहीं दृढ़ता देता है। प्रेम कतव्य करने के लिए कमर कस 
लेता है । पति शराब पीता है, में नहीं पीने दूं गी । पति सिगरेट पीता 
है तो में उसे नहीं पीने दू गी । क्या इस मूख-कमल को उस गन्दे धुएं 
से भर लेना चाहिए ? क्या वे सुन्दर होंठ काले हो जाने चाहिएं ? पान 
खाकर लगातार पिचकारियां लगाते रहते हो में यह नहीं करने दू गी । 
पति मेरी प्रमूल्य निधि है । में उसे सम्भाल कर रखूंगी । में उसे कभी 
मलिन न होने दूंगी । यदि पति को निर्मल रखने के लिए मुझे मरना, 
पड़ा तो भी कोई वात नहीं । में पति के व्यसन में उसकी सहायता नहीं 
करूंगी । में उसका रास्ता रोककर खड़ी रहुंगी । जवतक में जिन्दा हूं 
पति के पास व्यसन कैसे श्रा सकता है ? में अपने जीवन का सुदर्शन 
उसकी ओट में रखूंगी । | 

भारतीय संस्कृति में एक ऐसी कथा है कि माण्डव्य ऋषि को उनकी 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
स्त्री का स्वरूप १५७ 


पत्नी वेश्या के पास ले जाती है। यह भ्रादशं की पराकाष्ठा है।इस 
त्याग भ्रौर धैयं की कल्पना ही नहीं की जा सकती हैँ । पति-इच्छा ही 
मेरी इच्छा हैं । यदि वे गोबर मांगेंगे तो में निरहंकारता से गोबर दू'गी। 
मेरा हाथ पति का ही हाथ है । मेरे हाथ से उसे जिसकी जरूरत होगी 
उसे ले लेगा । मेरे हाथ उसके लिए हैं में तो केवल एक दासी हूं । 

लेकिन में इस आदर्श को अल्पना नहीं कर पाता हूं। मुझे प्रतीत 
होता है कि भारतीय स्त्रियों का आदर्श दुर्वल नहीं (होना: चाहिए । में 
नहीं कह सकता कि उपर्युक्त ्रादशं दुर्बल है । में पति के (साथ चढ़ गी 
या गिरूंगी । जहां पति वहीं में, जहां उसकी इच्छा वहीं.मेरी । इस उपर्युक्त 
आदर के सामने मेरी ग्रांखें बन्द हो जाती हें । मुझे चक्कर आने: 
लगता है । 

सुधार के ्रनेक मागं होते हें । उनमें से यह भी एक मागे हो 
सकता हैं; लेकिन यह बहुत ही कठिन है । यह भारतीय स्त्री का सरवं- | 
मान्य श्रादर्श नहीं हो सकता । ग्राज भारतीय स्त्रियों का भ्रादशे दुर्बल 
हो गया है । में यही कहना चाहता हूं कि वह प्रखर होना चाहिए । 
यदि तलाक के लिए कानून बन गया तो में उसकी श्रालोचना नहीं 
करूंगा; लेकिन यदि आप ऐसा ग्रनुभव करते हैं कि प्रेम, त्याग, सहयोग, | 
सुधार श्रादि शब्दों का कुछ-न-कूछ र्थं हेष रहे तो पति-पत्नी का एक- 
दूसरे को कभी न छोड़ना ही मुझे श्रेयस्कर प्रतीत, होता है । इसी में. 
मनुष्यता है । इसी में मनुष्य की दिव्यता हें । = 

भारतीय स्त्रियों के बरतों में से दुबेलता नष्ट होकर उनमें प्रखरता 
श्राए । इसी प्रकार उनकी प्रेमवृत्ति में विशालता श्रानी चाहिए । स्त्रियों 
का प्रेम शहरा होता हूँ; लेकिन उसमें लम्बाई-चोड़ाई नहीं होती । 
उनकी दष्टि की मर्यादा अत्यन्त संकुचित होती हूँ। कुटुम्ब के बाहर 
उनका ध्यान अधिक नहीं होता । इसीलिएं परिवार में उनको झगडे का 
मूल कहा जाता है । स्त्रियों का क्षितिज,बड़ा होना चोहिए। उन्हें अपने 
श्रासपास का भी विचार करना चाहिए । उन्हें सांसारिक सुख-दुःख की 
कल्पना होनी चाहिए । मेद-भाव कम करना चाहिए। उन्हें यही नहीं 
अनुभव करना चाहिए कि पति झौर प्रपने ब।ल-बच्चों के परे (संसार ही 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


.Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


१७८ भारतीय संस्कृति 


नहीं है । 
वकील की पत्नी को ऐसा प्रतीत होता है कि में सुखी हूं। मेरा 
'पति ख़ब रुपये कमाता है। मेरे बच्चों के पास कपड़े हैं । वे प्रच्छी तरह 
-शिक्षा प्राप्तः करते हैं । रहने के लिए सुन्दर बंगला, बजाने के लिए रेडियो 
“घर में नोकर-चाकर सब कूछ ह्‌ । 
लेकिन उसे श्रपनी दृष्टि विशाल करनी चाहिए । ये रुपये कहां से 
राते हें मेरा पति कुछ वुरा-भला तो नहीं करता ? किसानों के झगड़े 
मिटाने के बजाय वह यह तो नहीं देखता कि वे केसे वढ़ें ? पति मुझे 
गहने पहना रहा है, मेरे लिए रेशमी साड़ी ला रहा है; लेकिन इस वैभव 
के लिए उधर कोई नंगा तो नहीं हो रहा है ? इस प्रकार का विचार 
स्त्रियों को करना चाहिए । 
व्यापारी की पत्नी को भी भ्रपने मन में यही वात सोचनी चाहिए 
'कि मेरा पति कहीं गरीबों को परेशान तो नहीं कर रहा है ! गरीबों के 
बच्चे भूखे तो नहीं रहते ? भ्रनुचित लाभ तो नहीं उठाया जा रहा है ? 
ज्यादा ब्याज तो नहीं लिया जा रहा है ? वह विदेशी माल का व्यापार 
तो नहीं कर रहा है ? 
सरकारी नौकर की पत्नी को कहना चाहिए कि--मेरा पति रिश्वत 
तो नहीं लेता ? ये रुपये कहां से आते हैं ? यह घी, ये सब्जियां कुहां से 
श्राती हें । मेरा पति भ्रन्याय तो नहीं करता है ? वह भ्रन्यायी कानून 
तो लोगों पर नहीं लादता हुँ ? वह जनता का ठीक हित-साधन कर रहा 
हेन ? 
भारतीय स्त्रयां ग्रपने मन में इस प्रकार के विचार कभी नहीं 
करतीं । पति उन्हें भ्रज्ञान-प्रन्धकार में रखते हैं | लेकिन उन्हें यह्ठ बात 
नहीं भूलनी चाहिए कि पति के पाप में वे भी भागीदार हें । / 
मेरा साहूकार पति हजारों किसानों को रुलाकर मुझे सोने और 
मोती से सजाता हुँ। मेरा वकील पति सैकड़ों किसानों को भिखारी 
बनाकर मुझे श्रच्छी-प्रच्छी साड़ियां पहना रहा है । मेरा डाक्टर पति 
गरीब भाई-बहनों से भी कितनी फीस लेकर मेरे लिए रेडियो खरीद 
कर लाता है । मेरा कारखानेदार पति हजारों मजदूरों का शोषण करके 


(७०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
स्‍त्री का स्वरूप १७६ 


मुझे अ्रपने महलों में हंसा रहा है मेरा श्रफसर पति जनता को तकलीफ 
पहुंचाकर पैसे ला रहा हैं। यदि भारतीय स्त्रियों के मन में ये विचार 
जाग्रत हो जायं तो वह घबड़ाकर उठेगी। क्योंकि घमं ही भारतीय 
स्त्रियों का जीवन है । 

भारतीय स्त्रियां 'ईइवर-ईदवर' पुकारती हैं; लेकिन भ्रज्ञान के कारण 
उनको यह मालूम नहीं होता कि उनकी गृहस्थी पाप के ऊपर चल रहीं” 
है । भारतीय स्त्रियों को ऐसे झज्ञान में नहीं रहना चाहिए । उन्हें प्रपनी 
दृष्टि व्यापक व निमेल करनी चाहिए तभी जीवन में घमं समा सकेगा । 
उन्हें न तो यह मालूम होता हूँ कि पति कहां से श्रौर केसे रुपये लाता 
है भ्रौर न उनको इस बात का ही पता रहता है कि दान-धर्म किया हुआ, - 
मन्दिर में चढ़ाया हुग्रा ग्रौर तीर्थं में दान किया हुआ पंसा कहां जाता 
है । पति घर में जो पैसा लाता हें वह भी पाप से और दान-धर्म किया 
हुआ पैसा भी ग्रालस्य, दंभ, पाप तथा व्यभिचार ग्रादि की ग्रोर जाता 
है । श्रब ये बातें स्त्रियों को तभी मालूम होंगी जब वे इनपर विचार 
करेंगी । 

प्रर फिर उन रेशमी कपड़ों से उनके शरीर जलने लगेंगे । वे 
प्रलंकार उन्हें अंगारे जैसे लगेंगे । मकान की मञ्जिलें उन्हें नरक-जेसी 
लगने लगेंगी । वे श्रपने पतियों को भ्रच्छे रास्ते पर लाने का प्रयत्न 
करेंगी । भारतीय स्त्रयां ध्येय का पालन करने वाली हें। समाज में जो 
नये ध्येय. बनते हैं वे स्त्रियों तक पहुंचने चाहिएं । तभी वेः भ्रमर होंगी । 
भारत में गाय का महत्व उत्पन्न हुआ | स्त्रियों ने ही उसे टिकाया। 
पवित्रता का तत्व पैदा हुआ, उन्होंने उसे पराकाष्ठा! पर पहुंचा दिया । 
पतिब्रत का ध्येय निकला, उसे भी उन्होंने पराकाष्ठा पर पहुंचाया । 
मकान के दरवाजे पर कोई श्राए तो वे उसे मुद्री-भर भ्रनाज दिये बिना 
नहीं रहतीं । वे कहेंगी कि--'रूप बदलकर कोई देवता ही आया होगा' । 
एक म्रोर पवित्रता के ध्येय कें कारण छुभ्राछूत की पराकाष्ठा और दूसरी 
ग्रोर ईश्वर सब जगह है इस तत्व के कारण दरवाजे पर कोई भी आए 
“उसे मुद्ठी-भर भ्रनाज दो” कहने मे प्रत्यक्ष श्राचार। उन्होंने ही एकादशी 
श्रादि के व्रत रखे हैं। उन्हें ही नदी पर स्नान करने प्रौर तीर्थ-यात्रा 


(७०0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


I कब 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
१८० भारतीय संस्कृति 


करने की उत्कट इच्छा रहती हे। र 

स्त्रियां कदाचित्‌ नये ध्येय का निर्माण नहीं करतीं; लेकिन उनके निर्माण 
हो जाने पर फिर वे उन्हें मरने भी नहीं देतीं । जिस प्रकार पुरुष बाहर 
से ग्रनाज आदि चीजें लाता है, लेकिन उसे घर में संभालकर रखने, 
उसे फैलने न देने, गन्दा न होने देने का काम स्त्रियों का होता है, उसी 
प्रकार समाज में जिन-जिन घ्येयों का निर्माण होता है, उन्हें न मरने 
देने का काम भी स्त्रियों का ही है । जिस प्रकार बीमार होने पर बच्चों 
की सार-संभाल करना मुख्यतः स्त्रियों का ही काम है, उसी प्रकार ध्येय- 
रूपी बालक को भी सुरक्षित रखना उनका ही काम है । पुरुष अपने 
ही खून के बच्चों की उपेक्षा कर देगा, लेकिन स्त्री ऐसा नहीं कर 
सकेगी । इसी प्रकार पुरुषों द्वारा निर्माण किये हुए ध्येय पुरुष छोड़ देंगे; 
लेकिन स्त्रियाँ उन्हें नहीं छोड़ेगी । राजा मोरध्वज श्रतिथि के साथ भोजन 
करने में हिंचकता है । उसे घैय नहीं रहता; लेकिन रानी उसका हाथ 
पकड़कर उसे वेठाती है। वह अपने ध्येय बालक को मरने देना नहीं 
चाहती । 
भारतीय स्त्रियों की यह महान्‌ विशेषता हैं और उसे ध्यान में 
रखना चाहिए । भ्राज जो-जो नये ध्येय बनें चे सब स्त्रियों तक पहुंचने 
चाहिएं । तभी वे टिक सकेंगे । हरिजन-सेवा, ग्रामोद्योग, खादी, स्वदेशी 
श्रादि नवीन व्रत, ये दयामय व प्रेममय व्रत, यह सेवा-धर्म उनके हृदय 
तक पहुंचाना च हिए। स्त्रियों की धर्म-बुद्धि को जागृत कीजिए । 
यह नवधमं उन्हें पढ़ा दीजिये। जब वह उन्हें समझ में श्रा जायगा 
तब वह राष्ट्र-धर्म हो जायगा । जो-कुछ स्त्रियों के पेट में जायगा वह 
नष्ट नहीं होगा । 

इसीलिए माता के रूप में ही भारतीय स्त्री की अपार महिमा है । 
वह सार-संभाल करनेवाली हूँ-बच्चों को संभालने वाली, पति को 
संभालने वाली, ध्येय को संभालने वाली । वह किसी को भी मरने नहीं 
देती है । वह सबको प्रेम देती, श्राशीर्वाद देती और सेवा करती है । वह 
ईस्वर का ही रूप हूँ। भक्तों ने भी ईश्वर के लिए माता दानद ही पसन्द 
किया, क्योंकि ईश्वर का जो पालन-पोषण का कार्य है, सबकी जिम्मे- 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


स्त्री का स्वरूप १८१ 


दारी श्रपने ऊपर लेने का जो कार्यं हैं वह माता ही करती है | ईश्वर 
को मां कहकर पुकारने से बढ़कर घौर कोई उपयुक्त श्रर्थ वाली 
पुकार नहीं है । यदि ऐसी कोई वस्तु है जिससे ईश्वर के प्रेम की कल्पना 
हो सकती है तो वह माता ही हैं । 

इसीलिए भारतीय संस्कृति सब जगह माता की वन्दना करती हू। 
उपनिषद्‌ में ग्राचार्य ऐहिक देवताग्नों का नाम बताते हुए-प्रत्यक्ष संसार 
के नाम बताते हुए प्रथम “मातुदेवो भव” कहते हें । पहले माता फिर 
पिता । पति-पत्नी में पहले 'पति' है; लेकिन माता-पिता में पहले मां 
है । पति को पिता होना है । पत्नी को माता होना हैं प्रौर इन दोनों 
में माता का स्वरूप प्रधिक उदात्त ग्रौर अधिक श्रेष्ठ है । 

इसीलिए ग्रन्त में भारतीय संस्कृति मातृ-प्रधान है । माता की तीन 
प्रदक्षिणा करना मानो सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करना है । माता-पिता 
की सेवा करना मानो मोक्ष प्राप्त करना है । “न मातुः परं दैवतम्‌” 
माता के अलावा कोई देवता नहीं है मां के ऋण से कभी उऋण नहीं 
हो सकते । 

विट्टल (ईश्वर) मां है । भारत मां है । गाय मां हे। भारतवर्ष में 
सब जगह माता की महिमा गाई गई है । माता की वन्दना पहले की 
जाती है । कोई भी मंगल-कार्य क्यों न हो सबसे पहले मां को प्रणाम 
किया जाता है । 

पति के हजारों प्रपराध हजम करके उसे क्षमा करने वाली$ अपने 
बच्चों को संभालने वाली और भारतीय ध्येय की रक्षा करने वाली 
माता को अनन्त प्रणाम ! 

रौर पति के साथ-साथ हंसते-हंसते चिता पर बढ़ने वाली सती 
अ्रथवा उसकी मृत्यु के बाद उसका चिन्तन करते हुए वेराग्य से व्रतमय 
जीवन व्यतीत करने वाली विधवा इन दोनों का वरणंव कौन कर सकता 
है ? भारत में सतियों की समाधि “विवाह क्या है” इस विषय पर 
दिये हुए मूक प्रवचन हैं । ये समाधियां भारत को पवित्रता देती हैं । 
जगह-जगह पर लिखा हुआ यह यज्ञमय इतिहास है । 

रौर गतघवा ? गतधवा नारी मानो प्रतिक्षण जलने वाली चिता 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


१८२ भारतीय संस्कृति 


है। भारतीय वाल-विधवा मानो करुण कथा हैं। उसे भ्रास-पास के 
बिलासितापूणं संसार से विरक्त रहना पड़ता हैं। उसका प्रत्येक 
क्षण कसौटी होता है। उसे मंगल वाद्य सुनाई देते हें, मंगल समारम्भ 
होते हैं । कहीं विवाह है, कहीं गोद भरी जाती हे, ऋतुशान्ति होती है 
कहीं नामकरण संस्कार होता है। लेकिन उसके लिए सारे समारम्भ 
वर्ज्य हैं । घर के एक कोने में यह गला कटी हुई कोकिला बैठी रहती 
है । उसके ऊपर ब्रत लाद दिये जाते हैं। सारे विधि-निषेध उसी के 
लिए होते हैं सारे संयम उसी के लिए होते हैँ । 

इसी तरह आग में से वह दिव्य तेज लेकर बाहर निकलती 
वह बालकृष्ण से बातें करती हूँ, उसका श्शृद्खार करती है, उसे नेवेद्य 
लगाती है । ईश्वर ही उसका बच्चा है । वह ईश्वर की मां है । यशोदा 
है । लेकिन इस यशोदा को श्रपयशी समभा जाता है । उसके दशन नहीं 
क्रिये जाते । 

सबकी सेवा करना ही उसका काम है । वह किसी की प्रसूति 
करती हुँ, किसी का भोजन बनाती है, परिवार में कोई बात श्रटक जाती 
है तो उसे बुलाया जाता हुँ। उसके लिए स्वतन्त्रता नहीं होती, विनोद 
नहीं, आनन्द नहीं । संसार का सारा अपमान सहन करके संसार का 
भला सोचना ही उसका ध्येय होता 

भगवान शंकर हलाहल पीकर संसार का कल्याण करते हें। यही 
बिधवा के लिए भी हुँ। वह निन्दा, अपमान, गाली-गलौज मादि का 
विष चुपचाप पीती हुँ और फिर सेवा के लिए तैयार रहती हुं:। 

आ्ादशे विधवा संसार की गुरु हूँ । वह संयम और सेवा की मूर्ति 
है । भ्रपना दुःख पीकर संसार के लिए परिश्रम करने वाली देवी है । 

भारतीय संस्कृति में यह एक बहुत बड़ा ग्रादशं है । ऐसी दिव्य 
देवी के सामने सत्रह बार विवाह करने वाले पुरुष सूश्रर की तरह 
लगते हैं । स्त्री जाति धन्य प्रतीत होती है । 

आदश्चं उच्च होना चाहिए; लेकिन जो उसे उठा नहीं सकता उसे 
वह बताने से कोई लाभ नहीं है। श्रीकृष्ण अर्जुन को मार-पीटकर 
संन्यासी बनाना नहीं चाहते थे । माता-पिता को भी बाल विघवाम्रों को 


(७०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
मानवेतर सूष्टि से प्रेम का सम्बन्ध १८३. 


कुमारी जेसी ही समझ कर उनका विवाह कर देना चाहिए। लेकिन 
इस बात में भी उसे स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए । यदि वे स्त्री जाति के 
उदात्त ध्येयों की पूजा करना चाहें तो उन्हें उसके लिए स्वतन्त्रता रहनी 
चाहिए । लेकिन बहुंत ऊंचे ध्येय पकड़ने के लिए जाने पर गिरने की 
'संभावना रहती है । इसकी अपेक्षा जरा छोटा ध्येय लेकर उसके ऊपर 
अपने पैर अच्छी तरह जमाकर खड़े रहना भ्रधिक श्रेयस्कर हँ 


0 (५0 8 
मानवेतर खष्टि से प्रेम का सम्बन्ध 


मनुष्य के नीतिशास्त्र में सारी चराचर सृष्टि का विचांर किया 
जाना चाहिए । यदि मनुंष्य केवल मनुष्य के हिंत की बातों को ही देखें 
तब अन्य पशुःपक्षियों की कोटि में मो जायगा । जव मानव, मानवेतर 
सृष्टि का जहां तक संभव हो, पालन-पोषण करेगा, मानवेतर सृष्टि के 
साथ भी आत्मीयता का सम्बन्ध स्थापित करेगा तभी वह सारी सूष्टि में 
श्रेष्ठ सिद्ध होगा । “में सारी सृष्टि का संहार करता हूं इसलिए बड़ा 
हूं” इस प्रकार कहने के बजाय यदि वह कहे कि "में सारी सृष्टि पँर 
प्रेम करता हूं इसलिए बड़ा हूँ” तो इसमें सच्चा बड़प्पन हूँ 

पशु, पक्षी, वृक्ष, वनस्पति आदि से ऐसा ही आत्मीयता का सम्बन्ध 
जोड़ने का प्रयत्न भारतीय संस्कृति ने किया हू । मानवीय कुटुम्ब में 
उन्हें प्रेम कों स्थान दिया गया हैं । मानवी शक्ति मर्यादित हे, लेकिन 
उस मर्यादित शक्ति से जो-कुछ हो सकता ह वह मानव को करना 
चाहिए यह बात भारतीय संस्कृति कहती है । हम सारे पशुओं की सार- 
संभाल नहीं कर सकते, सवके साथ प्रेम का व्यवहार नहीं कर सकते 
तो कम-से-कम गाय-बैल के साथ तो प्रेम का सम्बन्ध जोड़ हीलें। 
सारी पश-सष्टि चाहे दूर रहे; लेकिन आइये, गाय के निमित से हम 
संसार के साथ सम्बन्ध जोड़ें । गाय पशु-सृष्टि की एक प्रतिनिधि है । 

भारतीय संस्कृति में गाय केवल उपयोगी वस्तु के रूप में ही नहीं 


(७०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
१८४ भारतीय संस्कृति 


रही है । यह ठीक है कि सर्वतोपरि उपयोगी होने के कारणा उसे मनुष्य 
ने अपने पास रखा हैँ; लेकिन एक वार श्रांगन में ग्राजाने पर गाय 
परिवार का ग्रंग हो जाती है । यदि मां-बाप बूढ़े हो जाय॑ तो क्या हम 
उन्हें कसाई को वेच देंगे ? क्या उन्हें मार कर उनका खाद बनाएंगे ? 
कया ऐसा कहेंगे कि इन निरुपयोगी दुवलें माता-पिता `को रखने से 
क्या लाभ है ? 
माता-पिता बूढ़े हो जाते हैं, फिर भी हम उन्हें नहीं मारते । हम 
उनके पहले के उपकारों का स्मरणा करते हैं । हम इस बात को याद 
करते हें कि रात-दिन उन्होंने हमारे लिए कठिन श्रम किया हूँ । उनका 
प्रेम, उनका त्याग, उनका कष्ट, उनका भ्रपार श्रम सव हमारी आंखों 
के सामने रहता है । हम भ्रपने वृद्ध माता-पिता से कहते हे कि “म्ब 
आप शान्ति से वैठिये । ग्रापको शान्ति के साथ भोजन करना चाहिए । 
हमको श्रापका कोई वोभा नहीं लगता । आपकी भ्रनन्त सेवा के लिए 
हम जितना करें थोड़ा हैं । हमें श्राप अपना आशीर्वाद दीजिये । हम ग्रव 
कृतज्ञता-पूर्वेक आपकी सेवा करेगे ।” 
भारतीय संस्कृति नहीं कहती कि यदि गाय-बेल बूढ़े हो जायं तो 
उन्हें कसाई के घर भेज दो । जिस गाय ने १०-१०, १५-१५ वर्ष तक 
खूब दूध दिया, जिसके दूध से ही हमारा सबका पोषण हुभ्रा, जिसने 
खेती तथा श्रन्य काम के लिए अपने भ्रच्छे वैल दिये, उसे यदि वह बूढ़ी 
हो गई तो क्या हमें छोड़ देना चाहिए ? यह तो कृतघ्नता होगी । मनुष्य 
केवल उपयोगिता के ग्राधार पर जीवित नहीं रह सकता । मनुष्य में कुछ 
महान भावनाएं हे। उन भावनाग्रों के कारण ही मनुष्य की कीमत है । 
यह खयाल रखना चाहिए कि यह सारी महान्‌ भावना यदि उपयोगिता- 
चाद के हथियार से मार डाली गई तो मनुष्य की कीमत शून्य हो 
जायगी । : 
यदि गाय की ठीक तरह ॒सार-संभाल की गई तो १०-१५ वषं में 
वह हमें इतने हूध का धन देगी कि उस धन के व्याज से ही हम बुढ़ापे 
में उसकी सार-संभाल कर सकेंगे । आजकल चम्मच भर दूध देने वाली 
गायें ही इस गो-पूजक भारत में दिखाई देती हैं ग्राइने भ्रकबरी में 


(७०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
मानवेतर सृष्टि से प्रेम का सम्बन्ध १८५ 


लिखा है कि भ्रकबर के शासनकाल में ३०-३० सेर दूध देने वाली गायें 
थीं । भ्राज भी यूरोप-प्रमरीका के ग्रॉम-ग्राम में ऐसी गायें हैं ॥ भारत में 
भी सरकारी 'गोवर्धन-गृह' में इस प्रकार की गायें दिखाई देती हैं । 
नवीन शास्त्रीय ज्ञान के श्राधार पर हमें गो-पालन गौर गो-सेवा करनी 
चाहिए । यदि ऐसा किया गया तो फिर चार सागरों की भांति दूष से 
भरे हुए चार थन बाली गायें भारत में दिखाई देने लगेंगी । फिर से 
जगह-जगह गोकूल बन जायंगे श्रौर गाय का पालन-पोषण जड़ प्रतीक 
नहीं रहेगा । उसके बूढ़ी हो जाने पर भी हम उसे कृतज्ञतापूर्येक प्रेम के 
साथ खिला-पिला सकेंगे । 

भारतोय संस्कृति गाय को परिवार के एक व्यक्ति की भांति देखना 
सिखाती है । हम गाय के लिए गो-ग्रास रखते हें । पहले गाय के लिए 
परोसकर रखना चाहिये और फिर हमें भोजन करना चाहिए । भोजन 
करते समय उसका स्मरण करना चाहिए। हम भ्रपने मस्तक पर गंध-कुंकुम 
लगाते हें तो गाय के मस्तक पर भी वे लगाने चाहिएँ । मनुष्य कहता 
है : 'गाय, तू मूक है । तेरा स्मरण पहले करना चाहिए । में तेरे रूप से 
सारे पशुओं का स्मरण करता हूं। तेरा तर्पण करके में समझता हूं कि 
सारे पशुओं का तर्पण हो गया ।' 

भारतीय संस्कृति में सब जगह गाय हैं। गाय के बछड़ों के साथ 
खेलते हुए भारतीय बालक बड़े होते हें । गाय के बछड़े मानो उनके 
भाई हें । 

हम बच्चों का बारसा ( नामकरण संस्कार ) करते हे । इसी 
प्रकार गाय का बारसा करने के लिए भी हमने - एक दिन निश्चित 
कर रखा हैं । दिवाली के पहले आश्विन बदी धादशी को हम 
गाय-वछड़ों की बारस अथवा गोवत्स-बारस अथवा वसुबारस कहते 
हुँ । बारस काम्र्थं है द्वादशी । बारसा का मतलब हे १२वां 
दिवस । ग्रादिविन के कृष्ण पक्ष में जानबूझकर. ही हमने यह गाय 
का बारसा रखा है। उस दिन हम गाय-बछड़ों की पूजा करते हें । उस 
दिन. उनका उत्सव होता है । मनुष्यों की दिवाली के पहले गाय-बछडों 
की दिवाली होती है, गाय के बछड़ें का जन्म के बाद का ररवा दिन 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


१८६ भारतीय संस्कृति 


मानो हम मनाते हें । उनका वारसा मनाते हें ।" यह भावना कितनी 
सहृदय हे ! 

जिस प्रकार गाय-बछड़ों की पूजा करते हैं उसी प्रकार हम वैलों की 
पूजा करते हैं । हम पिठोरी श्रमावस्या मनाते हें इस भ्रमावस्या को 
बैलों को बिश्राम दिया जाता है । उनका शृद्भार करते हैं, उनके गले में 
माला पहनाते हें। किसान स्त्रियों के पेर के गहने बेलों के पैर में पहनाये 
जाते हें। इस दिन गरीव किसान भी पुरणपोली (एक प्रकार का महा- 
राष्ट्रीय पववान्न) बनाता हुँ । बैल को पुरणापोली का नैवेद्य लगाया जाता 
हुँ*्रौर उसके ऊपर घी की धार डाली जाती हू । बड़े ठाट-वाठ से बैलों 
का जुलूस निकाला जाता हूँ । बाजे बजाये जाते हैं, बन्दूक चलाते हें और | 
बड़ा श्रानन्द रहता है । यह श्रानन्द कृतज्ञता का हे। जिस वैल की 
गरदन पर हम जूप्रा रखते हैं भ्रौर जिसकी गरदन पर घट्टे पड़ गये, जो 
धूप-क्रीचड़ में काम करते हें, जिन्होंने हल चलाया, चरस चलाई, गांड़ियां 
खींचीं, गुस्से में श्राकर हमने जिसे चावुक लगाये, आर चुभोई, जिसके 
परिश्रम से हरे-भरे होकर हमारे खेत लहलहाने लगे, और अनाज से सज 
गए, जिसके परिश्रम.से मोती की तरह ज्वार श्रीर सोने की तरह गेहूं 
पकते हैं, उस कष्टमूति बेल के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करने का यह परम 
मंगल दिवस हें । इस पिठोरी श्रमावस्या के दिन की केवल कल्पना ही 
करके मेरी आंखें प्रेमाश्रुओं से भर जाती हें और भारतीय संस्कृति की 
आत्मा दिव्य रूप में दिखाई देने लगती है । 

भारतीय संस्कृति के उपासक भ्राज गाय-वैल के साथ कंसा व्यवहार 
करते हें ? लेकिन यह दासता, दरिद्रता, रौर भ्रज्ञान का ही परिणाम हूँ । 
जिस प्रकार अन्य बातें यान्त्रिक हो गई हें उसी तरह यह त्यौहार भी 
यान्त्रिक हो गया है । उसका गहन भाव मन में नहीं बैठता है । इतना 
होने पर भी गाय वैलों पर प्रेम करने वाले किसान भारत में हें। 

भारतीय संस्कृति कहती है कि गाय-बैलों के साथ प्रेम करो । उनसे 
पुरा काम ले लो मगर उनका खयाल भी रखो । उनको समय पर पानी 
पिलाओ; समय पर घास दो ।.उन्‍्हें चाबुक मत लगाओ, रार मत चुभाश्रो । 
एक श्राध वार आप गुस्से में आकर उन्हें मार देंगे; क्योंकि आखिर श्राप 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


मानवेतर सृष्टि से'प्रेम का सम्बन्ध १८७ 


मनुष्य ठहरे । लेकिन उसमें वंरभाव नहीं होना चाहिए । मनुष्यता मत 
भूलिये । गहरी-गहरी आर चुभोकर. उनके अंग को छलनी मत बनाइये । 
आप तो उन मूक पशुओं के आशीर्वाद प्राप्त कीजिये । उनके शाप मत 
लो । तुम्हारे लिए रात-दिन काम करनेवाले बैलों का हाहाकार तुम्हारा 
कल्याण नहीं करेगा । गाय-बछड़े कितने प्रेमल होते हें ! वे तुम्हारी 
श्रावाज सुनते ही रंभाने लगते हें । तुम्हारा स्पशं करते ही नाचने लगते 
हैं । मालिक की मृत्यु पर खाना-पीना छोड़कर प्राण त्याग देनेवाले गाय- 
बैलों के उदाहरण भी मिलते हैं । 

कुरान में पैगम्बर मुहम्मद साहब कहते हे--“संघ्या होते ही'गाय- 
बछड़े तुम्हारे प्रेम के खातिर जंगल से वापस तुम्हारे घर श्राते हैं।' यह 
कितनी बड़ी बात हैं ! सचमुच यह बात मनुष्यों के लिए भूषण- 
जैसी है । 

गाय के द्वारा हमने पशुओं के साथ सम्बन्ध जोड़ा । इसी प्रकार हमने 
पक्षियों के साथ भी सम्बन्ध जोड़ा है । जिस प्रकार हम अपनी कमजोरी 
गौर अल्पशक्ति के कारण सारे पशुओं के साथ सम्बन्ध नहीं रख रुकते। 
उसी प्रकार सब पक्षियों के साथ मी हम सम्बन्ध नहीं जोड़ सकते; लेकिन 
घर के आसपास जो २-४ पक्षी होते हैं हम उनकी याद रखते हैं । हम 
भोजन करने के पहले गो-ग्रास के समान ही 'कांव-कांव' करके कौवे को 
भी काकबलि देतें:हैं। चिड़िया रौर कौवे ही हमारे आस-पास के पक्षी 
हें । हम उन्हीं का स्मरणा करते हैं । भोजन करते समयं छोटे बच्चे को-- 
“देखो वह कोम्रा है, देखो वह चिड़िया है” ऐसा कह-कह कर माता उसे 
कौर खिलाती हैं जिन कोवों प्रौर चिड़ियों के साथ बच्चे छोटे से बड़े होते 
हें क्या उनके प्रति कृतज्ञता नहीं प्रदशित करनी चाहिए ? कोवे को पुकारकरः 
उसके निमित्त से मनुष्य सारे पक्षियों का स्मरण करता हूँ । भोजन करने 
के पहले गाय के निमित्त से पशुझों का स्मरण किया, कौवे के निमित्त से 
पक्षियों का स्मरण किया । 

भारतीय संस्कृति में पक्षियों की बहुत महिमा हूँ । 'हमने सुन्दर-सुन्दर 
पक्षियों के साथ ग्रपने जीवन में सम्बन्ध जोड़ लिया है। सुन्दर पंख 
फैलाने वाले मोर को हम कैसे भूलें ? हमने मोर को पवित्र माना । 


(०0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


१८८ भारतीय संस्कृति 


सरस्वती के हाथ में वीणा देकर हमने उसे मोर पर बिठाया है । हम 
अपने पुराने लावण्यदीपक पर मोर की श्राकृति बनाते थे । मोर का 
दर्शन शुभ मानते हैं और कामना करते हैं कि प्रातःकाल दीपक जलाते 
समय हमारी दृष्टि मोर पर पड़े । 

यही बात कोकिल की है । श्राठ महीने मौन रहकर वसन्त ऋतु 
आते ही कुह-कुह ध्वनि से वह सारा प्रदेश गुंजा देती है । मध्य ग्रोष्म 
ऋतु में पेड़-पौदों में नवपल्लव फूटते हुए देखकर उसकी प्रतिभा में पल्लव 
फूटने लग जाते हें । वह कुहु का गीत गाने लगती हुँ; लेकिन वह विनयी 
होती है, लजीली होती है, वृक्षों की गहरी डालियों में छिपकर वह कुहू- 
कुहू करती रहती है । वह पवित्र, मधुर, गम्भीर और उत्कट स्वर ऐसा 
प्रतीत होता हे मानो सामगान हो, उपनिषद्‌ ही हो । भारतीय संस्कृति 
ने कोकिलाश्रत प्रचलित कर दिया हुँ । इस ब्रत में कोकिला की भ्रावाज 
सुने बिना भोजन नहीं किया जाता । उसकी आवाज सूनने के लिए यह 
ब्रत करनेवाली स्त्रियां दो-दो कोस तक दूर जंगलों में जाती हें । वे 
उसकी ग्रावाज सुनकर ही भोजन करती 

कोकिला की ही भांति तोता भी है हम तोते-मैना को नहीं भूल 
सकते । हरे-हरे पत्तों के रंग वाले उस तोते की कितनी लाल-लाल म्रौर 
घुमावदार चोंच है ! कितने सुन्दर पंख हें ! वह कंसे गरदन मोडता है! 
कंसी सीटी बजाता हुँ ! उसके नेत्र कितने छोटे ग्रौर गोल -गोल हैं ! उसका 
काला कण्ठ कंसा हूँ ! वह कंसे वि्ुल-विट्टुल कहता है ! किस प्रकार 
बोलता हूँ ! तोते को उस पिजरे में रहता पसन्द नहीं भ्राता; लेकिन 
मनुष्य तो उससे प्रेम जोड़ना चाहता हैं वह उसकी चिन्ता रखता हूँ । 
श्रपने मुंह में ्रमझूद की फांक पकड़कर उसे तोते के सामने करता है, 
अपने मुंह का कौर उसे देता है, पिजरे को हरा-हरा रंग कर उसे हरे 
वृक्षों की विस्मृंति कराना चाहता है । यह सब मनुष्य प्रेम से करता हैँ । 
पक्षियों को इस प्रकार वन्धन में रखकर उनसे प्रेम करना अच्छा नहीं 
लगता; लेकिन यह इस वात का उदाहरण है कि मनष्य की श्रात्मा इतर 

` प्राणियों के साथ सम्बन्ध जोड़ने के लिए कितनी व्याकुल रहती हू ! 
हम अपने बच्चों के नाम पक्षियों के नाम पर रखते हें। सुम्रालाल, 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
. मानवेतर सृष्ट से प्रेम का सम्बन्ध १८९. 


पोपटलाल, मिट्ठूलाल, मेना, हंसी, चिमनाव्राई, कोकिल? आदि नामों से 
हम परिचित ही हें । इस प्रकार भिन्न-भिन्न प्रकार का स्नेह-सम्ब्रन्ध और 
अपनापत भारतीय संस्कृति में पक्षियों से जोड़ा गया हैँ । 

पशु-पक्षियों के समान तृणा, वृक्ष, वनस्पति के साथ भी भारतीय 
संस्कृति प्रेम का सम्बन्ध जोड़ती हे। मनुष्य सारी वनस्पति को लगा 
नहीं सकता । वह तो श्राकाश के बादलों का काम है; लेकिन हम तुलसी 
का एक छोटा पोदा लगाते हैं | और इस तुलसी को वनस्पति-सुष्टि का 
एक प्रतिनिधि मानते हैं । उसकी पूजा पहले करते हूं, उसे पहले पानी 
देते हें । उसे पानी पिलाये बिना स्त्रियाँ पानी नहीं पीतीं । पहले तुलसी 
का स्मरणा किया जाता हैँ तुलसी का स्मरण मानो सारी वनस्पतियों 
का स्मरण है। 

हम तुलसी का गमला सजाते हें । तुलसी का विवाह करते हें। उसके 
विवाह में श्रांवले, इमली, गन्ने श्रादि वनस्पति और जंगली फलों का ही 
महत्व है । तुलसी मानो हमारे कुटुम्ब का ही एक अंग है। मानो उसमें 
भी सारी भावनाएं हें । उसके भी सब संस्कार किये जाते हैं । 

हम वट-वृक्षं का, पीपल का जनेऊ करते हें । उसका चबूतरा बना 
देते हूँ । मानो यह बनस्पति-संसार के महान्‌ ऋषि हों | हम उनकी पूजा 
करते हूं । भृष्टि का यह महान्‌ ईश्वरी वेभव देखकर हम उसकी 
प्रदक्षिणा करते हैं, उसे प्रणाम करते हं । 

आ्रांवले के वृक्ष के नीचे भोजन करना, जंगल में भोजन करना आदि 
कितनी ही वनस्पति-प्रेम की बातें हमने प्रचलित की हैं । ऐसे ब्रत हें 
जिनमें वक्ष के पत्तों पर भोजन किया जाता है । हम देवताओं को फूल 
चढ़ाते हें; लेकिन हमने यह निश्चित किया है कि देवताभ्रों को पत्तियां 
बहुत प्रिय हैं । देवताग्रों के लिए तुलसी चाहिए, बेलपत्र चाहिए, द्वा 
चाहिए, शमी चाहिए । भगवान्‌ की पूजा के निमित्त से हम सबसे पहले 
फलों से मिलते हैं । दूर्वा, तुलसी, बेलपत्र से मिलते हें। घर के आास- 
पास तलसी होनी चाहिए, हरी-हरी दूब होनी चाहिए, पारिजात, जस- 
वन्ती, घतूरा, कनेर, जाई, जुही, गुलाब, मोगरा, चमेली, तगर झ्रादि फूल 
के वृक्ष होने चाहिएं। कदम्ब, श्रांवला, भ्नार म्रादि के वृक्ष होने 


(०0०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
१६० भारतीय संस्कृति 


चाहिए । भगवान को जो पत्तियां चढ़ाई जाती हैं उनमें इनः सत्र पत्तियों 
का नाम बतलाया गया है । फूल हमेशा नहीं होते हें; लेकिन पत्तियां तो . 
हमेशा मिलती हें । भगवान को पत्तियां ही प्रिय हैं । वे पत्तियां रोज 
लाकर चढ़ाश्रो । उस निमित से फूल तथा फल के पेड़ लगाञ्रो। उनके 
साथ प्रेम का सम्बन्ध स्थापित कीजिए । 

भारतीय साहित्य में भी तरु, लता, बेली के प्रति ग्रपार प्रेम है । 
कालिदास के काव्य-नाटकों को देखिए | वहां यह प्रेम श्रापको दिखाई 
देगा । शंकुतला आम्र वृक्ष भ्रौर श्रतिमुक्त लता का विवाह करती है । 
वृक्ष पर वेल चढ़ाना चाहिए । बेल पेड़ से लिपट जाती हूँ। उससे वृक्ष 
की शोभा है। वृक्ष से बेल को आधार मिलता है । कितनो कोमल 
भावना हूँ यह ? शकुन्तला का वर्णन करते हुए कण्व ऋषि' कहते हैं-- 
“शकुन्तला वृक्षों को पानी पिलाये बिना पानी नहीं पीती है । उसे फूल 
और पत्तों का शौक था । फिर भी वह उन वृक्षों के फूल नहीं तोड़ती 
थी; पत्ते नोचती नहीं थी ।' 

उस शकृन्तला को प्रेम का सन्देश, देने के लिए कुलपति कण्व 
तरुलताग्रों से कहते हें । उस प्रेममयी शकुन्तला के वियोग में श्राश्चम 
के वृक्षों ने भी, लता-बेलियों ने भी श्रश्नु गिराये होंगे । 

राम चौदह वर्ष के वनवास के लिए निकले; लेकिन वनवास रामचन्द्र- 
जी के लिए कोई संकट नहीं था । रामचन्द्रजी को ग्रयोध्या के पाषाण- 
निमित प्रासादों की श्रपेक्षा वन के कूञ्ज अधिक प्रिय थे। उन्हें वन-कानन 
प्रिय थे। रामायण में राम के लिए ग्रनेक वार 'वनप्रिय' विशेषण का 
प्रयोग किया गया है । उन्हें वृक्ष और बेलें अपने सगे-सम्बन्धियों-जैसी 
लगती थीं। राम कहते ही पंचवटी हमारी कल्पना में साकार हो जाती ' 
हे । विशाल वटवृक्ष की शीतल छाया में राम-सीता-लक्ष्मण बड़े ग्रानन्द 
के साथ रहे । सीता ने पर्णकुटी के भ्रासपास पौधे लगाए । वह 
उन्हें गोदावरी के पानी से सींचती थीं। उत्तर रामचरित्र नाटक में 
इस प्रकार का एक सहृदय वरन है कि रामचन्द्रजी फिर पंचवटी में 
रते हैं तो सीता के द्वारा लगाये हुए वृक्षों को देखकर रो पड़ते हैं । 

रघुवंश में ऐसा वर्णन है कि.पावंती ने भ्रपने सिर पर पानी के घड़े 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
मानवेतर सृष्टि से प्रेम का सम्बन्ध १६१ 


रखकर देवदार के वृक्षों को सींचा भ्रौर बालकों की भांति उनका पालन- 
पोषण किया श्रौर हाथी आदि ग्राकर जब उनसे ग्रपने शरीर रगड़ते थे 
भर उनकी छाल निकाल डालते थे तो वे दुःखी होती थीं । तब शंकर ने 
रखवाले रखे: 
ग्रमु पुरः पश्यसि देवदारु 
पुत्रीकृतोऽसौ वृषभध्वजेन। 

यह वात वह रखवाली करने वाला शेर बड़े प्रेम से राजा दिलीप 
से कह रहा है । 

वृक्ष-वनस्पति को हमने मानवी भावना प्रदान की है। गर्मी में 
तुलसी के ऊपर श्रमिषेक-पात्र से सतत धारा डालकर उसे हम गर्मी का 
अनुभव नहीं करने देते । हमारा यह नियम है कि शाम होते ही, रात्रि 
के समय फल-फूल नहीं चुनना चाहिए, और तृण, श्रंकर, पल्लव नहीं 
तोड़ना चाहिए | संकष्ट चतुर्थी की रात को मंगलमूति की पूजा की जाती 
है; लेकिन दिन रहते-रहते ही फूल, दूर्वा प्रादि लाकर रख लेने की रीति 
हमारे यहाँ है । हमारी यह भावना है कि रात के समय वृक्ष सो जाते 
हें । कहीं उनकी निद्रा भंग न हो जाय इस बात का कितना खयाल रखा 
जाता है ! एक बार धुनकी की तांत में लगाने के लिए गांधीजी को 
थोड़ी पत्तियों की जरूरत पड़ी । रात का समय था। उन्होंने मीरा बहन से 
पत्तियां लाने को कहा । मीराबहन बाहर गई । वे नीम के पेड़ की एक 
डाली तोड़ लाई । महात्माजी ने कहा--“इतनी सारी पत्तियों का क्या 
होगा ? पत्तियां तो मुट्ठी भर चाहिए थीं । देखो, ये पत्तियां कंसी सो 
गई हैं । कैसी बन्द हो गई हैं ! रात्रि के समय पत्तियां नहीं तोड़नी 
चाहिए । लेकिन जरूरत पड़ जाय तो हल्के हाथों आवश्यकता जितनी 
हो तोड़नी चाहिए। अहिंसा का जितना विचार करें उतना थोड़ा ही 
है ।” महात्माजी के ये शब्द सुनकर मीरा बहन गद्गद्‌ हो गई । 

कोंकण में जब गणपति को अपने घर लाते हैं तब उनके ऊपर 
बरसात की चीजें लटकाते हें । ककड़ी, सहस्तफल, तुरई ग्रादि भगवानु 
के ऊपर लटकाते हें । कांगनी, कवण्डल भी भगवान्‌ के ऊपर लटकाते 
हें । नारियल भौर गीली सुपारियां टांगते हैं । भगवान्‌ को प्रकृति का 


(७0०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
१९२ भारतीय संस्कृति 


सहवास प्रिय लगता हू। 

मंगल-समारंभों में तो श्राञ्रपल्लवों के विना काम ही नहीं चलता । 
प्रतिदिन ग्राम की डाली की जरूरत पड़ती हुँ । चाहे विवाह हो, जनेऊ 
हो, सत्यनाराण की कशा हो, मकान की पुजा हो, नये कु ए की शान्ति- 
पुजन हो, ऋतु-शान्ति हो, सवमें ग्राम्रवृक्ष के हरे पत्तों की श्रावशयकता 
रहती हूँ । सृष्टि के श्राशीर्वाद प्रेम ग्रौर पवित्रता है। माधुय झौर 
मांगल्य हुँ । हमारे यहां नवान्न पूशिमा मनाई जाती हूँ। उस दिन 
दरवाजे पर श्रनाज के तोरण लगाये जाते हें धान की वाली, ज्वार 
का भुट्टा, श्राम के पत्ते श्रादि चीजों के तोरण बनाये जाते हैं । उस 
तोरणा को मराठी में 'नवें' कहा जाता है । 

भारतीय संस्कृति ने पशु-पक्षी, वृक्ष-वनस्पति श्रादि से इस तरह का 
प्रेम-सम्बन्ध निर्माण किया है । पशु-पक्षी और वृक्ष-वनस्पति में भी 
जीवन है । इनमें चेतन्य दिखाई देता है । हम यह समभते हें कि ये भी 
पैदा होते श्रौर मरते हें श्रत: इन्हें भी सुख-दुःख का अनुभव होता है; ` 
लेकिन भारतीय संस्कृति इससे भी दूर जाती है । 

शीतला सप्तमी के दिन मिट्टी के चूल्हे की पूजा होती हें । उस दिन 
चूल्हे को विश्राम करने दिया जाता है। उस दिन पहले दिन का बना 
हुआ वासी खाना ही खाया जाता हैँ साल भर तक वह मिट्टी-पत्थर 
का चूल्हा हमारे लिए तपता रहा । कम-से-कम एक दिन तो क्ृतज्ञता- 
पूर्वक उसका स्मरण करें। शीतला सप्तमी के दिन चूल्हे को ठीक तरह 
लीपते-छावते हें । इसके वाद चूल्हे में छोटा-सा भ्राम का पौधा रोपते हैं । 
इतने दिन तक गर्मी में तपते रहने वाले चूल्हे पर श्रा्र वृक्ष की शीतल 
छाया की जाती हुं। मिट्टी के निर्जीव चूल्हे के प्रति यह कितनी कृतज्ञता 
का प्रकाशन है ! 

शीतला सप्तमी की भांति हरियाली श्रमावस्या भी है । जो दीपक 
हमारे लिए जलता है, जो दीपक हमारे लिए तेल में सना रहता है, 
चिकना हो जाता हुँ, जो दीपक हमारे लिए गरम होता है, काला होता 
है उसके प्रति कृतज्ञता दिखाने का ही यह दिन है। प्रकाश जितनी 
पवित्र चीज और कौन हूँ ? सूर्य व श्रग्नि का भारतीय संस्कृति में बहुत 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
मानवेतर सृष्टि से प्रेम का सम्बन्ध १९३ 


महत्व हे । प्रकाश देनेवाले दीपक के ऋण से कंसे उऋण हों ? प्रतिदिन 
शाम को दीपक जलाकर हम उसके प्रकाश को प्रणाम करते हें। दीपक 
को प्रणाम करके हम उसके प्रकाश में रहनेवाले सव लोग एक-दूसरे 
को भी प्रणाम करते हें। शाम के समय हम 'दीपकज्योति नमोऽस्तु ते” 
ग्रादि इलोक कहते हैँ । लेकिन वर्षा ऋतु में एक खास दिन उसी दीपक 
के प्रति कृतज्ञता का प्रकाश करने के लिए रखा गया हैँ । उस दिन दीपक 
की पूजा की जाती हैं भ्रौर दीपक के महत्व पर विचार किया जाता है । 

जब बरतन हाथ से गिर जाता है या और किसी बरतन से टकरा 
जाता है तो हम कहते हुं--'इनकी श्रावाज बन्द करो ।' मानो बरतन 
रोते हें । इन दुःखी बरतनों का दुःख दूर करना चाहिए । इन बरतनों की 
व्यया पहचाननी चाहिए । 

इस प्रकार भारतीय संस्कृति प्रेममय है । नागपंचमी के दिन 
की स्थापना करके उस दिन तेजस्वी, प्रदीप्त, स्वच्छ, संयमी सांप की 
भी पूजा करने का आदेश दिया गया हे। सांप पहले वन में रहता हुँ; 
लेकिन वर्षा में जब उसके घर में पानी भर जाता है तो वह आपके 
मकान के आस-पास प्राकर बैठ जाता हैं। क्षण भर के लिए आश्रय 
मांगने वाला मानो वह एक ग्रतिथि है । उसे वन में रहना ही पसन्द हें, 
उसे पवित्रतो श्रच्छी लगती है, स्वच्छता भ्रच्छी लगती है, सुगन्ध अच्छी 
लगती है । वह फूलों के पास याकर रहेगा । केतकी के पास जायगा। 
चन्दन से लिपटा रहेगा । जहां तक होता है वह किसी को काटता नहीं 
है; लेकिन जब काटता है तो फिर मृत्यु भ्रवस्यम्भावी हो जाती है । वर्षो 
प्रयत्न करके वह जो शक्ति प्राप्त करता हैं उसे वह व्यर्थ खर्च नहीं 
करता । इसीलिए उसके दंझ में अचूकपन है । 

सांप खेतों की रखवाली भी करता है। वह खेत में चूहे प्रादि नहीं 
लगने देता । इसे भी सांपों का एक उपकार ही माना जाना चाहिए । 
इस सांप को भी उस दिन दूध पिलांया जाता हे । उसकी बांबी के पास 
दूध ले जाकर रखा जाता है। भारतीय संस्कृति विषेले सपं में भी अच्छाई 
देखने को कहती हूं । 

यह है व्यापक जीवन को देखने की भारतीय दुष्टि । नदियों का 


(०0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
१९४ भारतीय संस्कृति 


उत्सव मनाइये, उनकी पूजा कीजिये, उन्हें देखते ही प्रणाम कीजिये, 
क्योंकि नदियों के हमारे ऊपर अनेक उपकार हैं । गोवर्धन पर्वत की 
पूजा कीजिए, क्योंकि पहाड़ों और पहाड़ियों पर गायों के चरने को 
घास पैदा होती है । पर्वत के ऊपर वरसने वाला पानी नदी बन जाता 
है । पव॑तों की मिट्टी घुलकर नीचे ग्राती हू श्रौर खेतों में उससे अच्छी 
फसल श्राती है । पहाड़ उपकारक हैं । 

नदियों को हम माता कहते हें। हम उनके जीवन-रस से जीवित 
रहते हैं । यदि मां का दूध न मिले तो चल सकता है; लेकिन इस जल- 
रूपी माता के दूध की तो श्रावर्यकता रहती ही है । हम नदियों के नाम 
पर श्रपनी लड़कियों के नांम रखते हें। हम नदियों को कभी भूल 
नहीं सकते । 

झौर यह पृथ्वी तो सबसे बड़ी हे । यह कितनी क्षमाशील है ! 
कितनी उदार है ! हम उसे हल से छेदते हें; लेकिन वह भुट्रा लेकर 
ऊपर आती है । हम उसके ऊपर कितनी गन्दगी फैला देते हें ! उसके 
ऊपर नाचते हैं, कूदते हें; लेकिन यह पृथ्वी-माता गुस्सा नहीं होती । 
(वह. क्षमामयी-दयामयी है) वह भ्रपने सारे पुत्रों को क्षमा कर देती हूँ। 
भारतीय संस्कृति कहती है कि पृथ्वी-माता के दर्शन करो, उसे भूलो 
मत । हमारी कहानियों में पृथ्वी की कहानी है । हम पृथ्वी क्री महिमा 
भूले नहीं हें । उसकी वेणी में चन्द्र, सूर्य, तारों के फूल सुशोभित हैं । 
उसने फूलों के हार पहने हें। उसने हरी कंचुकी पहनी है । शेषनाग 
ग्रौर वासुकी के पेंजन उसने भ्रपने पैरों में पहन रखे हैं । वह पुथ्बी- 
माता बड़ी भव्य श्रौर महान है । 

प्रातःकाल उठते ही उस पृथ्वी-माता से कहना चाहिए कि--“हे मां, 
अब मेरे पैर सैकड़ों बार तुझे लगेंगे, नाराज मत होना ।” 

“विष्णु पत्नि नमस्तुभ्यं 
पादस्पर्शं ` क्षमस्व मे ।” 

चराचर से प्रेम करने वाली, सर्वत्र कृतज्ञता का प्रकाश करने वाली 
यह भारतीय संस्कृति है । इस संस्कृति की श्रन्तरात्मा को पहचानिए। 
उसका स्वर पहचानिए । इस संस्कृति के स्वरूप को ध्यान में रखिए। 


(७0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
हिसा २९५ 


इस संस्कृति का ध्येय क्या है ? इसका गन्तव्य, मन्तव्य, प्राप्तव्य क्या है 
इस बात पर सहूदयता तथा बुद्धिपुर्वेक विचार कीजिये प्रौर पूर्वजों की 
इस महान दृष्टि को भ्रपनाकर श्रागे बढ़िए । उस तरह का प्रयत्त भी 
कीजिए । ध्येय की ओर जाने के लिए ग्रविरत प्रयत्न करना ही हमारा 
काम है | 

विशव भर से प्रेम करने का विशाल ध्येय प्रपने सामने रखने वाली 
ऐसी महान भारतीय संस्कृति को शतशः प्रणाम ! उसकी प्रगति करने 
वाले उन महान पूर्वजों का भी श्रनन्त बार वन्दन ! 


१ १६:१ 
अहिंसा 
“हिसा परमो ध्मः' भारतीय संस्कृति का जीवन-भूत तत्व हुँ । यह 
तत्व भारतीय लोगों के रोम-रोम में समाया हुआ है। यह तत्व बच्चे 
को मां के दूध के साथ मिलता है । यहां के वातावरण में यह तत्व भरा 
हुआ है । भारतीय वायु मानो भ्रहिसा की वायु हैं। जो व्यक्ति भारत 
में इवास लेने लगेगा उसके जीवन में धीरे-धीरे यह भ्रहिसा-तत्व प्रवेश 
किये बिना न रहेगा। 
लेकिन यह बात नहीं है कि 'म्रहिसा परमो धर्मः' के तत्व का महत्व 
भारत को भ्रनायास मालूम हो गया हो । इस तत्व के पीछे बहुत बड़ी 
तपस्या है। इसके लिए बड़े-बड़े प्रयोग हुए हें। वैदिक काल से लेकर 
आज तक भारतीय संस्कृति में यदि कोई स्वर्ा-सूत्र है तो वह है भ्रहिसा । 
इस सूत्र के आस-पास ही भारत में घामिक, राजनैतिक और सामाजिक 
आन्दोलन गृथे हुए हैं । भारतवर्ष का इतिहास मानो एक प्रकार से प्रहिसा 
के प्रयोग का ही इतिहास है । 
मनष्य धीरे-धीरे विकास करता म्रा रहा है । मानव-जाति की 
प्रगति चींटी की चाल से होती है । यदि हम भारत के म्रहिसा के इति- 
हास को देखें तो हमें यह दिखाई देगा कि यह प्रगति कितनी धीरे-धीरे 


(७०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
१९६ भारतीय संस्कृति 


हो रही है ! 

अहिसा' शब्द का अर्थ श्राज कितना व्यापक हो गया है ! शब्दों 
के द्वारा किसी के मन को दुखाना भी आज हम हिंसा ही मानते हैं । 
विचार, ्ाचार व उच्चार के द्वारा किसी के भी श्रकल्याण की कल्पना 
न करना ही आज की अहिंसा का श्रर्थ हैं । 

प्राचीन काल से मुख्यतः दो वातों के लिए ही हिंसा होती आ रही 
है । भक्षण के लिए और रक्षण के लिए । मनुष्य एक खाने के लिए हिसा 
करता है भर दूसरे भ्रपनी रक्षा करने के लिए। हिसा का एक तीसरा 
भी कारण था । वह था यज्ञ; लेकिन यह यज्ञ भी भक्षण के ही भ्रन्त- 
गंत आ जाता हैँ । बात यह है कि मनुष्य जो-कुछ खाता है बही ईश्वर 
को अर्पण करता है । यज्ञ का मूल अर्थ था ईश्वर को ग्राहुति देना। 
हमें जो ईश्वर धूप, वर्षा, फूल, फल श्रादि सब-कुछ देता है उसे हमें भी 
कुछ-न-कुछ देना चाहिए। इसी विचार से यज्ञ की कल्पना का जन्म 
हुआ । तो फिर यह प्रइन पैदा हुआं कि ईश्वर को क्या दिया जाय ? 
यह बात सहज ही तय हो गई कि जो चीज हमें पसन्द हो वही ईश्वर 
को दी जाय । यदि हमें मांस पसन्द है तो वही ईश्वर को भी भेंट करना 
भर्म बन गया। अमतः ऐसा प्रतीत होता है कि भक्षण के कारण ही 
यज्ञीय हिसा का निर्माण हुआ होगा । 

ग्रत्यन्त प्राचीन काल में आदमी आदमी को ही खा जाता था। उसे 
ऐसा लगता था कि श्रादमी का मांस ही सबसे ग्रच्छा है। इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि जब मनुष्य मनुष्य को खाता था उसी समय ईश्वर को 
भी मनुष्य की ही बलि चढ़ाने की प्रथा शुरू हुई होगी । 

लेकिन विचारशील मनुष्य विचार करने लगा। उसे लज्जा का 
श्रनृभव होने लगा । .उसके मन में विचार झाया कि जिस मनुष्य को 
हमारी ही तरह सुख-दुःख का श्रनुभव होता है उसे हम कंसे मारें, उसे 
ही हम कंसे भूनकर खाएं ! और कुछ ' विचारशील लोगों ने नर-मांस 
खाना बन्द कर दिया; लेकिन समाज से आदतें एक-दम नहीं मिटतीं । 
समाज को जब कोई भी व्यक्ति नया विचार देता है तब उसको कष्ट 
दिया जाता'है। उसकी मजाक उड़ाई जाती है। प्राचीन काल में भी 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
आहिसा १९७ 


ऐसा ही हुआ होगा । हि 

ग्रहिसा के पहले प्राचार्य हमारे समाज में कहने लगे--मांस भले 
ही खा जाश्रो; लेकिन कम-पे कम नर-मांस तो मत खाम्रो । लोग नर-मांस 
न खाने की सौगंध, शपथ श्रादि खाने लगे । लेकिन जिन लोगों को इसका. 
शौक लग गया था उनसे यह नहीं देखा जाता था। नवीन व्रतधारियों. 
को वे खासकर धोखा देकर मांस खिला देते थे। वरिष्ठ ऋषि और 
कल्माषपाद राजा की ऐसी ही कहानी है । वशिष्ठ आदि कुछ 
ऋषियों को विशेष रूप से धोखा देकर नर-माँस परोस दिया गया। 
बाद में जब यह बात प्रकट हो गई तो वशिष्ठ ने राजा को शाप दे 
दिया था । 

कुछ लोग कहते थे कि वरिष्ठ तो नर-मांस खाता है; वह व्यर्थे की 
डींग हांकता रहता है। नर-मांस न खाने का नवव्रत लेनेवाले वरिष्ठ 
को यह बात ्रच्छी न लगती थी । यदि खादी का ब्रत लेने वाले किसी 
व्यक्ति को कोई कहे कि आप चोरी-चोरी सें विलायती कपड़ों का उपयोग 
करते हें तो उसे यह कँसे अच्छा लगेगा ! वशिष्ठ को ऐसी ही बेचेनी 
रहती थी । ऋग्वेद में एक जगह वरिष्ठ कहते हैं--- 

“गद्य सुरीय यदि यातुधानोऽस्मि।' 

“यदि-में यातुधान होऊं तो इसी क्षण मेरे प्राण छूट जायं ।” यातु- 
धान का अर्थ है राक्षस । यातुधान का ग्रेर्थ शायद नर-मास खाने वाला 
राक्षस ही होगा । 

इस प्रकार समाज के कष्ट सहन करके वहिष्ठांदि विचारशील 
व्यक्ति मानव को विकास की प्रोर लेजा रहें थे। नर-मेध बन्द हो गये । 
धीरे-धीरे नर-मांस-भक्षण भी बन्द हो गया; लेकित मांस खाना थोड़े 

- ही बन्द हुआ था ? पशु-मांस-भक्षण तो चालू ही था। वे जिस पशु का 
चाहते उसका मांस खाते थे । लेकिन उसमें भी स्वाद तो होता ही हैं । 
उन दिनों गाय का भी वध होता था । गो-मांस खाया जाता था। लेकिन 
ऋग्वेद में ही-“गाय का वध मत करो, गाय की महान्‌ महिमा पह- 
चानिये,' प्रादि बातें कहने वाले महषि दिखाई देते हैं । ऋग्वेद में गाय 
की महिमा बताने वाली ऋचाएं कहीं-कहीं हैं । 


(०0०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS + 
१६५ भारतीय संस्कृति 


माता रुद्राणां दुहिता वसुनां । 
स्वसाऽऽदित्यानां अभूतस्य नाभिः 

“अरे यह गाय रुद्रदेव की माता है, वसुदेव की पुत्री है । यह आदित्य 
की बहन है, यह भ्रमृत का निर्भेर है ।” इस प्रकार का दिव्य और 
भव्य वर्णन प्रतिभाशाली ऋषि करते हेँ। इसी सूक्त में ऋषि स्पष्ट 
श्रादेश दे रहे हें कि इस निरपराध गाय का वध मत करो । 

यद्यपि वेदों में ही गाय की रक्षा करने का प्रयत्न दिखाई देता है 
तथापि गाय का नाम लेते ही गोपालकृष्ण की मूर्ति हमारी श्रांखों के 

सामने खड़ी हो जाती है | भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने ही गाय का महत्व भारत- 

` वासियों को समझाया । इस कृषिप्रधान देश में गाय का वध करने से 
कँसे लाभ हो सकेगा ? गाय दूध देती है श्रौर खेती के लिए बैल भी। 
इस प्रकार गाय से दुहेरा लाभ होता है । जहां नर भ्रौर मादा दोनों 
का उपयोग नहीं होता वहां किसी एक को मारना ही पड़ता है। कारण 
यह है कि समक में नहीं आता कि नर का क्या किया जाय | मुर्गी को 
न मारें; लेकिन श्राखिर मूर्गे का क्या करें ? उत्पत्ति की दृष्टि से एक 
मुर्गा काफी होता है | बकरी न मारें लेकिन बकरे का क्या करें ? मादा 
भेड़ को न मारें लेकिन नर भेड़ का क्या करें ? भैंस पाल लें लेकिन 
भेंसे का क्या करें ? ४ 

गाय ही एक ऐसा प्राणी है जो दूध के लिए उपयोगी है भ्रौर 
जिसके पुत्र-वैल-खेती के लिए उपयोगी हैं । मनुष्य उसी प्राणी को-- 
उसी पशु को बिना हिंसा किये पाल सकता है जिसके नर-मादा दोनों 
को वह उपयोग कर सके । बिना उपयोग के हम किसी को भी नहीं 
पाल सकते हैं । मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं है। जो कुछ काम नहीं 
करते, जो कुछ नहीं कमाते ऐसे लोग ही जब घर में भारस्वरूप प्रतीत . 
होते हें तब ब्रनुपयोगी पशुओं को कौन पालेगा ? 

गाय, बैल, बिल्ली, कृते श्रादि प्राणियों को उपयोगी होने के कारण 
ही मनुष्य ने पाला है। श्रीकृष्ण ने गाय का बहुत बड़ा उपयोग 
पहचाना । गोकूल में पाले-पोसे जानेवाले कृष्ण को गायों का महत्व 
मालूम हुआ । बड़े होने पर वे सत्र गाय की महिमा गाने लगे। 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
श्राह्सा १९९ 


'क्ृष्णग्वाला' कहकर कृष्ण का उपहास किया जाने लागा । कृष्ण भी 
अभिमान के साथ कहने लगे--“हां, में कोरा कृष्ण नहीं हूं में गोपाल- 
कृष्ण हुं । 'गोपाल' मेरा दूषण नहीं भूषण है । चक्रवर्ती कृष्ण के नाम 
से प्रसिद्ध होने की मुझे इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा तो यही है कि 
संसार मुझे गोपाल-कृष्ण के नाम से ही जाने ।' 

गाय देवता मानी जाने लगी । राजा उसकी प्राणप्रण से रक्षा 
करने लगे । दिलीप राजा ने गाय को बचाने के लिए अपना शरीर 
शेर के सामने कर दिया था। जब राष्ट्र के सामने कोई नवीन ध्येय 
रखा जाता है तब उंस ध्येय के लिए सवंस्व का बलिदान करना पड़ता 
है । वह ध्येय ही मानो देवता है । वह ध्येय ही मानो ईश्वर है । भ्राज 
खादी, चर्खा श्रादि के लिए जेल में प्रामरण प्रनशन करने वाले सत्या- 
ग्रही पैदा हुए । वे अपने ध्येय के लिए कितना कष्ट पा चुके हें प्रौर पा 
रहे हें ! प्रत्येक ध्येयार्थी को मृत्यु का झालिंगन करके भ्रपनी परीक्षा 
देनी पड़ती हैं। गाय का ध्येय रखने वालों ने भी ऐसा ही किया। 
समाज को गोसेवा का महत्व समझाने के लिए प्राण देने वाले लोग 
भागे आये । श्राज भारतवासियों में गाय की जो इतनी महिमा है वह 
योंही नहीं भ्रा गई है । बिना गाय का दूध पिये, बिना उसकी रखवाली 
किये व्यर्थ ही उसकी पूछ मुंह के ऊपर फिराना भौर रास्ते में उसे देख- 
कर प्रणाम करना दम्भ हैं इस प्रकार का यान्त्रिक धर्म किसी भी 
समय तिरस्करणीय ही है । 

गोमाँस-भक्षण एकाएक बन्द नहीं हुआ । भवभूति नामक महान्‌ 
महाराष्ट्रीय नाटककोर छठी-सातवीं शताब्दी में हुआ होगा। उसके “उत्तर 
रामचरित' नामक उत्कृष्ट नाटक में वाल्मीकिं के झ्राश्रम में वशिष्ठ 
आदि के भ्रागमन पर श्रतिथि-सत्कार के लिए बछड़ी मारने का 
उल्लेख है । आश्रम के बच्चे कहने लगे कि वह दाढ़ी वाला ऋषि हमारी 
बछड़ी उड़ा गया। इसका यह अर्थ है कि भवभूति को अपने नाटक 
में इस बात का उल्लेख करने में कोई संकोच नहीं हुआ । शायद प्राचीन- 
काल की पद्धति के कारण ही नाटककार ने एसा लिखा होगा । 

उपनिषद्‌ में गो-मांस-भक्षण करने का उल्लेख है। याज्ञवल्क्य-जेसे 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


२०० भारतीय संस्कृति 


तत्वज्ञानी यह कहते हुए दिखाई देते हें कि--“गो-मांस मीठा लगता 
है ।' लेंकिन उपनिषद्‌ में ही यह उल्लेख दिखाई देता है कि माँस खाना 
अच्छा नहीं है । चावल की महिमा गाने वाले ऋषि बढ्ने लगे थे। 
भ्रोदनमुद्न्रुवते परमेष्ठी वा एषः । 

यह मन्त्रद्रष्टा कह रहा है कि--यह चावल परमेश्‍वर का स्वरूप 
हैं । श्रौर यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह मन्त्र भोजन के समय 
बोलने का है । 

कुछ लोग कहने लगे कि--्राहार का विचार पर प्रभाव होता 
है । “आहार शुद्धो सत्व शुद्धिः” जैसे तत्व प्रचलित होने लगे । भिन्त- 
भिन्न प्रकार के भोजन के प्रयोग होने लगे। कोई-कोई यह भी कहने 
लगे कि केवल मांस खाने से बुद्धि श्रच्छी नहीं होती, चावल ग्रौर मांस 
इन दोनों के सेवन से बृद्धि श्रच्छी होती है । इस प्रकार जनता धीरे-धीरे 
मांस-भक्षण की ओर से वनस्पति-भक्षणा की ग्रोर बढ़ने लगी । 

जो नई दीक्षा देनी होती है, जो नवीन ब्रत देना होता है उसे 
भ्रत्यन्त उत्कटता से कहा जाना चाहिए, यह ध्येयवादी लोगों का प्रतिदिन 
का नियम यहां भी दिखाई देता है । मन्त्रों में यह कहा जाने लगा कि 
चावल देव है, परमेष्ठी है। चावल श्री प्रदान करेगा, सब-कुछ देगा । 
इसी समय गाय के दूध-घी की भी महिमा बढ़ने लगी । यह बात नहीं 
हैं कि मांस से ही उम्र और शक्ति बढ़ेगी । यह घी ही म्रायु है, घी ही 
सब-कुछ है । घी खाश्रो । देवताओं को घी ही अच्छा लगता है। 

ग्रायुचे घृतम्‌ । 

इस प्रकार के ध्येय-वाक्य सुनाई देने लगे। मांसाशन बन्द करने 
वाले लोग इस प्रकार घृत श्रौर दूध की महिमा बढ़ा रहे थे । 

मनुष्य का मांत खाना छूट गया, गोमांस खाना छूट गया; 
लेकिन दूसरे मांस न छूटे गाय की महिमा तो उसकी समक में ्रागई । 
लेकिन यह बात उसकी समक में नहीं भ्रा रही थी । नर भेड़ का मांस 
यों न खाया जाय, बकरी के बच्चे का मांस क्यों न खाया जाय ? उसे 
बकरी, भेड़ आदि पालने पड़ते थे। वे दूध के लिए, ऊन के लिए पाले 
जाते थे; लेकिन बकरे घ्रौर नर भेड़ का क्या उपयोग किया जाय ? 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
हिसा २०१ 


मनुष्य उनको खाने लगा । उनकी ग्राहुति देने लगा । देव को उनकी 
बलि मिलने लगी । जो बात बकरे श्रौर भेड़ के सम्बन्ध में है वही हरिणा 
के सम्बन्ध में भी हे। हिन्दुस्तान में ग्राज भी हरिणों के बड़े-बड़े झुण्ड 
दिखाई देते हें । प्राचीन काल में भारत हरिणों से भरा हुआ होगा । 
कृषकों को उनसे कष्ट होने लगा होगा । मनुष्य मांस-भक्षण कम करके 
खेती की ओर प्रधिक ध्यान देने लगा होगा । लेकिन जहां-तहां हरिणों 
के झुण्ड होंगे । खेती ठीक तरह नहीं होने लगी होगी। हरिणों को मारना 
राजा का धमं हो गया होगा । खेती की रक्षा करना राजधमं था । राजा 
मृगया के लिए निकलने लगे । मृगया कोई मनोरंजन नहीं था। खेल- 
खेल में मृगों का प्राण ले लेने का हेतु उसमें नहीं था। मृगया राजाग्रों 
की लीला नहीं; किन्तु उनका घमं था। खेती की रक्षा के लिए राजा को 
इस कठोर धर्म का पालन करना पड़ता था। यह नियम भी था कि 
राजा को उस शिकार का मांस भी खाना चाहिए। जबान के स्वाद के 
लिए उसे और अन्य हिसा न करनी चाहिए । इस हरिण के मांस को ही 
उसे पवित्र मानना चाहिए । उसे ही खाना चाहिए। 

दयावान्‌ लोगों को हरिणों का मारा जाना भ्रच्छा नहीं लगता 
था । लेकिन भ्रपूणा मनुष्य के लिए कोई त्य इलाज नहीं था । हां, 
प्राश्रमों में थोड़े से हरिण पाले जाते थे। ऋषियों के धाश्रम का नाम 
लेते ही ग्रांखों के सामने हरिण भ्रा जाते हें। शकुन्तला हरिणों के ऊपर 
जैसा प्रेम करती थी उसकी कल्पना करते ही आंखों में पानी झा जाता 
है । राजा लोग खेती के लिए लाखों हरिण मारते थे। उन हरिणो आ 
चमड़ा पवित्र माना गया । खेती की रक्षा के लिए मारे गये हरिणों के 
चमड़े बैठने के काम में लेने लगे। जनेऊ में उस चमड़े का टुकड़ा 
लगाने लगे । हरिणों को मारना पड़ता था; लेकिन यह मार देने के बाद 
को कृतज्ञता-प्रकाशन था। यह भावना थी उस प्रपूर्णं मानव के 

दय की 

मु उसके विचारों का प्रसार चल रहा था । मांस-मक्षण छोड़ने के 
प्रयोग भी चल रहें थें। सुधारक कहने लगे--यह ठीक है कि आप 
एकदम मांस तहीं छोड़ सकते। अतः बीच-बीच में खाते रहिए । प्रतिदिन 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


२०२ भारतीय संस्कृति 


भेड़, बकरे या बकरी के वच्चे मत मारो । यदि यज्ञ के लिए श्राप उन्हें 
मारते हें तो चल सकता हैँ । ऋषि कहते थे-यज्ञ के समय हजारों लोग 
आते हें, उनका श्रातिथ्य करना होता हँ--उस समय ऋषि कहते थे कि 
मांस खालो । लेकिन लोग तो जसे इतनी छुट्टी मिलने की राह ही देख 
रहे थे। वे प्रतिदिन यज्ञ करने लगें। एसे यज्ञ किये जाने लगे जो 
१२-१२ वर्ष तक चलते रहे । खाने के लिए केसी-केसी युवितयां सोची 
जाने लगीं ! जहां देखो वहां यज्ञ होने लगे और फिर वे भी भगवान्‌ 
के लिए। 
तब भारत के महान भूषण भगवान बुद्ध का जन्म हुम्रा । श्रीकृष्ण 
ने गाय की रक्षा की। वुद्ध भगवान्‌ भेड़ को बचाने लगे । उनका 
कहना था कि धर्म के नाम पर हत्या मत करो । इस प्रकार के वलिदानों 
से स्वर्ग केसे मिलेगा ? यदि ऐसा ही हैं तो अपने भाई की बलि दो । 
उससे तो बहुत बड़ा स्वगं मिलेगा । वे कहते थे कि श्रपनी ही बलि दो । 
जिस यज्ञ में सेंकड़ों भेड़ों का वध होने वाला था वहां करुणासिधु बुद्ध 
जाकर खड़े हो गये । उनके कन्थे पर एक लंगड़ी भेड़ थी । प्रेम-मूर्ति 
बुद्ध ने राजा का मन फेर दिया श्र वह वध बन्द करवा दिया । 
बुद्ध ने यद्यपि यज्ञ-हिसा बन्द करवा दी तथापि मांस-भक्षण बन्द 
नहीं हुआ । कारण यह हैं कि दूध के लिए, खाद के लिए मनुष्य भेड़- 
बकरी पालता हूँ | लेकिन भेड़-वकरी खेती के काम में तो नहीं आते । 
उनका पालन-पोषण करना बड़ा कठिन कार्यं था। उनके पोषण से 
चदले में कुछ मिलता भी नहीं था । इस कारणा मनुष्य उसको मारता 
भ्रौर खाता है। या तो भेड़-वकरे पालना छोड़ना चाहिए या उनका 
कोई उपयोग करने की युक्ति ठू ढ़ निकालनी चाहिए । जबतक ये दोनों 
बातें नहीं होंगी तबतक यह स्पष्ट है कि भेड़-वकरे मारे जायंगे प्रौर 
खाये जायंगे । 
वेदिक ऋषि, श्रीकृष्ण, भगवान्‌ बुद्ध व महावीर स्वामी के कर्मों 
से भ्रहिसा की महिमा भ्रपार हो गई। लोगों को मांस खाने पर शर्म 
लगने लगी । लोगों को भ्रब यह प्रतीत होना बन्द हो गया कि मांस 
खाना भूषण है । यदि खाने के ही लिए पशु मारना है तो कम-से-कम 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
अहा “ २०३ 


घूम-धाम के साथ, उत्सव करके तो मत मारिये। यह बात मनुष्य को 
शोभा नहीं देती । कम-से-कम नवीन पीढ़ी के बच्चों को दिखाकर तो 
उन्हें मत मारो । यदि भेड़ मारना हो तो-- 
'अरसंदर्शने ग्रामात्‌ ।' 
गांव से दूर ऐसी जगह मारो जहां कोई न देख सके, इस प्रकार के 
सूत्र सूत्रकार कहने लगे । 
यज्ञीय हिसा बन्द हेने लगी । लेकिन कुछ लोगों की ऐसी भावना 
थी कि बकरा तो यज्ञ में होना ही चाहिए । ऋषि कहने लगें--“'प्राटे का 
बकरा बनाश्रो श्रौर मारो ।” “पिष्टमयी झाकृति कृत्वा” इस प्रकार के 
सूत्र रचे जाने लगे । यज्ञ के समय पौष्टिक जो के आटे के बकरे बनाये 
जाने लगे और उस श्राटे द्वारा बनाई हुई भ्राक्ृति वाले भाग की यज्ञ में 
हवि देने लगे । § 
श्रावणी करते समय आटे की गोलियां खाने की प्रथा हुं। यह 
उस प्राचीन मांसाहार छोड़ने के प्रयोग का ही भाग है । इस बात का 
विचार प्रारम्भ हुआ कि पौष्टिक मांसाहार के बजाय कौन-सा पौष्टिक 
श्रन्न दिया जा सकता हैँ । 
प्रयोग करने वाले कहने लगे--गाय का घी खाइयें, सत्तू खाइये और 
यज्ञ में उसी की हवि देवताश्रों को दीजिए । लाखों-करोड़ों लोगों से मांसाहार 
छुड़ाना श्रासान नहीं था । लोगों का समाधान करना कठिन था। देवताओं 
के लिए बकरा चाहिये ही, इस बात का हठ करने वाले भ्रडियल टट्टुग्रों 
को कहा गया कि "आटे का ही बकरा बना लो ।” बकरा मिला कि काम 
` हुआ । इस प्रकार उन्हें जैसे-तेसे समझा-बुकाकर कहा गया। कुछ बुद्धि- 
मान्‌ प्रयोगकर्ताओं ने सुझाया कि देवता को नारियल चढ़ा देना चाहिए । 
नारियल मानो विइवामित्र की सृष्टि का एक व्यक्ति | शायद नरमेध से 
लोगों को दूर रखने के लिए विश्वामित्र प्रादि लोगों ने यह सुझाया 
होगा कि नारियल की बलि दे दो । 
“देखिये, यह हे नारियल की चोटी । यह है नारियल की आंखें ।” 
यह बात मूर्ख लोगों को समाई गई । यह प्रथा थी कि मनुष्य का सिर 
काटकर उसके बालों को हाथ में पकड़कर उसके खून से देवता का भ्रभि- 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi ° 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


२०४ भारतीय संस्कृति 


षेक करना चाहिए । उस सिर को देवता के सामने टांग देना चाहिए। 
हेष घड़ को भूनकर खा लेना चाहिए । देवता के सामने नारियल फोड़ने 
में यही वात निहित है । यदि नारियल में चोटी न हो तो वह फोड़ने 
योग्य नहीं रहता । नारियल फोड़ना, उसका पानी देवता पर डालना 
ग्रौर देवता के सामने एक टुकड़ा रखना, कहीं-कहीं देवता के सामने 
नारियल की श्राधी कटोरी देवी के सामने टांग दी जाती है । शेष फोइ- 
कर बांट दी जाती है । नारियल पौष्टिक होता है । जिसने यह नारि- 
यल का बलिदान शुरू किया उसकी कल्पना को धन्य है। नारियल के 
बलिदान से नरमेध बन्द हो गया । 

देवता को सिन्दूर लगाने के मूल में भी हिसा-बन्दी का प्रयोग है । 
जिसकी बलि देना है उसके रक्त से देवता को लाल स्नान कराना चोहिए। 
हजारों बलिदान होते होंगे श्रौर देवता लाल हो जाते होंगे । नारियल के 
पानी से देवता लाल थोड़े ही होता हुँ । इप्नी लिए देवता पर लाल रंग 
लगाया जाने लगा | देवता पर रकत का अ्रभिषेक करके उस रक्त का 
_ _तिलक स्वयं करते हैं । अब देवता के शरीर पर लगे हुए सिंदूर को भक्त 
भ्रपने सिर पर लगाते हें । ग्रब भी बड़े भोजों में लाल गंध लगाया जाता 
है। वह लाल रंग मानो यज्ञीय बलिदान की स्मृति है। उसे भ्रब भी 
इम भूलना नहीं चाहते । वह बड़ा अच्छा दिन होगा जब मनुष्य रकत 
को भूल जायगा। 

मांसाहार से निवृत्ति पाने का यह प्रयोग इस प्रकार चल रहा हे। 
उसके लिए नई-नई कल्पना की गई। बहुजन समाज को पुचकार कर 
समभाना पड़ा । मन की कल्पना का भी विकास हुआ । त्रिसुपर्णा के 
मन्त्रों में तो-- 

“आत्मा यजमांनः, श्रद्धा पत्नी, मन्युः पशुः ।' 

इस प्रकार की यज्ञ की भव्य कल्पना रखी गई है। त्रिसुपर्णा का 
ऋषि कहता है--“ग्ररे बकरे का बलिदान क्या करते हो ! तुम्हारे 
नाना विकार ही पशु है । इन वासना-बिकारों की बलि दो ।” 

तुकाराम के एक भ्रभंग में लिखा है--- 

“एकसरे केला नेम | देवा दिलें कओधकाम ।” 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
'आहिसा २०५ 


ये काम-क्रोध-हपी पशु लगातार ताण्डव कर रहे हैं । हम उन्हें 
बाँचें और उनके सिर काट डालें । भगवान्‌ इस बलिदान को सबसे ज्यादा 
पसन्द करेगा । हमको बकरी के बच्चे का मांस पसन्द भ्राता हैं अतः हम 
देवता को भी बकरी के बच्चे की बलि चढ़ाने लगे । हम मधु-दही, दूध- 
घी के भक्त हुए और भगवान को पंचामृत मिलने लगा । हमें जो चीज़ 
पसन्द राती है वह हम देवता को देते हें; लेकिन यदि हमें सबसे ज्यादा 
पसन्द आने वाली कोई चीज़ है तो वह है अपनी वासना । हम अपनी 
वासनाश्रों के गुलाम होते हें। मरते समय भी हमसे वासनाम्रों का 
त्याग नहीं होता । इसलिए इस प्रनन्त वासना का ही बलिदान करो। 
यह विकार देवता को दे डालो। इस मानसिक पशु का बलिदान दे 
झौर हवन कर | फिर मोक्ष दूर नहीं रहेगा । 

भिन्न-भिन्न प्रयोग, यज्ञ की यह भव्य परिवतँनशील कल्पना, सतत 
प्रचार रादि के कारणा तथा विभूतियों के जीवमात्र के प्रति प्रकट होने 
वाले अपार प्रेम के कारण भारतवर्ष में जोर-शोर से मांसाहार बन्द होने 
लगा । भारत भर में वैष्णवधमं की जो प्रचण्ड लहर तेरहवीं-चौदहवीं 
दताब्दी में उठी उसने भी यह काम आगे बढ़ाया। महाराष्ट्र में वारकरी , 
सम्प्रदाय में मांसाहार-निवृत्ति के उपर ज्यादा जोर दिया है। वारकरी 
के ब्रत में मांसाहार के लिए स्थान नहीं है। सन्तों के प्रचण्डः आंदोलन 
के कारण लाखों लोगों ने मांसाहार छोड़ दिया । 

भारत की भिन्न-भिन्न जातियों में रोटी-वेंटी का व्यवहार ब्द होने में 
मांसाहार-निवृत्ति एक बड़ा कारण था। जो जाति मांस खाती थी उस 
जाति से मांस न खाने वालों की ओरसे रोटी-बेटी व्यवहार बन्द कर 
दिया जाता । भिन्‍न-भिन्‍न जातियों में और फिर उत्तकी उपजातियों में 
जो श्रेष्ठ और कनिष्ठ का भाव है उसके मूल में मांसाहार का प्रश्‍न 
है। जिस जाति अथवा उपजाति ने मांसाहार छोड़ दिया वह प्रत्य 
मांसाहार करने वाली जाति या उपजाति से प्रपने को श्रेष्ठ समझने 
लगी । भारतीय समाज-शास्त्र में मांसाहार-निवृत्ति का बड़ा स्थान है। ' 
मांसाहार-निवृत्ति के प्रान्दोलन के कारण बड़े-बड़े उलट-फेर हुए हैं । 

प्राज भी हम ऐसी बात देखते हैं । हम हमेशा समान म्राचार-विचार 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
२०६ भारतीय संस्कृति 


पर ध्यान रखते हें। जिनका श्राहार व श्राचार-विचार एक, उनको जाति 
भी एक । नवीन ध्येय सामने श्राया कि नवीन जाति ही बन जाती हूं। 
उस ध्येय के उपासक एक-दूसरे के पास-पास ग्राजाते हूं । उनके सम्बन्ध 
बढ़ जाते हैं। सम्बन्धों के बढ़ने से जाति बढ़ती हे मानो ध्येय ही 
बढ़ता है। 

भोजन-सम्वन्धी हिसा कम करने का प्रयोग भारत में हुआ। उसी 
प्रकार रक्षणार्थ भी हिसा कम करने का प्रयोग भारतीय संस्कृति ने 
किया । और यह वात धन्यता ग्रनुभव होने जैसी है कि आज भी भारत 
में यह प्रयोग हो रहा है । 

मनुष्यता का यह पहला पाठ है कि मनुष्य मनुष्य को न खाये 
और मनुष्य मनुष्य को मारे नहीं । यह बात ठीक है कि गाज मनुष्य 
मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप में भ्रधिकतर खाता नहीं हैं। अब भी पृथ्वी पर 
नर-मांस-भक्षण करने वाली जाति कहीं-कहीं हें । सुधरे हुए मनुष्य उन्हें 
जंगली कहकर पुकारते हें; लेकिन सुधरा मनुष्य यद्यपि मनुष्य को 
जलाकर-भुनकर नहीं खाता तथापि उसने खाने का अप्रत्यक्ष मागे ढूंढ 
निकाला है । सुधरे हुए मनुष्य ने रक्तशोषण के श्रन्य प्रकार प्रचलित 
कर दिये हें । शस्त्रास्त्र से लैस होकर दुर्वेलों को गुलाम बनाना, उनका 
प्राथिक शोषण करना और इस तरह के सुधरे हुए मार्ग से जोंक की 
तरह उनका खून पीना इस तरह का प्रचार इतिहास में प्रचलित हो 
गया है । 

इस प्रकार यदि दूसरा कोई हमें गुलाम बनाने के लिए आनाये तो 
हमें क्या करना चाहिए ? 'श्रात्मरक्षा के लिए हिसा का श्रवलम्बन किये 
बिना कोई रास्ता नहीं था; लेकिन कुछ लोगों को ऐसा प्रतीत होने लगा 
कि ऐसी हिसा करना बुरा है । कम-से-कम अपने हाथ से तो ऐसी नहीं 
हो । यदि हिंसा करना ही हुँ तो कुछ लोग करें। उन लोगों क्रो उसी 
काम में जुट जाने दीजिए । ब्राह्मणों ने क्षत्रियों से कहा--हम हिसा 
नहीं करेंगे । हम श्रहिसा का ब्रत लेते हें यदि हमारे ऊपर कोई श्राक्र- 
मण करे तो हमारी रक्षा करना । 

लेकिन यह विचार ठीक नहीं था । विश्वामित्र ने भ्रपने यज्ञ की 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
आहसा २०७ 


रक्षा के लिए राम-लक्ष्मण को बुलाया | स्वयं विद्वामित्र ने उन्हें धनुविद्या 
सिखाई । विश्वामित्र ब्रह्मषि हो गये थे । उन्होंने राम-लक्ष्मण से 
कहा--“राक्षस लोग मेरे यज्ञ पर श्राक्रमण करेंगे । तुम उन राक्षसों का 
बघ करो । में तुमको धनुविद्या सिखाता हूं । तुम इस विद्या से प्रजेय 
बन जाग्रोगे ग्रौर सहज ही राक्षसों का वध कर दोगे ।” 

विश्वामित्र घनुविद्यावेत्ता थे; लेकिन उन्होंने श्रहिसा का व्रत लिया 
था । अपनी रक्षा करने की भी उनकी इच्छा थी। ऐसी स्थिति में 
उन्होंने राम-लक्ष्मण' के द्वारा राक्षसों का दमन कराने का निश्‍चय किया 
और हिसा के साधन भी उन राजकुमारों के हाथ में दे दिये। लेकिन 
ऐसा करने से उस. हिसा का उत्तरदायित्व क्या विश्वामित्र पर नहीं 
पड़ता था ? राम-लक्ष्मण की भ्रपेक्षा उन्हें हिंसा के साधन देकर हिंसा 
करना सिखाने वाले विश्वोमित्र ही अधिक हिंसक साबित होते हें। इस 
प्रकार की तिकड़म से अहिसा का पुण्य प्राप्त नहीं हो सकता । 

कोई ग्रादमी बिच्छू देखते ही दूसरे को पुकारता है, उसके हाथ में 
चप्पल देता है, उसे बिच्छू दिखाता है ग्रौर कहता है--'मारो, मारो 
जल्दी । नहीं तो भाग जायगा' । इस प्रकार के व्यक्ति को अ्रहिसा का 
पुण्य कैसे लगेगा ? यही स्थिति विश्वामित्र-जैसे लोगों की है । 

केवल क्षत्रियों को ही हिंसा का काम सौंप देने से वे भयंकर हिंसक 
हो गये । वे बलवान्‌ हो गये । जब शत्रु न रहे तब वे प्रजा को ही 
सताने लगे । परशुराम को यह सहन नहीं हुआ । उन्हें लगा कि इन 
उपद्रवी क्षत्रियों को मिटा देना चाहिए । उन्होंने निश्‍चय किया कि हिसा 
का नंगा नाच नाचने वाले इन क्षत्रियों को पूरी तरह मिटा देना चाहिए । 
हाथों में धनूष-बाण श्रौर कबन्धे पर फरसा लेकर वे क्षत्रियो को मिटाते 
गये । वे क्षत्रियों के काल बन गये । उन्होंने बार-बार क्षत्रियों को कत्ल 
करना शरू किया । वे सोचते थे कि बीज के लिए भी कोई क्षत्रिय शेष 
नहीं रहना चाहिए। उहोंने २१ बार पृथ्वी को क्षत्रियःरहित किया; 
लेकिन क्षत्रिय तो फिर पेदा हो ही गये ।' 

शास्त्रों से शस्त्र बन्द नहीं किये जा सकते । तलवार के द्वारा तल- 
बार दूर नहीं की जा सकती । युद्ध के द्वारा युद्ध बन्द नहीं किये जा 


(०0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
२०८ भारतीय संस्कृति 


सकते। परशुराम का प्रयोग श्रसफल हो गया। सबको बार-बार 
मारने के श्रभ्यास से स्वयं परशुराम ही एक भयंकर क्षत्रिय हो गये। 
वे ब्राह्मणों को क्षत्रिय बनाने लगे । उन्होंने अपनी झस्त्रविद्या ब्राह्मणों 
को सिखाने का निश्चय किया । उन्होंने घोषित किया कि में ब्राह्मणों के 
अतिरिक्त और किसी को शस्त्रविद्या नहीं सिखाऊंगा। भीष्म को 
उन्होंने पहले ही विद्या दे दी थी। करो ने उनसे चोरी से सीखी। 
इस प्रकार परशुराम के द्वारा सैकड़ों क्षत्रिय तैयार हो गये । हिसा के द्वारा 
हिसा का निर्माण करने वाले परशुराम ने अधिक हिसक निर्माण किये । 

परशुराम का उद्देश्य अच्छा था; लेकिन उनका मार्ग गलत था। 
उनका प्रयोग सफल नहीं हुश्रा । ययाति के प्रयोग की भांति यह भी एक 
बड़ा प्रयोग था । भोग भोग कर ययाति विरक्त होना चाहता था । 
संसार में २०-२० वर्ष तक हिसा-काण्ड मचाकर परशुरामजी भ्रहिसा 
स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे थे; लेकिन संसार में तो जो बोया 
जाता है वही काटने को मिलता है। हिसा में हिसा के फल कंसे लग 
सकेंगे ? 

हिसा से हिंसा बम्द नहीं हो सकती । युद्ध से युद्ध बन्द नहीं हो सकते। 
यदि ऐसी बात है तो यह निश्‍चय हुआ कि युद्ध में जितनी कम 
हिसा की जा सके उतनी कम हिंसा करनी चाहिए । युद्ध तो टलते नहीं 
हें; लेकिन इतनां तो करें कि छोटे बच्चों को न मारें। स्त्रियों पर हथि- 
यार न चलावें । वृद्धों को श्रवध्य समभें। जिसके पास झास्त्र नहीं है 
उसके ऊपर वास्त्र नहीं उठाएं । एक के ऊपर भ्रनेक मिलकर भ्राक्रमण न 
करें । यदि कोई कठिनाई में है तो उससे युद्ध न करें। रात्रि में युद्ध न 
करें । पेदल-पैदल से, रथी-रथी से, गदाधारी-गदाधारी से लड़ें। इस 
प्रकार के भिन्न-भिन्न युद्ध-धर्म निश्चित किये गए । इन सबका उद्देश्य 
यही था कि हिसा कम हो अर्थात्‌ जितनी ग्ावशयक हो उतनी ही हो । इस 
हिसा में भी लोगों ने श्रहिसा की स्मृति रखी थी । 

विश्वामित्र दूसरों से हिसा कराकर गहिसा का पुण्य जोड़ना चाहते 
थे श्रौर परशुराम स्वयं हिसक बनकर हिसा की स्थापना करना चाहते 
थे । ये दोनों प्रयोग गलत थे । लेकिन विचारशील मनुष्य चुपचाप नहीं 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
हसा २०९ 


रहा । हिंसा के लिए कोई उपाय ढूंढ निकालना जरूरी था । यह देखकर 
कि हिंसा से हिसा का दमन नहीं किया जा सकता, महात्माजी ने स्वयं 
झ्रहिसक बनकर हिसा का मुकाबला करने का निश्‍चय किया । उन्होंने 
ग्रपने जीवन में धीरे-धारे श्रहिसा का प्रयोग शुरू किया । मारने से 
बच्चा सुधरता है या विना मारे समभाने से ? घोड़ो चाबुक लगाने से 
काथ में ्राता है या उसे समय पर दाना देने से और खरेरा करने से ? 
क्षमा की शक्ति अधिक हूँ या शस्त्र की ? प्रेम बलवान्‌ है या प्रहार ? 

सन्त इस बात का प्रयोग करने लगे। ग्रपने व्यक्तिगत मर्यादित 
जीवन में उन्होंने इस प्रयोग का भ्रवलम्वन किया । उन्होंने भ्रनुभव किया 
कि प्रेम की ही शक्ति अपार है । बंगाल में चेतन्य नाम के एक बड़े सन्त 
हो गये हें । एक दिन चेतन्य अपने शिष्यों के साथ कीर्तन करते हुए मागें 
में जा रहे थे झांज ग्रौर मृदङ्ग का घोष हो रहा था । सब लोग मस्त 
हो रहे थे। 

हरि बोल ! हरि बोल ! भवसिन्धु पार चल। 

इस प्रकार का नाद भ्राकाश में गूज रहा था। इतने में दो दुष्टों ने 
आकर चैतन्य के सिर पर प्रहार किया । रक्त बह निकला । चैतन्य का 
ब्रह्मचारी शिष्य उन दुष्टों की प्रौर दौड़ा । परन्तु महान्‌ चैतन्य बोले-- 
“निताई, उन्होंने मुझे भले ही मारा हो, में तो उनसे प्रेम का ही व्यवहार 
करूंगा ।' 

भजन शरू थे । चैतन्य 'हरिबोल' बोल रहे थे । सब लोग नाच रहे 
थे। वे दोनों दुष्ट भी नाचने लगे | वे भी उस भजन के रङ्ग में रङ्ग 
गये । चैतन्य की ग्रहिसा प्रत्यन्त प्रभावी सिद्ध हुई । उस दिन से वे दुष्ट 
शराबी बिलकूल बदल गये । वे चैतन्य के एकनिष्ठ सेवक हो गये । 

प्रेम से प्रभावित होकर पशु भी क्रूरता भूल जाते हैं । ऐंड्रोक्लीज 
और शेर की कहानी संसार में प्रसिद्ध ही हें । यदि सेवा से, प्रेम से कूर 
पशु भी पालतू बन जाता है तो प्रेम से मनुष्य का सुधार क्यों नहीं हो 
सकता । र 

प्रेम व्यर्थ नहीं जाता मान लीजिए कि चैतन्य के सिर पर और 
प्रहार होता भौर चैतन्य मर जाते तो ? उस मृत्यु का भी अच्छा परिणाम 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


२१० भारतीय संस्कत 


निकलता ? उस मृत्यु का कया उन दोनों पर कोई भी प्रभाव 
नहीं होता ? शायद एक मृत्यु उनके सुधार के लिए पर्याप्त नहीं होती; 
लेकिन इसका यह भ्रर्थ नहीं कि वह व्यर्थ जाता । सिंधु की मृत्यु भ्रन्त 
में सुधाकर की ग्रांखें खोले विना न रही । महान्‌ व्यक्तियों ने अपने 
व्यक्तिगत जीवन में श्राजतक कई वार छोटी-मोटी बातों में हिसा पर 
ग्रहिसा का प्रयोग करके देखा हैँ । सबने यही कहा कि हिसा की अ्रपेक्षा 
ग्रहिसा का सामर्थ्यं अपार हूँ । शिक्षाशास्त्री सेकड़ों पुस्तकों में लिख चुके 
हैँ कि बच्चों को मार-पीटकर सुधार करने का रास्ता गलत है। “छड़ी 
वाजे छमछम विद्या श्रावे घम-घम” वाला सिद्धान्त शास्त्रीय नहीं है। 
शिक्षाशास्त्र के नये सिद्धान्त संसार के सव व्यवहारों में प्रचलित किये 
जाने चाहिएं । संसार एक पाठशाला ही है। हमें एक-दूसरे को सुधारना 
है । यह काम डण्डे से पीटने की अपेक्षा दूसरे ही मार्ग से हो सकता है। 

वैज्ञानिक पहले अपने छोटे से कमरे में बारबार प्रयोग करता है 
श्रौर यदि संशयातीत सफलता प्राप्त कर लेता है तो उसे संसार के सामने 
रखता है । फिर उस प्रयोगशाला का प्रयोग सारे संसार में प्रचलित हो 
जाता है । प्रत्येक ज्ञान के सम्वन्ध में यही नियम लागू होता है । 

सन्तों के व्यक्तिगत जीवन में अ्रहिसा का प्रयोग सफल हो गया था । * 
इस प्रयोग को व्यक्तिगत जीवन से सामाजिक जीवन में लाना था । छोटे 
कमरे में सफल होनेवाले ज्ञान को समाज में प्रचलित करना था । महात्मा 
गांधी ने यह काम अपने. हाथ में लिया । सन्तों के जीवन के अहिसक 
प्रयोग को गांधीजी सामाजिक जीवन में लाये । वर्ग-वर्ग के, जाति-जाति 
के तथा राष्ट्र-राष्ट्र के झगड़ों को भ्रहिसक मार्ग से तय करने का निश्‍चय 
गांधीजी ने किया । , 

हिंसक व्यक्ति के सामने अहिंसक सन्त खड़ा होता है । उसी प्रकार 
हिंसक वर्ग के सामने ग्रहिसक वर्ग को खड़ा रहना चाहिए | हिसक जमीं- ' 
दारों के विरुद्ध अहिसक किसानों को खड़ा होना चाहिए । हिसा-हिसा से 
शान्त नहीं होती । हिंसा को शान्त करने के लिए अहिसा ही होनी 
चाहिए । 


यह कहा जाता है कि अहिंसा के द्वारा हिसा को जीतने के इतिहास 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
T २११ 


EY 


में कोई उदाहरण नहीं मिलते । व्यक्ति के उदाहरण तो बहुत से हैंत 
हां, सामूहिक उदाहरण श्रवस्य नहीं है । यदि प्राचीन काल में ऐसे 
कुछ उदाहरण नहीं तो इसका यह मतलब नहीं कि ग्रागे भी नहीं होंगे । 
मानव-इतिहास अभी पूरा तो हो नहीं गया है । प्रतः पुरानी लकीर को 
ही पीटते रहना बहुत मन्द-गति का चिन्ह है । श्राज दस हजार वर्षों से 
संसार में लड़ाई होती आ रही है । लड़ाई से लड़ाई को बन्द करने का 
प्रयत्न किया जा रहा है; लेकिन युद्ध बन्द नहीं हो रहा है । सन्‌ १८७० 
में जर्मनी ने फ्रान्स को हरा दिया । बस उस सग्धि से सन्‌ १९१४ की 
लड़ाई का बीज बो दिया गया । जर्मनी से बदला लेने के लिए फान्स 
अधीर हो गया । उसने जर्मनी से वदला लिया । भ्रब फिर से हिटलर नें 
फ्रान्स से पुरी तरह बदला ले लिया है । एक लड़ाई में आगे की दस 
लड़ाइयों के बीज थे । 

हजारों वर्षों के इस अ्रनुभव से मनुष्यों को भ्रब सचेत हो जाना 
चाहिए । यह एक गलत रास्ता था। हजारों वर्षों से हिसा हिंसा से झगड़ 
रही है; लेकिन हिसा कम नहीं हो रही है । हिसा तो बढ़ती ही जा रही 
है । वह भ्रधिक-अधिक उग्ररूप ही धारण कर रही है। श्रब इस मागें 

. को छोड़ दीजिये । नया मागे पकड़िये । गांधीजी ते घोषणा की कि-- 

'देखिये हिसा से हिंसा का दमन होता हैँ या नहीं । उन्होंने दक्षिण 
अफ्रीका में, चम्पारन में, बारडोली में ये प्रयोग किये । उन्होंने तीन-चार 
बार भारतव्यापी आन्दोलन किये। 

संसार में यह एक श्रपूर्व बात थी । जिस भारत में प्राचीन काल से 
ग्रहिसा के प्रयोग होते प्रा रहे हैं उसी भारत में एक महात्मा ने यह 
व्यापक और अभिनव प्रयोग किया । मानव-जाति के. इतिहास का एक 
नया पृष्ठ खुला । हजारों वर्षो के बाद मानव-इतिहास में एक नई बात 
लिखी गई । . 

यह प्रयोग अभी बाल्यावस्था में हे अभी तक ऐसा प्रयोग नहीं 
हुआ था । संकूचित लोग कहने लगे यह प्रयोग असफल हो गया । उनः 
लोगों के लिए यही उत्तर है कि झ्राज तक दस हजार वर्षों में युद्ध के 
प्रयोग कियें गए । इस प्रहिसा के प्रयोग के लिए भी दस हजार वर्ष 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


२१२ भारतीय संस्कृति 


दीजिये और फिर देखिये कि यह प्रयोग सफल होता है या भ्रसफल ! 
केवल साठ-सत्तर हजार लोगों के जेल चले जाने से ही इस प्रयोग की 
सफलता-श्रसफलता नहीं ब्रांकी जा सकती | और फिर इन साठ-सत्तर 
हजार में भी बहुत से ऐसे होते हैं जो यह सोचते हें कि हम कव छूटेंगे। 
झस्त्रस्त्रों के युद्ध में आठ-प्राठ करोड़ जनसंख्या वाले देश पचास-पचास 
लाख सेना तैयार कर लेते हें । इसी प्रकार जब इस पेंतीस करोड़ के देश 
में दो-ढाई करोड़ लोग मरने को तैयार हो जायंगे तभी इस प्रयोग 
की सफलता या श्रसफलता दिखाई देगी । 

जिस प्रकार स्त्रस्तरं के युद्ध में दस-दस वीस-बीस वर्षों तक शिक्षा 
प्राप्त किये हुए सैनिकों की जरूरत होती हें उसी प्रकार इस अहिसक 
सेना में भी दस-दस बीस-त्रीस वर्षो तक श्रहिसा की शिक्षा प्राप्त करने 
वाले लोगों की श्रावश्यकता रहती हे । गांधीजी ने इस प्रकार के नये 
सैनिकों के निर्माण करने का प्रारम्भ किया है। वे संसार में एक प्रयोग 
कर रहे हें । यह प्रयोग संसार को श्राज नहीं तो कल आगे बढ़ाता 
जायगा । इस प्रकार प्रयोग मिलते नहीं हें । ऐसे ही प्रयोग मानव-जाति 
को आगे बढ़ाते हैं ये ही प्रयोग तारक हैं । 

हिसा का मतलव सनक या कमजोरी नहीं हुं । भाग.जाना ग्रहिसा 
नहीं है । यदि शत्रु के सामने निःशस्त्र खड़े रहने की तैयारी न होतो 
उसके ऊपर प्रहार की तैयारी से खड़े रहो । लेकिन भाग जाना तो पूरी 
तरह त्याज्य और निन्द्य है । इस बात को गांधीजी ने सौ बार कहा है: 
“यदि आप शास्त्रों से स्वराज्य ले सकते हैँ तो आप उसे ले लीजिए। में 
दूर खड़ा रहूंगा । लेकिन गुलाम मत रहिए श्ौर यदि शस्त्रों से न लड़ 
सका तो मेरी निःशस्त्र लड़ाई में शामिल हो जाइये | स्वतन्त्रता की लड़ाई 
तो हमें चालू रखनी ही पड़ेगी । गुलामी में सड़ते रहना तो मनुष्यों को 
शोभा नहीं देता ।” 

गांधीजी का यह कहना नहीं था कि कल देखते-देखते सारी सेनाएं 
मिट जायंगी । भारत को भी सेना, शस्त्रास्त्र, सबकी जरूरत पड़ेगी। 
उनकी इन मांगों में से एक मांग यह भी थी कि शस्त्रास्त्रों के ऊपर लगे 
हुए प्रतिबन्ध उठा लिये जायं । वे संसार के वर्तमान स्वरूप को पहचानते 


(७0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


हसा २१३ 


थे; लेकिन संक्षार में कोई नया काम प्रारम्भ करना चाहिए--सन्तों के: 
काम को बढ़ाते रहना चाहिए | भ्रहिसा के प्रयोग को भ्रागे बढ़ाना: 
चाहिए । गांधीजी ने भारतीय पूर्वजों के इस महान प्रयोग को झागे 
बढ़ाया । उनकी केवल मजाक करते रहना किसीं भी हृदय श्र बुद्धि 
रखनेवाले मनुष्य को शोभा नहीं देता । 

भोजन तथा रक्षा दोनों में ही गांधीजी भ्रपने पूर्वजों के ग्रहिता 
के प्रयोग को यागे बढ़ा रहे हैँ दूध पीना एक प्रकार का मांस-भक्षणः 
ही है । दूध वनस्पति-प्राहार नहीं है । दूध प्रारिज वस्तु हैँ । अहिंसा के 
मांस-भक्षण वर्जित करने के ब्रत को चलाने वालों को भ्रागे-पीछे दूध भी 
वर्जित करना पड़ेगा । प्राज एसे विचार प्रकट किये जा रहे हुँ। हम 
चेचक का टीका लगवाते हें; लेकिन उसमें भी हिसा तो है ही । गाय को 
बहुत तकलीफ होती हे, यह भी सही है । टीका लगाना क्या हैँ ? गाय 
के खून से बनी हुई दवा को अपने खून में भरने का भ्र्थ क्या है ? हमने 
जबान से गाय का रक्त भ्रवश्‍्य नहीं खाया; लेकिन हमारे रक्त में तो 
वह क्षण-भर में ही चला जाता है । यदि हम विचारपूर्वक अपने आचार 
की तरफ देखने लगें तो शरीर में रोमांच होने लगेगा । 

इसका यह मतलब नहीं कि दूध मत पीजिये, टीका मत लगवा- 
इये । हिसा का उपासक यही कहेगा कि जबतक दूध का स्थान ग्रहण 
करने वाला दूसरा पदार्थ नहीं मिले तबतक दूध पीजिये। लेकिन 
प्रपने स्वयं के जीवन में वह प्रयोग करता रहेगा । वह खाने-पीने के 
प्रयोग करेगा म्रौर दूधःजैसी कोई वनस्पति ढूंढ निकालेगा । कोई ऐसा 
उपाय दूंढेगा कि बिता टीका लगाये ही चेचक न निकले | 

अहिसा नन्त है । जब महात्मा लोग अपने जीवन में इतनी हिसा 
लाते हें तब कहीं हमारे जीवन में इतनी थोड़ी अहिसा भाती है। जब 
ग्राकाश में लाखों मोमबत्ती की शक्ति वालो सूर्यं लगातार जलता रहता 
हे तब कहीं इसमें जीने लायक ६८ डिग्री उष्णता झाती है । 

महात्माजी-जैसा प्रहिसा का उपासक कोन था ? लेकिन उनकीः 
भी आश्रम में बन्दर मारने पड़े पागल कुत्तों को मारना पड़ा | बोरसद 
ताल्लुके में प्लेग फेलने पर उन्हें दुली मन से चूहे मारने का उपदेश देना 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


२१४ भारतीय संस्कृति 


पड़ा । उस समय उन्होंने जो-कुछ लिखा वह पने हृदय पर कितना 
बोझ रखकर लिखा था ! पिससुश्रों ्रौर डांस को, चूहों और घूंस को द 
मेरे समान ही जीने का श्रधिकार है। मुझे ऐसा लगता है कि स्वयं 
घ्रपना जीवन देकर मुझे उनको जीवित रखना चाहिए । मेरे हृदय में 
ग्रनन्त वेदना हो रही है । इस प्रकार के वे करुण उद्गोर थे। गांधीजी 
ने पागल कुत्तों को मारा, प्लेग फैलाने वाले चूहों को मारा | इसी न्याय 
से जो लोग हमें पागल लगें, जो प्लेग फैलाने वाले लगें; उन्हें हम क्यों 
न मार डालें ? इस प्रकार कै प्रश्‍न कुछ लोग पूछते हैं । 

कृत्ते को मारते समय गांधीजी को बड़ी पीड़ा हो रही थी । उनके 
मन में यह विचार भ्रा रहा था कि वे स्वयं मरकर कुत्तों को जीवित 
रखें । कुत्ते मारने में कोई बड़ापन न मानकर वे उसे श्रपनी कमजोरी 
ग्रौर अपने जीवन की सक्ति समझते थे। कया ऐसी स्थिति है? 
श्राप तो मारने में बड़ापन श्रौर पुरुषार्थं मानते हैं। आप उसे अपनी 
कमी नहीं समभते बल्कि भ्रपना परम धर्म समभते हें । आप मारने का 
ग्रन्तिम तत्व-ज्ञान तैयार करते हैं, हिसा का वेद बनाते हैं । 

गीता के भ्रठारहवेंग्रध्याय में यह कहा गया है किं मारने पर भी 
मारना नहीं होता है। लेकिन यह्‌ स्थिति किसकी है ? जिसे सारा 
विश्व भ्रपने जैसा दिखाई देता है उसे मारने में जीवन ही है । मां बच्चे 
को मारती है; लेकिन बच्चा मां की गोदी में ही छिपकर रोता हूँ। पीटने- 
वाली मां को बच्चा छोड़ता नहीं । वह उसी मां से चिपट जाता है। 
मां का वह मारना मारना. नहीं होता । ॒ 

हिसा का पक्ष लेनेवालों की हिसा यदि इस प्रकार परमोच्च स्थिति 
की हो तो वह हिसा-हिसा नहीं श्रहिसा ही हो जाती हे। राम ने रावण 
को-मारा । लेकिन हम जो यह कहते हैं कि उससे रावण का उद्धार हो 
गया तो उसमें यही भाव है । जब हम राम को ईश्वर कहते हें तो फिर 
उनका मारना आपके-हमारे जैसा हिंसक मारना नहीं होता वह तो उद्धार 
करने वाला मारना था | वह मां के हाथ की मार थी । 

श्रीकृष्ण ने ग्रर्जुन से हिसा करने के लिए कहा । कारण यह था 
कि वह उसका स्वभाव ही था । उन्होंने यह नहीं कहा था कि हिसा 


(७०0०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
हसा २१५ 


परम धमं हूँ । कल तक हिंसा की बातें करने वाला ब्रर्जुन एक ही क्षण में 
अहिसक कंसे हो सकता था ? ग्रजु के सामने हिंसा ग्रौर श्रहिसा का 
नहीं, भ्रासक्ति श्रौर मोह का प्रश्‍न था । श्रीकृष्ण का यही कहना था 
कि 'मोह छोड़ दे। तुझे ऐसा लगता हैं कि वे स्वजन हैं प्रतः उन्हें नहीं 
मारना चाहिए । यदि कोई दूसरे होते तो खुशी-खुशी तू उनका खात्मा 
कर देता । तुझे प्राकार प्रिय है । विशेष नाम-रूप तुझे प्रिय है। यह 
आसक्ति है । यह मोह है । इस मोह को छोड़' इसपर अजुन भी 
श्रन्त में कहता हे न्‍ 
“नष्ठो मोहः” 

हिंसा गीता का परम सिद्धान्त नहीं है । मनुष्य हिसा से धीरे-धीरे 
पूणं अहिसा की ओर जायगा । प्रहिसा ही श्रन्तिम सिद्धान्त हूँ। उस 
ध्येय को प्राप्त करने तक अपनी कमजोरी कहकर मनुष्य हिसा करता 
रहेगा । लेकिन जब वह ऐसी प्रकड़ दिखाता है कि में हिसा करूंगा तब 
वर्य मानव-जाति का म्रधःपतन होता है । र 

हम सब प्राघात करने का अधिकार पाने के लिए अ्रघीर रहते 
लेकिन पहले प्रेम करने का श्रधिकार प्राप्त कीजिए । मां अपार प्रेम 
करती है, इसलिए उसे मारने का म्रधिकार है। i 

मानव-जीवन में संपूण म्रहिसा सम्भव नहीं है। पूर्णता तो ध्येय ही 
रहेगी । जिस प्रकार रेखागणित में बिन्दु कभी प्रत्यक्ष के से दिखाया 
नहीं जा सकता, रेखागणित में रेखा कभी-कभी दिखाई नहीं जा सकती 
उसी प्रकार पूर्ण ज्ञानों, सम्पूर्ण प्रेमी प्रत्यक्ष संसार मे नहीं दिखाये जा 
सकते । जिसकी कोई लम्बाई-चोड़ाई नहीं इस प्रकार का एक बिन्दु हम 
इयामपट्टि पर बनाते हैं । जो बिन्दु हमें सिद्ध करना है वेसा बिन्दु ह्म 
बनाते हें । उसी प्रकार हम प्रपनें प्रादश पुरुष js कुछ साम्य रखने 
वाले शुक, जनक भ्नादि पुरुषों को दिखाते हें; लेकिन पूणता के पास- 

चलना पूर्णता नहीं है। 

कुछ भी हो हम इस नश्वर शरीर से घिरे हुए हें। इस मिट्टी के 
घड़े में संपूर्ण ज्ञान समा भी नहीं सकता । जिस प्रकार यदि किसी मटके 
का पानी स्वच्छ, शुश्र बर्फ बन जाता हे तो बह फूट जाता है। उसी 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


२१६ भारतीय संस्कृति 


प्रकार स्वच्छ व शुद्ध ज्ञान भी इस शरीर में नहीं समा पाता और यह 
शरीर-रूपी मटका फूट जाता है । जबतक यह शरीर-रूपी आवरण गल 
नहीं जाता तबतक पूर्णाता नहीं मिल सकती । 
“पड्ळे नारायणी सोटळे हें” ` 
इस शरीर-रूपी गठरी के गिरने पर ही आत्मा भगवान्‌ से मिलती 
` हे । परन्तु च्‌'कि पूरी श्रहिसा का पालन सम्भव नहीं हू अतः यह नहीं 
कि हम उसका कुछ भी पालन ही न करें । जितना सम्भव हो हम श्रागे 
बढ़ते जांय । हम खेती में होने वाले सँकड़ों-हजारों कीड़ों की हिसा नहीं 
टाल सकते । हजारों जीव-जन्तु बिना मालूम हुए हमारे पैरों से कुचल 
जाते हैं । लेकिन यह तो चलता ही रहेगा । जो ग्परिहार्य है वह होगा । 
हमारा काम तो इतना ही है कि हम जान-वूझकर हिंसा न करें | जीवन 
में भ्रधिकाधिक भ्रहिसा लाने का प्रयत्न करें । हम चलें तो सावधानीपूर्वक, 
बोलें तो सावधानीपूर्वक । कहीं किसी का मन दुखने न पावे, किसी के 
प्रकल्याण का विचार मन में न ग्राये, किसी का शाप न लें । सबसे 
मित्रता रखें। प्रेम-सम्बन्ध जोड़ें | सहयोग प्राप्त करें। पशु-पक्षी कीड़े- 
मकोड़े भ्रादि की हिसा न करें । इसी प्रकार हम भ्रपने प्रतिदिन के जीवन 
में भ्रधिकाधिक श्रहिसा ला सकेंगे । रोज-रोज तो लड़ाई नहीं होती । 
प्रत्येक क्षण पैर के नीचे. सांप-बिच्छू नहीं ग्राते । हर घड़ी शेर-चीते 
हमला नहीं करते । ये मौके तो श्रपवादात्मक होते हें । उस अपवादात्मक 
मोके पर चाहो तो कमजोरी से, लज्जा से हिसा का भ्रवलम्बन कीजिये । 
लेकिन प्रतिदिन के व्यवहार में समाज में जीवन विताते हुए हम उत्तरो- 
ततर प्रधिक प्रेमपूणा--भ्रधिक सहानुभूतिशील श्रौर भ्रधिक सहयोगोत्सुक 
बनें । इस जीवन को सुखमय श्रौर निर्भय बना लें। 
भारत में प्राचीनकाल में ग्राश्रम थे । वे ऐसे स्थान थे जहां भ्रधिक- 
से-अधिक ग्रहिसा का प्रयोग करके दिखाया जाता था । शहरों में बगीचे 
होते हैं । उन बगीचों में जाने पर प्रसन्नता का अनुभव होता है । उसी 
प्रकार श्रासपास के हिसक संसार में भ्रहिसा का भजन व पूजा करनेवाले 
पावन श्रौर प्रफुल्लित भ्राश्रम उस काल में थे। साधारण जनता कभी- 
कभी वहां जाती थी और प्रेम का पाठ पढ़कर वापस ्राती थी। 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
हिसा २१७ 


दुष्यन्त दूसरे स्थानों पर हिंसा करता था; लेकिन जब वह श्राश्रम के 

पास आकर भी हिसाः करने लगा तो आश्रम के मुनि बोले-- 
“नन खलु न खलु बाणः सन्तिपात्योऽयमस्मिन्‌ 
मृदुनि मुगश्चरीरे पुष्पराश्ाविवाग्निः॥।' 

राजन्‌, इन कोमल हरिणों पर तीर मत चला । एक रोर ग्राकणां 
धनुष खींचने वाला राजा दुष्यन्त प्रौर दूसरी श्रोर हरिणों को भ्रभय देने 
बाले वे तपोधन । एक ओर हिंसा में रमने वाला राजस राजा श्रौर 
दूसरी श्रोर प्रेम की पूजा करने वाला सात्विक ऋषि | राजा का धनुष 
झुक गया । उसका हृदय पिघल गया । आश्रम ने उसके ऊपर अहिसा का 
प्रभाव डाला । 

विक्रमोर्वशीय नाटक में पुरुरवा राजा का लड़का भयु ऋषि के 

` ग्राश्रम में श्रध्ययन के लिए रखा जाता है । लेकिन एक दिन भ्रायु हिसा 
करता है । वह एक सुन्दर पक्षी को बाण मारता है । उन कोमल पंखों 
में बाण घुस जाता है | ऋषि को यह बात मालूम होती है। प्राश्रम में 
हिसा होना उन्हें सहन नहीं होता । ऋषि को ऐसा लगता है कि आश्रम 
के पवित्र और प्रेमपूर्ण वातावरण को भंग करने वाला व्यक्ति ्ाश्रम में 
न रहना चाहिए । वह बालक की धाय को कहता हैं-- 
“ग्ाश्रमविरुद्धमनेन प्राचरितम्‌ । 
निर्यातय हस्तन्यासम्‌ ॥ 

इसने श्राश्रम के नियमों के विरुद्ध भ्राचरण किया है इसे वापस 
भेज दो । 

स्थान-स्थान पर स्थित ये प्राश्नम भारतीय संस्कृति की वृद्धि कर रहे 
थे । इन ्राश्रमों में प्रयोग होते रहते थे। सांप, नेवला, हरिण, शेर 
सबको एक स्थान पर रखने के प्रयोग होते थे ।॥ सांप और शेर से भी 
ग्राश्रम में प्रेम किया जाता था । उस प्रेम से सांप और शेर भी प्रेमपूर्ण 
बन जाते थे । इस प्रकार के दृश्य जब भाश्रम में प्राने वाले देखते थे तब 
वे गद्गद्‌ हो जाते थे । सांप-शेर तो दूर हम भ्रपने झास-पास के लोगों 
से ही प्रेम का व्यवहार करें | समाज में तो कम-से-कम आनन्तपूर्वक रहेँ । 
घर में तो कम-से-कम मीठे रहें । वे मन में सोचते थे कि वे भी इसी 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


२१८ भारतीय संस्कृति 


प्रकार रहें | वे आश्रम के दर्शन से प्रेम का पाठ सीखकर घर जाते 
थे और उसे सुन्दर बनाने का प्रयत्न करते थे । 

भ्राज भी भारत में भारतीय संस्कृति को उज्ज्वल वनानेवाले भ्राश्रम 
हें। गांधीजी के आश्रम में कोई सांप को नहीं मारता था । इन्हें 
पकड़कर दूर छोड़ दिया जाता था । बिच्छुम्रों के डंक को पकड़ कर 
उन्हें दूर छोड़ दिया जाता था । 

किसी एक गांव में हुँजा फैला तो उस गांव के लोगों ने एक बकरे 
को जिन्दा गाइ कर बलि देने का निश्चय किया । देवी के मन्दिर के 
सामने गहरा गड्ढा खोदा गया । उधर बकरे के वलिदान का जुलूस 
आया; लेकिन जो लोग वहां ग्राये उन्हें रामधुन सुनाई दी । गांधीजी 
के आश्रम का एक सत्याग्रही उस गड्ढे में खड़ा था । उसने रामधुन शुरू 
कर रखी थी । लोग वोले--“बाहर ग्रा जा्रो ।” उसने नम्रतापूर्वक 
'कहा--“यदि बकरे को गाइने से हेजा चला जाता हो तो मुझे ही गाइ 
दो । मनुष्य को गाड्ने से देवी भ्रधिक प्रसन्न होगी और हुंजा हमेशा के 
लिए चला जायगा ।” 

भगवान्‌ बुद्ध की आत्मा को इस बीसवीं सदी के दृश्य को देखकर 
कितना सन्तोष हुआ होगा ? उस सत्याग्रही की विजय हुई । प्रेम की 
विजय हुईं ज्ञान की विजय हुई । 

श्रहिसा का, प्रेम का रास्ता दिखाने वाला यह नवीन श्रोश्रम भारत 
की भ्राशा हे । यह प्रेम भारतीय घरों में श्राये विना न रहेगा । भारतीय 
समाज सहानुभूति और सहयोग से पूणं हुए बिना न रहेगा । 


। १७१ 


बलोपासना 


जिस प्रकार भारतीय संस्कृति ने ज्ञान और प्रेम पर जोर दिया है 
उसी प्रकार वल पर भी दिया है । यदि बल न हो तो ज्ञान झौर प्रेम 
सन-के-मन में ही मर जायंगे । ज्ञान श्रौर प्रेम को संसार में लाने के लिए, 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
बलोपासना २१९ 


नहें सुन्दर भौर सुखदायी बनाने के लिए बल की नितान्त झावश्यकता 
है । बलवान्‌ शरीर, निर्मेल और तेजस्वी बुद्धि, प्रेमयुवत किन्तु अवसर 
आने पर वजू को तरह कठोर हो जाने वाला हृदय, इन सबकी जीवन- 
विकाश के लिए श्रावश्यकता हैं। तभी जीवन में सन्तुलन रा सकेगा। 
यदि शरीर ही नहीं हुआ तो हृदय भौर बुद्धि रहेंगे कहां ? इस 
शरीर के द्वारा ही सब पुरुषार्थ प्राप्त कर लेने हें। निराकार श्रात्मा 
साकार वनकर ही सब कुछ कर सकती है । यदि बाहर कांच न हो तो 
ग्रन्दर की ज्योति की प्रभा उतनी साफ नहीं पड़ेगी । जब बाह्र का काँच 
सुन्दर श्रौर स्वच्छ होगा तभी दीपक का प्रकाश भच्छा पड़ेगा । हमें 
अपने शरीर में से ही ग्तमा-रूपी सूर्ये के प्रकाश को बाहर डालना है । 
यह शरीर जितना नीरोग, सुन्दर, स्वच्छ और पवित्र रहेगा उतना ही 
आत्मा का प्रकाश भ्रच्छी तरह से होगा । 
उपनिषदों में बल की महिमा गायी गई हैं । दुर्बल कुछ, :नहीं कर 
सकता । एक बलवान मनुष्य श्राता है प्रौर वह संकड़ों लोगों को झुका 
देता है। बल न हुआ तो न-उठ सकेंगे न बैठ सकेंगे। यदि बल न हुआ तो 
चम-फिर न सकेंगे । यदि घूम-फिर न सकेंगे तो न ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, 
न अनुभव प्राप्त कर सकेंगे । न बड़ों से मेल-मिलाप हो सकेगा न गुरु की 
सेवा ही हो सकेगी । बल नहीं तो कूछ नहीं । इसीलिए ऋषि कहते हैं कि 
बल की उपासना करो । : 
श्रुति का वचन हैँ- 
“नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः।' 
ुर्बल के लिए दासता और दुःख तैयार रहते हें । यदि शरीर में शक्ति 
नहीं तो कुछ नहीं । इमारत की नींव गहरी और मजबूत होनी चाहिए । 
उसमें अच्छे मजबूत पत्थर डालने पड़ते हें । चट्टानों पर खड़ी की गई 
इमारत गिर नहीँ सकती । बालू पर बनाई हुई इमारत कब गिर जायगी 
कुछ कह नहीं सकते । शरीर सवकी नींव है। 
“््ारीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌ ।' 
शरीर सब धर्मों का मुख्य साधन है । शरीर की उपेक्षा करना 


मखंता है, पाप है । वह समाज झौर ईश्वर के प्रति घोर अपराध है। 


cc 
0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


२२० भारतीय संस्कृति 


बिना मजबूत शरीर के हम किसी भी ऋण को नहीं चुका सकते। 
समाज-सेवा करके देवताश्रों का ऋणा नहीं चुका सकते । सुन्दर सन्तति 
का निर्माण करके पितृ-ऋरण नहीं चुका सकते । ज्ञानार्जन करके ऋषि- 
ऋणा नहीं चुका सकते । ये तीनों ऋण हमारे ऊपर होते हें। ये तीन 
ऋणा भ्रपने ऊपर लेकर हम पैदा होते हँ । इनसे उऋण होने के लिए हमें 
अपने शरीर को मजबृत रखना चाहिए । 

ब्रह्मचयं बल की नींव हैं । ब्रह्मचर्यं का महत्व एक स्वतन्त्र ग्रध्याय 
में वरान किया गया है। प्राप्त किये हुए बल को संभाल कर रखना है। 
ब्रह्मचयं-बल प्राप्त करो और उसको संभाल कर रखो । 

बल प्राप्त करने के लिए शारीरिक व्यायाम करना चाहिए । केवल 
दिखाऊ बनने से काम नहीं चल सकता । भारतीय संस्कृति में नमस्कार 
का व्यायाम रखा गया हूँ । सूर्यं के सामने नमस्कार करना चाहिए । 
स्वच्छ हवा में तेजस्वी सूर्य को साक्षी रखकर नमस्कार करना चाहिए। 
प्राणायाम का व्यायाम भी प्रतिदिन करने के लिए कहा गया है । संध्या 
करते हुए ्रनेक बार प्राणायाम करना पड़ता है । नमस्कार श्रौर प्राणा- 
याम का व्यायाम मूत्यूपर्यन्त करना चाहिए। 

भारत में भिन्न-भिन्न मल्ल-विद्या थी । भारतवर्ष मल्ल-बिद्या के 
लिए प्रसिद्ध है । प्रत्येक श्रादमी मल्ल-विद्या सीखता था। व्यायाम के 
श्रनेक प्रकार प्रचलित थे । कुछ व्यायाम शरीर को सुदुढ़ श्रौर सुन्दर 
बनाने के लिए होते थे । कुछ व्यायाम भ्रात्मरक्षा के साधन के रूप में 
किये जाते थे । लाठी, पटा, भाला, तलवार ग्रादि ग्रात्मरक्षा के साधन 
के रूप में सिखाये जाते थे । 

भारतवर्ष में अनेक प्रकार के खेल थे । साद्रे, संक्षिप्त, सुव्यवस्थित 
तथा सामूहिक खेल, कबड्डी, ्रादि कितने ही तरह के थे । श्रीकृष्ण 
बड़े खिलाड़ी थे। वे बालगोपालों को बुलाकर खेलते थे । खेल. जैसी 
पवित्र वस्तु कोई दूसरी नहीं है । भगिनी निवेदिता ने एक जगह कहा 
है---“ऋष्ण ने खेलों को दिव्य बनाया ।” कृष्ण के नाम का स्मरण होते 
ही उनकी क्रीड़ा की याद श्राती हैँ । कृष्ण का नाम लेते ही जिस प्रकार 
गाय की याद श्राती है उसी प्रकार कृष्ण का नाम लेते ही नदी किनारे के 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by ४०६-॥९5 
बलोपासना २२ 


खेलों का स्मरण हो भ्राता है । 

खेल में हम कई बातें सीखते हैं । छोटा-बड़ापन सब कुछ भूल जाते 
हें । आसक्ति भूल जाते हैं । विरोधी दलं में यदि कोई ग्रपना मित्र या 
भाई हो तो भी वह इस समय मित्र या भाई नहीं हें, उसे भी पकड़ना 
है यही विचार रहता हे | खेल निष्ठा है, खेल सत्यता है, खेल त्म 
बिस्मृति हे । 

लड़कों के खेल की तरह लड़कियों के भी खेल हैं । उनके द्वारा 
शरीर में सौष्ठव आता है, शरीर में चपलता आती है । 

शरीर की स्वस्थता के लिए कई तरह के ग्रासनों की खोज की गई 
है । झ्ासनों के द्वारा थोड़े समय में बहुत व्यायाम हो जाता है । 
आसनों के साथ प्राणायाम भी जुड़ा रहता है| भुजंगासन, गरुडासन, 
कुक्कुटासन, शीर्षासन दि पांच-दस श्रासन प्रतिदिन नियमित रूप से 
किये तो स्वास्थ्य बिगड़ नहीं सकता । 

काम करते हुए जो व्यायाम मिलता है वह सर्वोत्कृष्ट होता है । 
व्यायाम भी ऐसा होना चाहिए जिससे कुछ निर्माण-कार्यं हो । पाठशाला 
के बालकों को बगीचे में पानी देने के लिए कहिए, खोदने के लिए 
कहिए, इससे व्यायाम कॉ व्यायाम होता है और फूल-फल भी पेदा 
होते हैं । शकुन्तला नाटक में बताया गया है कि कण्व ऋषि के ग्राश्नम में 
शिक्षा प्रान्त करनेवाली प्रियंवदा, अनसूया आदि छात्राएं वृक्षों को पानी 
दे रही हें । पानी देते हुए शकुन्तला थक जाती है और पध्षीने में तर 
हो जाती है । Re 

झपने कपड़े स्वयं धोने, अपना कमरा स्वयं साफ करने, अपन 
बरतन स्वयं मांजने और घर में पानी भरने से सहज ही व्यायाम हो 
जाता है। अपने यहां पुराने लोग इसी तरह का परिश्रम करते थे [i 
वे केवल खाने-पीने में ही लगे रहने वाले नहीं थे। परिश्रम करने मे 
उन्हें कोई छोटापन न हीं अनुभव होता था । 

sl आ के ग्राश्मम में विद्यार्थी पानी भरते थे, लकड़ी काटते थे - 
आर जंगल से लकड़ी लाते थे । वहां यह भेद नहीं था कि यह्‌ तो घनी 
विद्यार्थी है और यह गरीब विद्यार्थी हे । गरीब सुदामा झौर सुखी कृष्ण 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


२२२ भारतीय संस्कृति 


साथ-साथ जंगल में जाते थे । गुरु के सामने सब समान थे। सब परिश्रम 
करते थे। क्या गरीब और कया श्रमौर, सबका शरीर स्वस्थ रहना 
चाहिए । सबके लिए श्रारोग्य की जरूरत हुँ । प्राचीन भारतीय ग्राश्चमों 
में विद्यार्थियों को सुदृढ़ बनाया जाता था । चाहे ठंड हो, हवा हो, धूप 
हो, वर्षा हो, वे कुछ चिन्ता नहीं करते थे । शरीर को हवा लगनी 
चाहिए, धूप लगनी चाहिए । मनुस्मृति में कहा गया हैँ कि पानी बरसने 
लगे तो बच्चों को छुट्टी दे देनी चाहिए । उन्हें बरसात के समय नाचने 
दीजिए। तड़के ही लड़के उठ जाते भ्रौर नदी पर नहाने जाते । वहां 
पानी में गोते लगाते, तैरते श्रौर फिर सूर्य-नमस्कार करते उसके बाद 
वे दूध पीते थे । यह हूँ भारतीय संस्कृति का एक प्रकार। 

जब हम पुराने लोगों को देखते हें तो उनके शरीर नीरोग दिखाई देते 
हें । साठ वर्ष की आयु होने पर भी ग्रांखों में चरमा नहीं हे, सब दांत 
मजबूत हैं, कान तीक्ष्ण हैं, हाज़मा अच्छा हैँ, हाथ-पेर मजबूत और ऐसे 
दिखाई देते हैं कि वे पांच-दस कोस सरलता से चल सकेंगे । यही हाल 
पुरानी स्त्रियों का हैँ । 

लेकिन आजकल शरीर मानो हड्डियों का ढांचा-मात्र रह गया है । 
पिचके गाल, गड़ी हुई ग्रांखें, पतली लकड़ी-जैसे हाथ-पांव, मन्द दृष्टि, 
कीड़े लगे हुए दांत, हमेशा दस्त की शिकायत । ये वाते हर जगह दिखाई 
देती हें सब दिखाऊ लोग | जरा से बरसात में भीगे कि सर्दी लग गई, 
सर्दी लगी कि हुआ मलेरिया । धूप लगी कि आये चक्कर । हम सब 
ऐसे ही हो गये हें । यह हैँ हम मध्यम श्रेणी के लोगों की हालत । 

मजदूर-किसान को काफी श्रम करना पड़ता हे। लेकिन पेट भरकर 
श्रन्न न मिलने से उनके शरीर दुबले हो रहे हैं । मध्यम श्रेणी के लोगों 
के लिए श्रम नहीं हैं और श्रमजीवी के लिए भ्रपार श्रम, इस प्रकार का 
दृश्य दिखाई देता है । श्रमजीवी लोगों को विश्राम भ्रौर पुरा भ्रन्त दिये 
बिना उनका स्वास्थ्य सुधर नहीं सकता । श्रमहीन. लोगों को जबतक 


` श्रम नहीं करने दिया जायगा तवतक वे सुदृढ़ नहीं बनेंगे । 


शरीर के लिए जिस प्रकार व्यायाम की आवश्यकता हूँ उसी प्रकार 
खाने के लिए पर्याप्त अन्त की भी आवश्यकता है।। लेकिन समक नहीं 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
बलोपासना २२३ 


पड़ता कि हम क्या खाएं भ्रौर क्या पियें ? शक्तिवर्धक अस्त तो हमें 
मिलता नहीं है । अतः सवत्र ज्ञान का दीपक ले जाना चाहिए। कौन-सी 
सब्जी श्रच्छी, कौन-सी पत्ते वाली सब्जी ग्रच्छी, कौन-सी दाल अच्छी, 
कच्चा खायें या पका हुभ्रा, सूखी चीजें खायें या रसदार, मसाले अच्छे 
हैं या बुरे, ऐसी एक-दो नहीं सँकड़ों बातों पर ज्ञान का प्रकाश डालना 
चाहिए । ` 

जीवन-तत्वों के नवीन शास्त्र का निर्माण हुआ है। हम आटा छान 
कर चोकर फेंक्र देते हें। शास्त्र कहता हैं कि यह मू्खंता है । चोकर 
सहित आटे की रोटी बनाओ । चोकर में तत्व है। वह स्वास्थ्य के 
लिए बहुत लाभदायक है । हम मिल के कूटे हुए सफेद-कक दिखाई 
देने वाले चावल खाते हैं । लेकिन शास्त्र कहता ह कि यह भूल हुँ । ` 
बिना कूटे हुए चावल खाना भ्रच्छा है। बिना कूटे चावलों मे शक्कर 
होती है। कूटे हुए और न कूठे हुए दोनों तरह के चावल लीजिये । बिना 
कटे हुए चावलों में पहले कीड़े लगेंगे, क्योंकि उनमें शक्कर अधिक होती 
है । यह शक्कर हड्डी के लिए बहुत लाभदायक हूँ । लेकिन उन सफेद-झक 
चावलों को खाकर हम भी सफेद-फक हो रहे हें । हमारे चेहरे का तेज 
कम हो रहा हैं । लेकिन इस तरफ कौन ध्यान देता हे? 

यन्त्रों के द्वारा कूटे हुए चावल खाने से बेरी-वेरी नामक रोग होता 
है। कुछ देशों में तो कानून बन गये हैं कि इन चावलों को न खाया 
जाय । लेकिन बया हमें अपने शरीर की फिक्र नहीं करनी चाहिए ? 
नये पढे-लिखें लोग अपनी बुद्धि प्रौर स्वतन्त्र विचारों की अ्रकड़ दिखाते 
ह; लेकिन एक ओर विज्ञान जो बातें बताता हं उसके अनुसार चलने 
के लिए वे तैयार नहीं होते । कूटे हुए शौर बिना कूटे हुए चावल अलग- 
अलग चूहों को खाने के लिए दिये गए । बिना कुटे चावल खाने वाल 

दखाई दिये । है 

ये कि रे ने से ऊंचाई कम हो रही है। दुषाहार को क 
बहुत महत्व दिया था । उसी तरह छाछ को भी हमने बह || 
था । शहद का पानी पीने की भी प्रथा थो । जब कोई के आता 
कि उसे शहद का पानी दिया जाता था । नियमित रूप से शहद का प 


(०0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


२२४ भारतीय संस्कृति 


पीने से श्रायु बढ़ती है यह बात प्रयोगों से सिद्ध हो चुकी हे । शहद बड़ी 
भ्रारोग्यवर्धक वस्तु है । 

फलाहार का महत्व भी हमने पहचान लिया था। बीच-वीच में 
खासकर उपवासों की योजना करके हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार को 
योजना की हूं कि उस दिन तो कम-से-कम हमें फलाहार करना ही 
चाहिए। लेकिन फलाहार के दिन हम साबूदाने का चिवड़ा बनाकर 
खाते हें । हम तेल, मिर्च की चीजों के प्रेमी बन गये हें, तली हुई चीजों 
के प्रेमी हो गये हैं । चटपटे चने ग्रौर मसालेदार चिवड़ा की घातक 
चटक हमको लग चुकी हे । यदि एक आने के चिवड़े के बजाय हम एक 
श्राने का केला खायं तो कितना लाभ हो ? लेकिन भ्राज तो हमारी 

* विचार की आंख फूट गई है । श्रन्धा व्यवहार चल रहा है। 

हम क्या खाएं, क्या पिएं इसका शास्त्र पूर्वजों ने दिया था । उन्होंने 
नियम बना दिया कि श्रमुक वस्तु निषिद्ध ह श्रत: न खानी चाहिए और 
अमुक वस्तु अच्छी है श्रतः खानी चाहिए | उनके नियमों की नवीन 
शास्त्रीय प्रकाश में परीक्षा कर लेनी चाहिए, नवीन संशोधन कर लेने 
चाहिएं । कोई वस्तु निषिद्ध क्यों हैँ ? क्या केवल इसलिए कि उसका रंग 
लाल है ? मसूर की दाल तो रक्त-शोधक भौर बद्धकोष्ठता दूर करने 
बाली है फिर क्यों न खाई जाय ? इसमें केवल भावना ही हुं या और 
कुछ ? प्याज क्यों निषिद्ध है ? चतुर्मास में प्याज-बेंगन बयों नहीं खाने 
चाहिएं ? प्याज में फासफरस है । प्याज शक्तिवर्धक हैं । लेकिन केवल 
बौद्धिक श्रम करनेवाले के लिए वह हानिकारक होगा । खेतों में काम 
करने वाले किसान के लिए वह हितकारक होगा । आहार के सारे नियम 
हमें ढंढ निकालने चाहिए । शास्त्रीय आहार बनाना चाहिए। उसका 
प्रसार करना चाहिए। टमाटर, श्रालू, चुकन्दर आदि नवीन पदार्थ हमारे 
यहाँ पैदा होने लगे हें । उनका भी परीक्षण होना चाहिए । पूना में 
३०-३५ साल पहले लाल टमाटर निषिद्ध माने जाते थे, लेकिन श्रब ऐसा 
श्रनुभव किया जा रहा है कि यह टमाटर स्वास्थ्य के लिए बहुत भ्रच्छा है । 

्रदरख और नीवू को भारतीय श्राहार में बड़ा महत्व है । भ्रदरख 
ग्रौर नीबू से साठों चटनियां श्रौर साठों कोसम्वीर ( एक प्रकार का 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


- बलोपासना २२५; 


रायता ) बनते हैं । यदि अदरक का छोटा-सा टुकड़ा भ्रोर नीवू की 
छोटी-सी फाँक मिल गई तो सब-कुछ मिल गया । श्रदरक श्रौर नीद. 
स्वास्थ्य के लिए बड़े लाभदायक हैं । 

ग्राहार-विहार पर ही तो स्वास्थ्य निर्भर रहता है । विहार का मत- 
लव हुँ--व्यायाम, खेल । यदि उचित विहार ग्रौर उचित आहार का 
ठीक समन्वय हुना तो शरीर सुन्दर ग्रौर तेजस्वी रहेगा। सेवा भी बहुत 
की जा सकेगी । 

हमें यह अनुभव होना चाहिए कि बीमार होना मानो पाप है। 
वर्नाड शा ने एक जगह कहा है--“यदि कोई बीमार पड़ा तो में उसे जेल 
भेज दू गा ।” यदि सृष्टि के नियमों के ग्मनुकूल न चलें, व्यायाम न . 
किया, कोई परिमाण न रखा, समय पर न सोये, समय पर नहीं खाया 
तो बीमार होते हें । बीमारी मानो प्रकृति द्वारा दी गई सजा है । बीमार 
पड़ने पर हमारी समाज-सेवा में बाधा तो ग्राती ही है; लेकिन हमारी सेवा- 
शुश्रूषा में भी दूसरों का समय विगड़ता है । घर में चिन्ता फल जाती हूँ। 
आारोग्य आनन्द है । बीमारी दु:ख हूँ । 

स्वस्थ शरीर सुन्दर दिखाई देता है । रोगी श्रौर निस्तेज शरीर को 
चाहे जितना सजायें, वह कुरूप ही दिखाई देता हैँ । स्वस्थ प्रौर कसरती 
शरीर पर फटा हुआ कपड़ा भी खिल उठता है । ग्रारोग्य हीः सुन्दरता 
है । यदि श्राप सुन्दरता चाहते हें तो नीरोग बनिए । व्यायाम कीजिए । 
शरीर-श्रम कीजिए । शरीर को धूप, वर्षा और हवा लगने दीजिए । 
सृष्टि का वह स्पर तेजस्विता प्रदान करेगा । SH 

रोज सुबह-शाम गांव के बाहर स्थित महादेवजी के मन्दिर में जाने 
की परम्परा चली श्रा रही है । उसका उद्देश्य यही है कि बाहर की ह्वा 
लगे, क्षण भर के लिए संसार के बाहर हमारा मन जाय और हमें 
आजादी भ्रनुभव हो । इससे पैरों को आजादी मिलती है, मन को मुक्ति 
मिलती है । हमें विशाल श्राकाश दिखाई देता है, हरे वृक्ष दिखाई देते हैं, 
बहती हुई वदी दिखती है, मन लगता हुँ। इस प्रकार मन भसन होता हू। 
भगवान्‌ और तुलसी की प्रदक्षिणा में भी व्यायाम का उदस्य निहित था । 
इससे शरीर स्वस्थ होता था और मन भी। 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


-२२६ भारतीय संस्कृति 


भारतीय और मुसलमानी संस्कृति में ध्म के साथ श्रारोग्य का भी 
'मेल बैठाया गया है । नमाज पढ़ते समय मुसलमान भाई बैठता है, उठता 
है श्रौर झुकता है । शरीर की भिन्न-भिन्न हलचलों में श्रारोग्य के तत्व 
भी समाये हुए हैं । दिन में पांच बार नमाज पढ़ने से शरीर को पांच 
'बार नियमित व्यायाम मिलता है । शरीर को तो इससे स्वस्थता मिलती 
ही है। प्रार्थना के कारण मन को भी स्वस्थता मिलती है । नमस्कार- 
प्रदक्षिणा श्रादि बातों में भारतीय संस्कृति ने इसी प्रकार की वातों का 
मेल मिलाया है । 
स्वच्छता पर भारतीय संस्कृति ने विशेष रूप से जोर दिया हूं। 
-इस गरम हवा में प्रतिदिन स्नान करना ही चाहिए । तीन बार स्नान 
करने की बात कही गई है । पुराणों में स्नान की महिमा गायी गई है। 
कार्तिक-स्नान, माघ-स्तान, वैशाख-स्तान श्रादि स्तानों के ब्रतों की महिमा 
खूब कही गई हूँ । स्नान की यह कितनी महिमा हे ! यह नियम था कि 
स्नान किये विना खाना न खाया जाय | खाते समय कोई जीव-जन्तु 
'पेट में न चला जाय, इसलिए कितनी सावधानी रखी जाती थी ! भोजन 
करने से पहले हाथ-पैर धोने चाहिएं। बाहर से श्राने पर भी हाथ-पेर 
धोकर ही अन्दर जाना चाहिए । रसोईघर, देवघर ग्रादि भी साफ 
-रखने होते थे । घर में धूप श्रादि जलाये जाते थे । इस प्रकार स्वच्छता 
के लिए पर्याप्त ध्यान रखा जाता था। प्रतिदिन धुली हुई धोती पहनी 
जाती थी ! इस प्रकार के ्रादेश दिये गए हें कि हुम वासी खाना न 
खायं और पहने हुए कपड़े बदलकर भोजन करें । जिन वस्त्रों को 
पहनकर हम बाहर घूमते-फिरते हें उन्हें पहनकर खाना न खायं । 
पसीने से भरे हुए कुरते-कमीज्ज बाहर निकाल डालिये और _ स्वच्छता- 
“पूर्वक भोजन कीजिए । पट 
सिर के बाल कटवा देने में भी स्वच्छता पर ही दृष्टि रहती थी। 
उष्णा हवा में पसीना ग्राता है । पसीने से वालों में मेल हो जाता हे । 
इसलिए अनुभव से यह रिवाज-सा पड़ गया कि बाल ज्यादा बढ़ने न 
-दिये जायं । 
यदि बाल रखने ही हैं तो उन्हें साफ रखिये । उन्हें सौकाकाई से 


,CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


बलोपासना २२७ 


धोने की वात कही जाती थी । जिस दिन हमें यह मालूम हो जायगा कि 
स्वच्छता ही सौन्दर्यं है वह सुदिन होगा । 

आरोग्य क्यों प्राप्त किया जाय ? शरीर-संपदा क्यों प्राप्त करें ? 
बल को वया उपयोगिता हैँ ? भारतीय संस्कृति कहती है कि बल 
स्वधर्माचरणा के लिए है--प्रपने त्रिविध ऋणों से मुक्त होने के लिए 
है । इसी प्रकार बल दूसरों को सताने के लिए नहीं है। बल तो दूसरों 
की रक्षा के लिए है । 

“ग्रातंत्राणाय वः शस्त्रं न प्रहतु मनागसि ।” 

तेरे शस्त्र पीड़ितों की रक्षा करने के लिए हों, निरपराध जनता का 
वध करने के लिए न हों । 

ुर्बलों पर गुस्सा नहीं करूंगा मेरी शक्ति तो दुर्बलों को सहारा 
देकर उठाने के लिए है | मेरा बल दुर्वेलों को बलवान्‌ बनाने के लिए 
हैं । पाइचात्य देशों में नीत्शे का बल-सम्बन्धी एक तत्वज्ञान है। उस 
तत्वज्ञान का स्वरूप है--'जिसकी लाठी उसकी मेंस | संसार में दुबेलों 
का क्या काम, दुर्बेलों पर तरस खाना ठीक नहीं, दुर्वलों को दूर हटा 
दीजिये--इस प्रकार का वह तत्वज्ञान है । लेकिन संसार इस तत्वज्ञान 
पर नहीं चला । यदि दुर्बलों को दूर हटा देने के तत्वज्ञान को स्वीकार 
कर लिया तो समाज नहीं टिक सकेगा । माता दुर्बल बच्चे का पालन- 
पोषण क्यों करेगी ? उस गन्दे रोती शक्ल के बच्चे की फिकर वह क्यों 
करेगी ? माता कहती है--मेरा कमजोर बालक बलवान्‌ होगा । में 
ग्राज उसकी उँगली पकड़ गी ग्रौर कल वह चलने लगेगा एक दिन मेरी 
सहायता से वह बलवान बन जायगा । फिर उसे मेरी झ्ावश्यकता न 
रहेगी । मेरा बल दुबले बच्चे को बलवान बनाने के लिए, स्वाश्नयी और 
स्वाबलम्बी बनाते के लिए ही है । 

आखिर संसार सहयोग पर ही तो चल रहा है । में दूसरे को सहारा 
दू'गा और वह भी उठ खड़ा होगा । सबको उठने दीजिये, सबको ग्रानन्द 
के साथ विचरने दीजिए । 

जैसा शरीर का बल है वैसा ही ज्ञान का बल है, वैसा ही प्रेम का 
बल । ये बल उत्तरोत्तर ग्रधिक श्रेष्ठ हें । हम प्रेम से क्रूर जंगली पशुभ्रों 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sartayu Trust. Funding by MoE-IKS 
२२८ ; भारतीय संस्क्रुत 


को भा जीत लेते हें । हम शास्त्रीय ज्ञान से रोग को जीत लेते हैं। 
शरीरवल को श्रपेक्षा बुद्धािधल अधिक श्रेष्ठ है और वुद्धिबल 
की श्रपेक्षा प्रेम का, पवित्रता का, शील का, चरित्र का बल 
अधिक श्रेष्ठ है । हमें ये तीनों बल प्राप्त कर लेने चाहि । निरोगी 
शरीर, प्रेमपूर्णं व उदार हृदय, विशाल श्रौर कुशाग्र वुद्धि--इन तीनों के 
समन्वय से जिस बल का निर्माण होता है वह भ्रपूर्व है । 
गीताञ्जलि में रवीन्द्रनाथ कहते हें-हे ईश्वर, यह शरीर तेरा 
मन्दिर है, श्रतः में इसे हमेशा पवित्र रखूंगा । | आपने मुझे यह हृदय दिया 
है, में इसे आपको प्रेम से भर कर दू'गा | आपने मुझे यह बुद्धि दी है, 
इस वुद्धिलपी दीपक को में हमेशा निर्मल ग्रौर तेजस्वी रखूंगा । 
भारतीय संसक्ति में हनुमान बल के थ्रादशं हैं । उनमें सब प्रकार 
के बलों का पूरी तरह विकास हुआ है । 

सनोजवं सारततुल्यचेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिसतां वरिष्ठं । 

वातात्मजं वानरयूथमुख्यं 

श्रीराभदूतं शरणं प्रपद्ये ॥। 
हनुमानजी केवल शक्ति में भीम की तरह ही नहीं थे, वे मन की 
भांति चंचल भी थे। बड़े-बड़े पहलवानों से भागा नहीं जाता, चपल लड़के 
- चिकुटी लेकर उन्हें परेशान कर सकते हैं । वे जल्दी ही पीछे नहीं घूम 
सकते, श्रागे नहीं मुड़ सकते इसलिए सब बातें परिमाण के अनुसार 
होनी चाहिएं । हनुमानजी का वेग हवा की तरह था । वे केवल लट्ठ- ` 
मार तो नहीं थे । उनका शरीर बच्त्र की तरह कठोर और वायु को 
तरह चंचल था । उनके पैर पत्थरों का चूणां कर देते थे और वे ही 
पैर द्रोणगिरि पंत को लाने के लिए क्षण भर में दस कोस चले 

जाते थे। 

इस शारीरिक बल के साथ उनमें मनोवल भी था । वे जितेन्द्रिय 
थे । संयमी थे । शीलवान, सच्चरित्र और ब्रती थे। उन्होंने अपने प्राप्त 
किये हुए बल को व्यर्थं में खर्च नहीं किया। उन्होंने वासना को जीत 
लिया था । जिस प्रकार उन्होंने शरीर के भ्रवयवों पर विजय प्राप्त कर 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


बलापासना २२९ 


ली थी, स्मायुग्रों के ऊपर जिस प्रकार उन्होंनें भ्रपनी सत्ता स्थापित कर 
ली थी, उसी प्रकार मन को लहर पर भी उन्होंने श्रपनी कत्ता स्थापित 
कर ली थी । जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली उसने सबकछ 
प्राप्त करलिया। , 

जिस प्रकार हनुमानजी का शरीर बलवान, हृदय शुद्ध व पवित्र 
था, उसी प्रकार उनकी वुद्धि भी अलौकिक थी । वे बुद्धिमानों के राजा 
थे । वे वुद्धि के दुमइन नहीं थे । हमारे श्रन्दर एक कल्पनाइघर कर गई 
है कि जो बलवान है वह वुद्धिमान नहों होता और जोन वृद्धिमान हैं 
वह बलवान नहीं होता है। लेकिन हनुमानजी कहते हें कि दोनों बातें 
होनी चाहिएं । 

यदि हमारे शरीर, हृदय व डुद्धि इन तीनों का विकास हो गया है 
तब भी एक प्रर वस्तु की जरूरत रहती है । वह हैँ संगठन-कुशलता । 
हम भ्रपने प्रति तो बड़े ग्रच्छे होते हूँ; परन्तु ज्यों ही हम समाज में मिले 
नहीं कि हमसे काम नहीं होते, हमारा तेज नहीं फलता । हनुमानजी 
वानर-सेना के प्रधान थे । हमें युवकों के संगठन का काम अपने हाथों में 
लेना चाहिए, उसमें घुस जाना चाहिए। उन्हें बलोपासना सिखानी 
चाहिए--शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक यह्‌ त्रिविध बलोपासना है । हमें . 
युवकों के साथ खेलना चाहिए । उनके संगठन बनाने चाहिएं । उनके साथ 
चर्चा करनी चाहिए । तभी काम शीघ्रता से ग्रागे बढ़ेगा । 

समर्थ रामदास स्वामी ने ऐसा ही संगठन किया था | उन्होंने यही 
त्रिविध बलोपासना सिखाई । उन्होंने हजारों हुन॒मानों को स्थापना 
की । ग्राम-ग्राम में अखाड़े बनाये । कुश्तियों के जमघट लगने लगे! यात्राओं 
में कुश्तियां होने लगीं । इन अखाड़ों के साथ-साथ रामकथा भी गांवों 
में गई । रामकथा मानो साम्राज्य-ताश के लिए बना हुम्ना संगठन । 
यह विचार भी सर्वत्र पहुंचा । पुष्ट मांसल भुजाएं जनता को स्वराज्य 
दिलाने के काम ग्राने लगीं । 'मराठा तितुका मेळवावा' (जितने मराठे 
मिल सकें उठनों को इकट्ठा करो) यह मन्त्र देकर हृदयों में एकता का 
निर्माण किया गया । हृदय, वुद्धि व शरीर तीनों तेजस्विता ब्राने 
लगी । दुर्भाग्य दूर होने लगा । 'जो देखो वह अपनी ही श्रपनी चलाता 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


२३० भारतीय संस्कृति 


हैँ--इस प्रकार की मूर्खता नष्ट हुई श्रौर सब लोग शिवाजी 
महाराज के आस-पास इकट्र होने लगे सब लोग धर्म के आस-पास 
इकट्र होने लगे । 

शरीर-बल, पवित्र हृदय, प्रखर बुद्धि तथा सब संगठनों का उद्देश्य 
बथा है ? इन सव साधनों का उपयोग रामसेवा में करना चाहिए। 
'रामदूत' होने में हनुमानजी की महानता है । हमारी शक्ति दूसरों को 
गुलाम बनाने के लिए नहीं हैं। हमारी वुद्धि दूसरों के ऊपर अपना साम्राज्य 
लादने के लिए नहीं हे । हमारी भ्रन्तर्बाह्म शवित राम की सेवा के लिए 
है । हमारी रामसेवा का मतलब है तैंतीस करोड़ देवताशों को दासता 
से मुक्त करना । 

ये तेंतीस करोड़ देव कौन हैं ? ये देव रावण के यहाँ झाडू लगाते 
थे, पानी भरते थे, सारे श्रम के काम करते थे । साम्राज्य की स्थापना 
करनेवाले सारे संसार को गुलाम बनाते हैं । उनको केवल कुली बनाते 
हैं । देवताग्रों की तरह सुशोभित होनेवाले व्यक्ति दास बन जाते ,हेँ। 
भगवान राम को मनुष्य की महानता सिद्ध करनी थी । देवताग्रों को 
दास बनाना उनका काम नहीं था । प्रत्येक मनुष्य में दिव्यता है । प्रत्येक 
मनुष्य देव है । लेकिन उनकी दिव्यता के प्रकट होने के लिए भ्रवसर 
नहीं था । सत्ताधारी उनको मजदूर श्रौर पानी भरने वाला बनाकर 
रखता है । तेतीस करोड़ देवता का मतलब है करोड़ों व्यक्ति । 
इन लोगों को मुक्त करना ही भगवान राम का काम था | 

हनुमानजी ने श्रपना सारा संगठन रामचन्द्रजी के ध्येय के लिए 
रपण कर दिया । उन्होंने श्रपना सारा बल रामचन्द्रजी को दे दिया । 
साञ्राज्यवाद को नष्ट करने वाले राम को देखते ही हनुमानजी उठे। 
उनके साथ-साथ वानर भी उठे। उनका सारा बल अपने बन्धुओं को 
स्वतन्त्रता श्रौर स्वराज्य देने के लिए ही था । 

भारतीय संस्कृति यही वात हमसे कह रही हें । शरीर, हृदय और 
बुद्धि की शवित प्राप्त करो, संगठन करो, संघ स्थापित करो, वातावरण 
तेजस्वी बनाओ्ओो और इस संगठन का महान ध्येय के लिए उपयोग करो । 
राम राये श्रोर ग्रनायं नहीं देखते । राम तो पद्दलित लोगों को देखते 


CCO0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
बलोपासना २३१ 


हैं प्रौर उनका ही पक्ष लेते हें | प्रौर जो उतको कुचलते हैं उनको वे 
मिटाते हैं । फिर चाहे वे कुचलने वाले कोई ही हों, चाहे हिन्दू हों, 
मुसलमान हों, अंग्रेज हों, जापानी हों। राम पददलित और पदोद्धत' 
दोनों ही पक्षों को पहचानते हैं । वे पददलितों का ही पक्ष लेकर रहेंगे । 

भारतीय संस्कृति 'भ्रायं' ग्रौर “नार्य, शब्दों को वंशवाचक नहीं 
मानती । आर्यं का प्रर्थं है श्रेष्ठ, श्रायं का श्रर्थ है विशाल दृष्टि से 
देखने वाला, श्रनासबत, विमोह । घ्रर्जुन केवल अपने सम्बन्धियों को देख- 
कर ही धनुष-बाणा डाल देता है । इस कम को श्रीकृष्ण अनायें- 
जुष्ट' कहते हैं । अन्याय करने वाला कोई भी हो, उसे दण्ड देना ही 
गायं का काम है । किसी व्यक्ति को श्रपना कहकर उसके दोषों को 
ढक देना श्रनायों का ब्रर्थात्‌ मोहग्रस्त लोगों का, मूर्खों का, प्रासक्त लोगों , 
का काम हैं । 

“कृण्वन्तो विश्वमार्यम' इसका यह भ्रर्थ नहीं है कि सब लोगों को 
हिन्दू बना लिया जाय श्रोर सबको चोटी-जनेऊ रखवा दी जाय। हम 
सारे संसार को उदार बनाएं, सारे विश्व को मनुष्यता पहचानना 
सिखाएं, सब लोग सच्चे भ्रर्थो में मनुष्प्र बनें, यही इसका भ्रथ है । 

जबतक हम स्वयं उदार नहीं बनते तबतक हम संसार को उदार 
नहीं बना सकते । खुद मोह-रहित बने बिना--प्रगने-भ्रपने संकुचित घेरों 
को छोड़े बिना--हम आर्य नहीं बन सकते ।' हमारी संस्कृति में मानवता 
की महिमा है, संकुचित घेरों की नहीं । भ्रक्सर हमने सत्‌. . और म्रसत्‌ 
ये दो घेरे ही मान रखे हैं । ये दो भेद हैं । संसार में सत्‌-ग्रसतू 
के बीच लड़ाई चलं रही है--हिन्दु-मुसलमानों की नहीं । "हिन्दू? 
भारतीय संस्कृति का शब्द नहीं है । भारत से बाहर के लोगों ने हमको 
“हिन्दू? बनाकर एक घेरे में, एक कमरे में बिठा दिया और हम भी 
उसमें आनन्द मानने लग गये । 

जो संगठन म्रसत्य के विरुद्ध लड़ने को तैयार हो वह सब भारतीय 
संस्कृति के अनुकूल है। वही गीता द्वारा बताया हुआ '्रायेजुष्ट' संगठन है। 

`` नाठाळाच्या काठी हाणू' माथां । 

दुष्ट लोगों पर ही वह प्रहार करती हैं । सच्चे सज्जनों का ही पक्ष 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


२३२ भारतीय संस्कृति 


लेते हैं । जो कुछ भ्रसत्‌ है उसी से उनका विरोध *। फिर यदि उस 
असत्‌ की ग्रोर हमारा जाति-भाई ही क्यों न हो । हमारी गीता कहती 
हुँ~—“मामनुस्मर युद्ध्य च”--परमश्नेष्ठ सत्य का स्मरणा करके लड़ाई 
कर, प्रहार कर | 
इसे श्रार्येधर्म कहते हें । इसे 'श्रनासक्त आर्यकर्म कहते हें । 
हैं गीता का सन्देश ! यह है भारतीय संस्कृति की महान्‌ विशेषता ! 
-यही है रामचन्द्रजी के चरित्र का रहस्य ! 
१ ९१८} 
~ ~ 
व्यय का पराकाष्ठा 

. भारतीय संस्कृति में एक-एक सद्गण के लिए, एक-एक ध्येय के 
लिए अपने सर्वस्व का श्रपण कर देनेवाली महान विभतियां दिखाई देती 

। भारतीय संस्कृति मानो इन विभूतियों का ही इतिहास है। कहा 
जाता है कि महापुरुषों का चरित्र ही इतिहास होता है। भारतीय 
संस्कृति के इतिहास के मानी हें भारतीय संतों का इतिहास, भारतीय 
'वीरों का इतिहास । 

सत्य के लिए रामचन्द्रजी वन में गये । पिताजी की श्राज्ञा का 

` 'पालन करने के लिए वे १२ वर्ष तक वन में रहने को तैयार हो गये ग्रौर 
१८ वर्ष बाद जब फिर उन्हें अयोध्या का राजसिहासन मिला उस समय 
'का उनका व्यवहार कितना उदात्त है ! यह वात मालम होते ही कि * 
भगवती सीता की पवित्रता के सम्बन्ध में प्रजा के मन में शंका है, वे 
गर्भवती सीता का त्याग कर देते हैं । प्रजा के सामने धुले हुए चावल की 
'तरह्‌ सच्चरित्रता होनी चाहिए । संशय को थोड़ा भी स्थान देना ठीक 
नही होता । हम कहेंगे कि यदि कोई एक दइचरित्र प्रादमी एसी बातें 
कहता हूँ तो उसकी बात को रामचन्द्रजी को इतना तूल नहीं देना चाहिए 


था । लेकिन रामचन्ट्रजी के सामने तो एक भिन्न श्रादर्श था | वे 
सारी प्रजा की पुंजीभूत पवित्रता के प्रतीक थे। जो राजा प्रजा को 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
घ्येय की पराकाष्ठा २३३ 


पवित्र देखना चाहता है उसे स्वयं संशयातीत रहना चाहिए । रामचन्द्रजी 
तो प्रजा के पाप-पुण्य को स्वयं अपने ऊपर लेते थे। श्रत्पायु ब्राह्मण- 
कुमार के मरने का पाप भी उन्होंने ्रपने सिर पर ले लिया था। उन्हें 
ऐसा लगता था कि कहीं-न-कहीं मेरी भूल हुई है । 

भारतीय संस्कृति में त्याग और पवित्रता इन दो गुणों का बहुत 
बड़ा स्थान है । भारतीय मनुष्य केवल पंसे को, केवल सत्ता को महत्व 
नहीं देता । उस गृण के साथ त्याग झौर पवित्रता भी होनी चाहिए । 
दरिद्री शुक्राचार्यं को भारतीय जनता देवतो की तरह मानेगी। 
भारतीय जनता ने कभी राजा की पालकी नहीं उठाई, है; लेकिन संतों की 
पालकी तो प्रतिवर्ष हजारों लोग उठाते हें । जनक केवल इसलिए प्रातः- 
स्मरणीय नहीं थे कि वे राजा थे बल्कि इसलिए कि वे ज्ञानी होकर 
भी विरक्त थे । त्याग के बिना ज्ञान नहीं मिलता । श्रासक्त के लिए. 
ज्ञान कहां है ? ज्ञान का अर्थ है श्रद्वेत ज्ञान | ज्ञान का मतलब हैं भ्रढैत 
की अनभति । जीवन में ज॑से-जैसे प्रवत की भ्रनुभूति अधिकाधिक होने 
लगती है वैसे-वैसे अधिकाधिक त्याग भी होने लगता है। अतः भारतीय 
संस्कृति त्याग को ही म्रह्वत का चिन्ह मानती है । 

इस प्रकार के त्याग के साथ पवित्रता भी आती है । जो त्याग श्रद्वेत 
की भ्रनभति में से उत्पन्न होता है । वह भ्रपने साथ पवित्रता लाये बिना 
नहीं रहता । सब लोगों की दृष्टि इस बात पर हैँ कि भारत में स्त्री- 
पृरुष के सम्बन्ध कैसे हैं । यहां काय-पावित्र्य पहले देखा जाता हूँ । झाप- 
में दूसरे बहुत से गुण हें; लेकिन काय-पाविव्य का महान गुणा नहीं है 

* तो जनता आपका आदर नहीं करेगी । ग्राप जनता के हृदय के स्वामी 

नहीं हो सकेंगे । * 

लोकमान्य और महात्माजी के प्रति हमारी ग्रपार भक्ति का कारण 
हैं उनका निष्कलंक चरित्र श्रौर प्रपार त्याग | भारतीय जनता सबको 
काय-पावित्र्य का थर्मामीटर लगा कर देखती है, त्याग की कसोटी पर 
परखती हूँ । जो इन दोनों कसौटियों पर खरा उतरता हैँ वह उसके 
पीछे पागल हो जातो है । वह उस महापुरुष को सिर पर उठाकर 
नाचती हू । रै 


(०0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
२३४ भारतीय संस्कृति 


लोगों के मन पर इन दोनों गुणों का महत्व अंकित करने के लि 
भारतवषं में ग्रपार त्याग किया गया है । पवित्रता के सम्बन्ध में थोड़ी- 
सी भी शंका उत्पन्न होते ही राम सीता का त्याग कर देते हें । अपनी 
पवित्रता के भंग होने के भय से राजपूत रमणियां जीहर की ज्वाला में 
श्रपना सर्वस्व स्वाहा कर देती थी । पति की मृत्यु के बाद तन-मन से 
पवित्र रह सकेगी या नहीं, इस शांका से स्त्रियां हँसते-हँसते चिता पर 
चढ़ जाती थीं ग्रौर ज्वाला का ग्रालिगन करती थीं । वह श्रालिगन 
ज्वाला का नहीं पवित्रता का होता था । सूरदास के कमल-जेसे सुन्दर 
नेत्र देखकर एक स्त्री के मन में कामवासना उत्पन्न हो गई। यह बात 
मालूम होते ही सूरदास ने अपनी श्रांखें फोड़ लीं । उस प्रेम-विह्वल 
रमणी ने पूछा--“भगवान की दी हुई ग्रांखें ग्रापने इस तरह क्यों 
फोड़ लीं ?” सूरदास ने कहा-_“यदि इन सुन्दर आंखों के कारण 
तुमको सुन्दरतम भगवान के दर्शन होते तो में इन आंखों को धन्यवाद 
देता । यदि तुम्हारे मन में यह विचार आता कि इन आंखों को देने 
वाला ईश्वर कितना श्रधिक सुन्दर होगा तो कितना श्रच्छा होता ! तब 
मेरी ग्रांखें कृतार्थ होगई होतीं। लेकिन मेरी इन सुन्दर ग्रांखों ने तो 
तुम्हारे मन में ज्वाला जला दी। क्षुद्र कामभोग की इच्छा उत्पन्न कर 
दी । इन आंखों ने तुम्हें कीचड़ में घसीटा। जो विषैली श्रांखें लोगों 
का इस प्रकार ग्रधःपतन करवा देती हें उनको में कंसे रखू ? उनको 
तो फोड़ देना ही ठीक था ।” 

राम राजा थे। उनका उदाहरण हमेशा लोगों के सामने रहेगा । 
कहो जाता है कि 'यथा राजा तथा प्रजा'। भ्रतः राजा के ऊपर बहुत ' 
जिम्मेदारी है । भारत के नेताग्रों कोः रामचन्द्रजी के इस उदाहरण को 
नहीं भूलना चाहिए । ड्रामचन्द्रजी ने ध्येय की पराकाष्ठा कर दी। 
रोगों के मन में पवित्रता के लिए श्रविचल श्रद्धा उत्पन्न करने के उद्देश्य 
से जब पवित्रता के लिए इस. प्रकार का त्याग किया जायगा भ्ौर जनता 
उसे देखेगी तभी श्रधिकांश लोगों पर पवित्रता का थोड़ा-थोड़ा महत्व 
प्रकट होगा, भ्रन्यथा नहीं । 

हिमालय के शुभ्र ब्रौर उच्च शिखर की भांति राम की 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
.ध्येय की पराकाष्ठा ४ २३५ 


उदारता जितनी दिखाई देती हुं उतनी ही सीता की संहनशीलतां भी 
दिखाई देती है । अपने पति पर किये गये ग्राक्षेपों को वह किस प्रकार 
सहन कर सकती थीं ? श्रपनी निन्दा के दुःख की भ्रपेक्षा रामचन्द्रजी के 
चरित्र की निन्दा उसे ज्यादा बुरी लगी होगी श्रोर राम-सीता कहीं 
अलग-्रलग थोड़े ही थे । वे तो एकरूप ही थे | सीता कहीं भी जाती 
उसके जीवन में राम श्रोतप्रोत हो रहे थे और सीता कहीं भी होती वह 
तो रामचन्द्रजी के जीवन में विलीन हो चुकी थी । 

सीता कोई दुर्बल स्त्री नहीं थी । उसमें पवित्रता की जबरदस्त 
शक्ति थी । उसने तो पतिःप्रेम का कवच धारण कर रखा था । पति की 
इच्छा ही उसकी इच्छा थी । उसकी श्रपनी कोई स्वतन्त्र इच्छा ही नहीं 
थी । वह प्रेम में एकरूप हो गई थी सीता तो व.भी की मर चुकी थी, 
वह राम-रूप हो चुकी थी । राम ने सीता को वनवास नहीं दिया था 
उन्होंने तो मानो भ्रपने ही प्राधे श्रंग को काटकर फेंक दिया था । प्रेम 
का श्रथ॑ हैं प्रिय वस्तु में डूब जाना । प्रेम का अर्थ है--'ग्पनी आँखों 
अपनी मत्य देखना ।' सीता का प्रेम पराकाष्ठा को पहुंच गया था । वह 
प्रेम को परम सीमा थी | इसलिए तो सीता भारतीय स्त्रियों के लिए 
महान्‌ धर्म बन गई हैँ । मानो सीता हो स्त्रियों का धम हो। स्त्रियों के 
सैकड़ों गीतों में सीता की यह महिमा भरी पड़ी हूं । 

सीता वनवासी । दगडाची केलो बाज 
घोर श्ररण्यांत अ्ंकुशबाबा नोज। 

पत्थर की चारपाई बनाकर सीता जंगल में रहती हुँ ! पत्थर के 
ऊपर अपने बच्चे को लिए हुए लेटी है ! कितना करुण और गंभीर हु 
यह गीत ! 

और देखिये भरत का श्रातप्रेम ! मेरे राम तो वन जायें और 
में राजगद्दी पर बंठू ? राम कन्दमूल खाय झौर में मिष्टान्त 
खाऊं ? भरत नन्दीग्राम में १४ वर्ष राम को स्मरण करते हुए 
रहे । उन्होंने भी वल्कल पहने । उन्होंने भी जटाएं धारण कीं । वे भी 
कंदमूल पर रहे । 

लक्ष्मण तो राम कें साथ वन में गए । भरत रामचन्द्रजी का चिन्तन 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
२३६ भारतीय संस्कृति 


करते हुए जिन्दा रहे परन्तु लक्ष्मण तो उनके दर्शन करके ही जीवित 
रहे । तुलसीदासजी की रामायण में इस प्रसंग का बड़े ही सुन्दर ढंग से 
वणन किया गया है । लक्ष्मण ने कहा--“रामचन्द्रजी, बिना पानी के 
मछली कंसे जीवित रह सकती है ? विना माँ के बच्चा कैसे रहेगा ? 
उसी तरह आपके बिना में कंसे रह सकता हूँ ? 

“रामचन्द्रजी, लकड़ी के ऊपर ध्वजा फहराती है । श्रपने यश की 
"ध्वजा फहरने देने के लिए लक्ष्मण को उसकी लकड़ी बनने दो । 
'लक्ष्मण श्रापके ही लिए है ग्रापके बिना लक्ष्मण का कोई श्रर्थ नहीं 
होता ।” 

भारतीय संस्कृति को राम-लक्ष्मण, सीता-भरत ने ही बनाया है । 
भारतीयों के खून के कण-करा में उनके चरित्र समाये हुए हें । 
“भारतीयों की श्रांखों के सामने यह लिखा हुभ्ना है कि यह महान्‌ आदश 
अमर है । 

भिन्न-भिन्त आ्रादर्शों की कोई कमी नहीं है । ब्रह्मचर्यं की साधना 
करनेवाले भारतीय उपासकों को देखिए। हनुमानजी को देखिये । लंका 
में इधर-उधर तलाश करते हुए वे रनिवास की ओर नहीं मुड़े । केवल 
एक झोपड़ी में से राम-नाम का जप सुनकर उन्होंने झाका । वहां 
'त्रिजटा थी । इसी प्रकार हैं श्रपार इच्छा शक्ति वाले, अपनी इच्छानसार 
मरने वाले भीष्म, और वैराग्य के रंग में पूरे रंगे हुए शुक । “ 

भारतीय साहित्य में कई ऐसे प्रसंग हें कि उनका सानी विइव- 
साहित्य में नहीं मिलता । शुक-परीक्षा का प्रसंग इसी प्रकार का हूँ। 
बसन्त ऋतु भ्रपना सारा उन्माद भ्रौर वेभव वहां फैला देता है । कोकिल 
उत्कट प्रेमभावना से कुह-कुह करती हूँ । प्रेम से एक-दूसरे के पंख 
खुजलाती है। फूलों में से खुशबू निकल रही है । प्रसन्न हवा बह रही है । 
-नये पल्लव और कोपलें फूटी हुई हें मानो सारा वातावरण मादक हो 
रहा हो । भ्ौर वह सुन्दरी रंभा सैकड़ों विलासी हाव-भाव बताती हुई 
खड़ी है । उसके वस्त्र इवा के भोकों में उड़ रहे हें । जैसे सारी सृष्टि 
श्रासमान तक सुन्दरता से ग्रोत-प्रोत हो रही हुं । रंभा शुक को प्रालिगन 
'करती हैं । लेकिन उसका एक रोम भी खड़ा नहीं होता । 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MeE-lIKS 
_ ध्येय को पराकाष्ठा ३३७- 


वराग्यमृति शुक के सार्थ-ही-साथ निश्‍्चयमूति ध्रव हमारी ग्राँखों 
के सामने श्रा जाता है । पिता द्वारा गोदी में से उतार दिये जाने 
का श्रपमान उसे सहन नहीं हुम्रा। उस भ्रटल पद को प्राप्त करने के 
लिए वह तेजस्वी बालक घर से निकल जाता हू जहां से उसे कोई उतार 
नहीं सकता । पिता को लज्जा भ्रनुभव होती हैं म्रौर वह बालक का. 
पीछा करता हु्रा जाता है । 

“्लौटो बेटा दे दूंगा दो ग्राम तुरे 
बोले धुव क्या दे सकते हो राम मुझे ?” 

पिता सारा राज्य दे देने को वात कहते हें; लेकिन दुढुब्रत श्र वः 
वापस नहीं लोटता । 

ऐसे ही हें बालभकत प्रह्लाद । एक वार नहीं कहा तो फिर हमेशा 
नहीं । वह कहता था--“चाहे पहाड़ से गिरा दीजिये, आग में खड़ा कर 
दीजिये, चाहे सूली पर चढ़ा दीजिये, चाहे फांसी पर, में भगवान्‌ का 
स्मरणा किये त्रिना नहीं रह सकता।” यह ध्येयवादी प्रह्वाद हमेशा भारत 
को स्फूति देता रहेगा । हम कहेंगे-वस्देमातरम्‌, स्वराज्य, इन्किलाब 
जिन्दाबाद । हम कहेंगे-साम्राज्यवाद का नाश हो, पू जीवाद का नाश 
हो । फिर चाहे इस शरीर का कोई कुछ करे | हमारा ध्येय हमारे जीवन 
में प्रकट होगा । जो श्रोठों पर वही मन में । जो हाथ में वही श्रांखों में । 
अगवान के स्मरण का श्रथ है सारी मानव-जाति का स्मरण! जो सारे 
मनष्यों का घर है वही नारायणा का स्वरुप है । सारी मानव-जाति को 
सुखी करने की इच्छा करना मानो भगवान्‌ का झंडा फहराना है । 

श्रौर सत्यमृर्ति सत्वसागर राजा हरिशचन्द्र ? स्वप्न में कहे गये 
शब्दों का पालन करने के लिए उसने कितना त्याग किया ! कितना कष्ट 
उठाया !! वे स्वप्न में भी असत्य का स्पशं पसन्द नहीं करते थे। 
तारामती, रोहित और हरिशचन्द्र तीनों का मूल्य त्रिभुवन के बराबर है। 

चांडाल के यहाँ नौकरी करते हुए कितनी हृदयविदारक घटना घटी ! 
वे अपने बालक के लिए भी भ्ग्नि नहीं दे सकते थे | उन्हें अपनी पत्नीः 
की ही हंत्या करने के लिए तलवार उठानी पड़ी ! उनका मन कितना: 
कुसुमादपि कोमल प्रौर वज्रादपि कठोर था। 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


२३८ भारतोय संस्कृति | 


ध्येय से जरा भी च्युत होने का फल भोगना पड़ता है । ध्येय 
तो ध्येय ही है । कपड़े के ढेर में एक भी चिनगारी पड़ जाने से सब 
स्वाहा हो जाता है । “नरो वा कुंजरो वा” कहते ही धर्मराज का पृथ्वी 
के चार भ्रंगूल ऊपर चलने वाला रथ दूसरों के रथ की तरह ही पृथ्वी 
पर चलने लग गया । पवित्रतम राजा नल के पैर की अंगुली का एक 
थोड़ा-सा भाग भ्रच्छी तरह धुल नहीं पाया, थोड़ा मैला रह गया; बस, 
उस तिल बराबर जगह में से ही कलियुग उसके जीवन में प्रविष्ट होगया । 

इस प्रसंग में एक महान सत्य कहा गया है । पाप तो मालूम हुए 
बिना ही धीरे-धीरे प्रविष्ट होता रहता है । बस, एक ही प्याला ।* इस 
एक प्याले को ही फेंक देना चाहिए । इस बात में सावधान और चौकन्ने 
रहना चाहिए कि पहला ही गलत कदम न उठने पाए । रवीन्द्रनाथ की 
गीतांजलि में एक बड़ा ही सुन्दर गीत है : र 

“बहु बोला, मुझे एक कोने में जगह दे दो । में कोई गड़बड़ नहीं 
करूंगा । लेकिन रात्रि के समय उसने विद्रोह किया भ्रौर वह मेरी छाती 
पर चढ़ बैठा । मेरे हृदयासन पर बैठी हुई मति को ढकेल कर उसने वहाँ 
शअ्रपना राज्य जमा लिया । ” 

इस गीत का भाव यही है । शैतान का आगमन इसी प्रकार हमें 
धोखे में डाल देता है । रोग के जन्तु धीरे-धीरे प्रवेश करते हैं और फिर 
सारे शरीर में व्याप्त हो जाते हैं । विदेशी सत्ता धीरे से आती हैं और 
सवत्र फल जाती है । ग्रतः पहले से ही सचेत रहना चाहिए । 

महारथी करां श्रौर राजा बलि ने दानशोलता की हद करदी । यह 
जानकर भी कि अपने शरीर के कवच-कुण्डल देने से मृत्यु का आंलिज्भन 
करना होगा, करणां अपने शरीर के कवच-कुण्डल काट-काटकर दे 
देता हूँ । मु'ह से 'नाहीं' कहने के बजाय॑ मृत्यु स्वीकार कर लेना उसका 
स्वभाव ही वन गया था । वह अपने पिता सूर्य से कहने लगा--० में मूर्ख 
नहीं हूं। में तो व्यावहारिक हूं संसार उसे ही व्यावहारिक व्यक्ति कहता 
है जो थोड़ी कीमत देकर बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। में इस नश्वर 


* एक मराठी नाटक का नाम । 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
ध्येय की पराकाष्ठा २३९ 


शरीर को देकर अमर कीति को पराप्त कर रहा हूं। इस मिट्टी को देकर 
ऐसा यश ले रहा हूं जो संसार के श्रन्त तक टिका रहेगा ।” उसने यह 
कितना सुन्दर और प्रच्छा सौदा किया ! 

इसी तरह राजा बलि भी है । जब वामन के पेर रखने के लिए 
जगह नहीं बची तब उसने ग्रपना सिर ग्रागे कर दिया । बलि को मृसी- 
बत में पड़ा देखकर मदमत्सर से मरे हुए देवता नगारे बजाने लगे, दुन्दुभी 
बजाने लगे; लेकिन धीरवीर बलि कहता है 

भ्रमरों की जयजयकारों का मुझे नहीं भय उतना । 
अपने श्रपयश का प्रतिदिन ही लगता हुं भय जितना ॥ 

मुझे तो अपने यश की चाह है । में इन देवताश्रों के होहल्ले की 
चिन्ता नहीं करता । 

मृच्छकटिक में चारुदत्त ने भी इसी प्रकार के उद्गार प्रकट किये हैं--- 

विशुद्धस्य हि मे सृत्य॒ः 
पुत्रजन्म समः किल । 

यह भारतीय संस्कृति की ्रावाज है । 

शरणागत की रक्षा के लिए राजा शिवि भ्रपनी जंघा का मांस काट- 
कर दे देता है | मयूरध्वज आधा शरीर काटकर दे देता है ग्रौर जब उसे 
मालूम होता है कि मेरी बांई ग्रांख में ग्रांसू देखकर अतिथि चला जायगा 
तो वह कहता है---“यह पानी मेरी आँख में इसलिए नहीं श्राया है कि इस 
शरीर को करवत से काटकर मुझे देना पड़ रहा हूं बल्कि इसलिए कि 
दाहिना अंग सार्थक हो रहा है भौर इसे उतना सौभाग्य नहीं मिला है ।” 

अतिथि के सामने अपने इकलौते पुत्र के सिर का मांस पकाकर 
परोसने वाली चांगुणा अपने पुत्र का सिर गाते हुए कूटती है । कितना 
धेयं हु ! कितना त्याग है! कितनी ध्येयोत्कटता है! ओर रन्त में तिथि 
राजा को भी भोजन करने के लिए बुलाता हैँ । राजा श्रीपाल विकल 
हो जाता है । उस समय वह महासती पति को घैये देते हुए कहती है-- 

अमैंने रका था इस सुत को खुशी-खुशी नव मास उदर से। 

क्या तुस निपट विकल होशोगे रखकर उसको चार प्रहर सें॥' 
“दर्थात्‌ मेंने अपने इस पुत्र को नौ महीने तक पेट में रखा था । क्या 


(०0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
२४० भारतोय संस्कृति 


तुम उसे चार प्रहर भौ अपने पेट में नहीं रख सकोगे ?” 

राजा हंसध्वज मुनादी करवाता हूँ कि जो लड़ाई के लिए तैयार 
होकर घर से वाहर नहीं श्रायेगा उसे गरम-गरम तेल में डाल 
दिया जायगा । लेकिन उसका प्रिय पुत्र 'सुधन्बा पत्नी-प्रेम के कारण घर 
रह जाता है | उसे श्राने में देर हो जाती हैं। लेकिन न्यायी हंसध्वज 
ग्रागा-पीछा नहीं देखता हे । वह अपने मन में सोचता है कि जो सजा 
में दूसरों को देता हूं क्या मुझे वही सजा ग्रपने पुत्र को नहीं देनी चाहिए ? 
सुधन्वा गरम तेल में डाल दिया जाता है । 

सावित्री अपने पति के लिए यमराज के पीछे-पीछे जाने के लिए 
तैयार होती है । घोर जंगल ! रात्रि का समय ! सामने मृत्यु देवता ! 
लेकिन वह सती डरती नहीं है । वह यमराज का ही हुदय-परिवर्तन कर 
देती है । 

प्रौर वह्‌ गांधारी ! उसने सोचा--जब पति ग्रन्धे हें तब में दृष्टि 
का सुख कंसे भोगू ? वह जन्म भर तक अपनी आँखें वांधकर रखती है । 
इस त्याग की तो कल्पना भी नहीं हो सकती | गांधारी के सामने भगठान 
कृष्ण थर-थर कांपते हुए खड़े रहते थे । 

विश्व भर से प्रेम करने वाले भगवान्‌ वृद्ध भूखी 'वृद्ध बाधिन के 
मुंह में अपनी जंघा दे देते हैं । -सन्त नामदेव यह सोचकर कि कुत्ता 
बिना चुपड़ी हुई रोटी को केसे खायेगा, उसके पीछे घी लेकर दौड़ते हैं। 
वृक्ष काटने वाले के सामने तुलसीदास जाते हें ग्रौर उससे कहते 
हें--“भाई, मेरी गरदन पर प्रहार कर, लेकिन उस वृक्ष पर मत कर | 
कबीर को ग्राज्ञा पर जंगल से घास काटकर लाने वाला कमार 
कमाल जब प्रभात की मन्द-मन्द वायु में घास को हिलते हुए देखता हे 
तो द्रवित हो जाता हुँ । उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो घास के पौधे 
कहते हें--“भाई हमें मत काटो, भाई हमें मत काटो ।” उसके हाथ से 
हंसिया गिर जाता है । आंखों में प्रेमाश्रु उमंड़ पड़ते हे । वह वैसे ही 
लौट आता है। यह सव सुनकर कबीर कमाल के चरणों में गिर जाते हैं। 

जगन्नाथपुरी के पास के नीले श्राकाझ को देखकर और मन में यह्‌ 
सोचकर कि यह मेरा घनश्याम कृष्ण ही है, हाथ ऊंचे करके समद्र में 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


ध्येय को पराकाष्ठा २४१ 


नाचते फिरने वाले महान्‌ बंगाली वैष्णव वीर चैतन्य ! विष का प्याला 
पीनेवाली, काले सांप को शालिग्राम मानने वाली, भक्ति-प्रेम से नाचने 
बाली मीरा ! स्वामी के काम के लिए भ्रपने पुत्र का बलिदान करने 
. वाली पन्ना ! 

'यदि दिन में चौबीस के बजाय पच्चीस घंटे होते तो में प्रजा का 
अधिक कल्याण कर सका होता--यह कहने वाला विश्व-भूषण राजा 
ग्रशोक ! 

प्रति पांचवें साल अपने सारे खजाने को लुटा कर अकिचनत्व को 
सुशोभित करने वाला राजा हषं ! 

जंगल में कन्द-मूल-फल पर जीवित रहने वाला, घास-फूस पर सोते 
वाला, राणा प्रताप ! 

“प्रजा के द्वारा लगाये गए पेड़ों को भी हाथ न न लगाओ”---इस प्रकार 
का आज्ञा-पत्र निकालने वाले और परस्त्री को माता के समान समकने 
वाले छत्रपति शिवाजी ! 

.« फल के बगीचे में से भ्रपने हाथों एक फल तोड़ लिये जाने 
पर अपने हाथ कटवा देने की इच्छा रखने वाले दादाजी कोंडदेव ! 

“मेने पांच तोपें सुन ली, भ्रब सुख से मर रहा हूं ये शब्द कहने 
वाले बाजी प्रभु ! 

“पहले कोंडाण्या का विवाह, बाद में रायबा का” यह कहने वाले 
तानाजी ! 

धर्म के लिए अपने राई-जैसे टुकड़े करवा लेने वाले संभाजी ! 

अपने स्वामी के कार्य के लिए सव कुछ बेच देनेवाले खंडो 
बल्लाल ! 

“बचेंगे तो भ्रौर लड़ेंगे! कहने वाले दत्ताजी ! 

'ऐसा काम कीजिये कि मुंह से गिरने वाला कफ़ शौच के द्वारा 
निकल जाय झौर मेरा मुंह राम-नाम बोलने के लिए मुक्त हो जाय! 
वैद्यों से इस प्रकार की प्रार्थना करने वाले पेशवा प्रथम माधवराव ! 

तुम्हें प्रायश्चित्त के रूप में अ्रग्ति-स्तान करना चाहिए” ऐसा 
राघोबा को कहने वाले न्यायमूर्ति रामशास्त्री ! 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
२४२ भारतीय संस्कृति 


प्रजा को कष्ट पहुंचाने वाले अपने पुत्र को भी त्याग देने वाली 
देवी श्रहिल्याबाई ! 

'मेरे मरने के बाद दूसरों को मेरे शरीर का स्पर्शं न करने देना' 
यह वात कहने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ! 

'मेंने जो उचित था वही किया, मुझे खुशी से फांसी दे दी जाय! 
यह कहने वाले तात्या टोपे ! 

यह है भारतीय परम्परा ! यह है ध्येय-पूजा ! भारत के प्रत्येक 
प्रान्त में इस प्रकार की ध्येय-पूजा करने वाले नर-नारी-रत्न सतत जन्म 
लेते रहे हैं । 

्राज भी उस दृष्टि से भारत मरु नहीं बना है । परतन्त्रता के 
सर्वंभक्षक काल में भी भारत ने हमेशा ऐसे ध्येयनिष्ठ मनुष्यों को जन्म 
दिया है जो सबके हृदय में श्रद्धा का स्थान प्राप्त करने योग्य हें । 


DS 
अवतारनकल्पना 


ऐसा समझा जाता है कि भ्रपौरुषेयवाद और ग्रवतारवाद के कारण 
भारतीय लोगों का अ्रध:पतन हुग्रा । श्रव भ्रपौरुषेयवाद में तो किसी 
का विशवास नहीं है । इस वीसवीं शताब्दी में कोई भी यह मानंने 
के लिए तैयार नहीं होगा कि वेद मनुष्यों ने नहीं लिखे, वे श्राकाश से 
गिरे हें । वेद में अनेक स्तोत्र इस प्रकार के उद्गार प्रकट करते हुए 
दिखाई देते हें कि “में श्राज इस नवीन स्तोत्र की रचना कर रहा हूँ ।” 
वेद का ग्रथ तो विचार, ज्ञान. और श्रनुभव का खजाना--बस इतना ही 
करना चाहिए । वेद के आधार पर स्थापित किये हुए धर्म का मतलब 
है ज्ञान के ऊपर, अनुभव के ऊपर स्थापित किया हुआ धर्म । जैसे-जैसे 
ज्ञान की वृद्धि होती जायगी, नया-तया श्रनृभव मिलता जायगा, वैसे-वैसे 
सनातन घर्म को स्वरूप भी नया-तया बनता जायगा । सनातन धर्म का 
्रर्थ है प्रगतिशील धर्म । | 


~ 


(000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


भ्रवतार-कल्पना २४३ 


_ 


लेकिन यह समभ में नहीं ग्राता कि भ्रवतारवाद से क्या 
नुकसान होता है ? भ्रवतारवाद की मूलभूत कल्पना त्रिकालाबाधित 
हैँ । श्रवतारवाद का अर्थ दुर्वेलतावाद नहीं । भ्रवतारवाद का श्र्थ 
प्रयत्नों का प्रभाव नहीं । श्रवतारवाद का श्रथ है अपार प्रयत्नवाद म्रौर 
ग्रवतारवाद का अर्थ हें अविरत कमं, प्रखण्ड उद्योग । 

हाथ-पर-हाथ रखकर बैठने से श्रवतार नहीं होते । बिलोये बिना 
मक्खन नहीं मिलता । बिना परिश्रम के फल नहीं मिलता । बिना कष्ट 
उठाये काम नहीं होता । इसी तरह बिना प्रयत्न के श्रवतार नहीं होता । 
प्रभावों की पराकाष्ठा में ही ग्रवतार-रूपी फल लगता है । 

हमारे मन की ग्राशा-भ्राकांक्षाएं हमें जिस व्यक्ति में अवतरित 
दिखाई दें वही भ्रवतार है । हमारे मन के ध्येय, हमारी भावनाएं, हमारे 
सुख-दुःख और हमारे मन के विचार हमें जिस व्यक्ति में मूतिमान दिखाई 
दें वही श्रवतार है । 

ग्रवतार पहले नहीं होता । पहले हम होते हैं, बाद में अवतार ! 
हम सब प्रयत्न करते हें, छोटे-बड़े सब प्रयत्न करते हैं । सभी अपनी- 
ग्रपती ओर से समाज में सुख और शांति का निर्माण करने के लिए 
शक्तिभर कष्ट उठाते हें। लेकिन हमारे सबके प्रयत्नों में एकसूत्रता 
नहीं होती, एकवाक्यता नहीं होती । हुम जिधर मन में आया दौड़ने 
लगते हैं--जिधर मन में ग्राया प्रयत्न करने लगते हें। हम सबको यह 
मालूम रहता है कि हमें एक नये संसार का निर्माण करना है । सबमें 
उत्कट भावना होती है, सबमें लगन होती हैं, लेकिन ये सारे प्रयत्न 
श्रलग-्रलग होते हैं । . A 

हमारे मन में कुछ-न-कुछ कल्पना ग्रवश्य होती है। लेकिन वह 
कल्पना स्पष्ट नहीं होती हैं। हमारी आंखों के सामने हमारा ध्येय प्रस्पष्ट 
रहता है। इस ब्रस्पष्ट ध्येय को स्पष्ट करने के लिए ही भ्रवतार की 
प्रावश्यकता होती है, प्रतः वह होता है। वह एक सामाजिक प्ावद्यकता 
ही है । प्रवतार ग्रकस्मातु नहीं होता ह वह धूमकेतु की भांति कहीं 
दूसरी जगह से नहीं आता। लाखों लोगों के अस्पष्ड प्रयत्ों में से स्पष्ट 
ध्येय दिखाने वाला अवतार सृष्टि के नियमों के अनुसार ही होता है । 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
२४४ भारतीय संस्कृति 


घर-घर घुमने वाले श्रणा जिस प्रकार स्थिर हो जाते हैं उसी प्रकार 
चबकरं भे पड़े हुए साधारण जीव ध्येय की स्पष्ट दिशा दिखानें वाले के 
ग्रासपास स्थिर हो जाते हें । जिस प्रकार लोहे के अण चुम्बक के पास 
ग्रा जाते हैं, जिस प्रकार ग्रह सूर्य के श्रासपास घूमने लगते हैं, उसी प्रकार 
प्रयत्न करनेवाले जीव प्रथत्नों का गन्तव्य स्थान दिखाने वाले महापुरुष 
के आसपास घूमने लगते हैं । 

श्री रामचन्द्र के जन्म के पहले बन्दर प्रयत्न कर रहे थे ॥ उन 
वानरों के प्रयत्नों के कारण ही राम का जन्म हुआ था । गोकुल 
में ग्वालों के प्रयत्न के कारण ही श्रीकृष्ण का जन्म हुझ्ना था । 
ग्वालों के हाथ में लकड़ी रहती थी; लेकिन उन लकड़ियों को एक ध्येय 
पर केन्द्रित करने के लिए श्रीकृष्ण की आवश्यकता थी। हाथ में ` 
लकड़ी लेकर घूमने वाले ग्वालों को पुकार कर श्रीकृष्ण ने कहा-- 
“ग्राञ्नो, आश्रो, सब लोग ग्रा जा्रो ! हमें इन्द्र के जुल्म को मिटाना हैं 
न ? ब्राम्नो, हम सव लोग मिलकर गोवर्धन पर्वत को उठाएं । लगाग्नो 
एक साथ लाठियां। एक ध्येय के लिए सब लोग खड़े हो जाश्रो ।” 
ग्वालों ने ही लकड़ियां उठाई । उन्होंने ही पर्वत उठाया। कृष्णा ने 
कया किया ? उन्होंने तो केवल उंगली दिखाई । यहां लकड़ी लगाग्रो । 
यहां एक जगह श्राग्रो । इस पर्वत को उठाश्रो । इस जुल्म को दूर करो। 
कृष्ण तो केवल पथप्रदर्शन कर रहे थे । श्रवतारी पुरुष जनता के 
प्रयत्नों को एक विशेष दिशा में मोड़ देते हें । शक्ति जनता की ही होती 
है; लेकिन केन्द्रीभूत' श्रौर सुसंगठित न होने के कारण वह परिणाम- 
कारक नहीं होती । जब उस राक्ति को व्यवस्थित स्वरूप दे दिया 
जाता है तब वह श्रमोघ हो जाती है, तेजस्वी हो जाती है, भ्रप्रतिहत हो 
जाती है । वह सारे संकटों को समाप्त किये बिना नहीं रहती । 

छत्रपति शिवाजी महाराज मानो महाराष्ट्र के लाखों प्रयत्नशील 
लोगों को एकत्र करने वाली एक महान शक्ति थी । उनकी बलवान 
मूति श्रांखों के सामने श्राते ही उस काल के सारे प्रयत्न करनेवाले लोग 
शीघ्र ही बिना बुलाये उस मूर्ति के सामने खड़े हो जाते है भौर उनके 
आदेश को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं | ग्रवतारी विभूति का ग्रर्थ 


es 


(७००. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


अ्रवतार-कल्पना २४५ 


है स्थिर विभूति--ध्येय पर दृष्टि रखकर भ्रटल खड़ी रहने वाली 
विभूति । हम सब ध्येयपूजक हैं । लेकिन हमारा यह निश्चय नहीं रहता 
है कि चाहे आसमान टूट पड़ेया पृथ्वी फट जाय हम उसे ही पकड़े 
रहेंगे । हम मोह में पड़ जाते हैं, सुख के लालच में फंस जाते हें । कष्टों 
से घ्राने लगते हैं, मुसीबत से डरने लगते हैं और मृत्यु से पराइमुख 
होते हें । हम सब ध्येय के लिए प्रयत्न कर रहे हैं; लेकिन वह प्रयत्न 
कब ठंडा पड़ जायगा, कब समाप्त हो जायगा, यह नहीं कह सकते । 

इस प्रकार के चंचल लोगों की ध्येय-श्रद्धा को महापुरुष दृढ़ बनाते 
हें । संसार उन महापुरुषों की परीक्षा लेता हे । सुकरात की परीक्षा ली 
गई थी । ईसा की परीक्षा ली गई थी; परन्तु वे महान्‌ पुरुष ्रविचल 
रहे और वे संसार के श्रद्धाभाजन बने हुए हैं । वे संसार के प्रयत्नों 
को अपने दिव्य, भव्य धैय से ओर श्रात्मऱत्याग से सही दिशा में मोड़ 
देते हैं । 

महात्मा गांधी के पीछे करोड़ों भारतीय क्यों खड़े रहते थे ? बात यह 
थी कि करोड़ों भारतीय लोगों के तिल-तिल प्रयत्नों से उनका निर्माण हुआ 
था। करोड़ों भारतीय लोगों को अपने ध्येय गर अपनी ग्राशा, ग्ाकांक्षाएं 
उस महापुरुष में भ्रत्यन्त उत्कटता से समायी हुई दिखाई देती थीं। 
ग्रपने हृदय का ध्येय जिस व्यक्ति में हमें अत्यन्त प्रखरता और स्पष्टता 
से मृतिमान होता दिखाई दे वही हमारा प्रवतारी पुरुष है । जहां हमारे 
प्रयत्नों की पराकाष्ठा मूरतिमान रूप ग्रहण करती दिखाई दे वही हमारा 
अवतारी पुरुष है । 

फिर ग्रवतार का मर्थ क्या है ? जब्ररदस्त लगन के साथ प्रयत्न 
करना । हमारे छोटे प्रय॒त्नों में से छोटे प्रवतार का निर्माण होगा, बड़े 
प्रयत्नों में से बड़े प्रवतार का निर्माण होगा । महात्माजी की शक्ति बढ़ाना 
हम लोगों के हाथ में था। राम के शब्दों की कीमत बढ़ाना वानरों के हाथ 
में था। इंग्लेंड जाते समय गांधीजी ने कहा था, "में वहां से क्या लाऊंगा ? 
में लाने वाला कौन होता हूं”? जो कुछ तुम दोगे वही में लाऊंगा, में तो 
तुम्हारी ही झबित हूं ।” महापुरुषों की शक्ति बहुजन समाज की शक्ति 
से मर्यादित रहती है । जिस अनुपात से बहुजन समाज प्रयत्नों की 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
२४६ - भारतीय संस्कृति 


पराकाष्ठा करेगा उसी परिमाणा से श्रवतारी पुरुष अपनी प्रभा फैलायेगा । 
श्रापको अवतार की श्रावश्यकता है न ? तो फिर भारतीय संस्कृति 
कहती हूँ, “भ्रपनी सारी शक्ति से ध्येय की ओर बढ़ने के लिए खड़े हो 
जाश्रो । स्त्री-पुरुष, छोटे-बड़े, राजा-रंक, सभी खड़े होग्रो । जरा ग्रांच 
लगने दो, हृदय जलने दो, हाथ-पैर हिलने दो; करोड़ों लोगों के एसे 
हादिक श्रांदोलनों में से ही महापुरुष प्रकट होते हैं और उनके प्रयत्नो में 
आगे सफलता के फल लगते हैं । 
इमर्सन ने एक स्थान पर कहा है कि “महापुरुष मानो लहर के 
ऊपर की भाग हें।” कितनी सुन्दर उपमा है ! लहर कितनी दूर से चढ़ती- 
गिरती ग्रातो हैँ, निरन्तर बढ़ती हुई जाती हूँ । श्रन्त में वह ऊंचाई की 
पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। उस समय उस लहर के शिखर पर 
स्वच्छ झाग ग्रा जाती है, वह उस लहर का निर्मल श्रन्तरंग हें । समाज 
में कितने ही वर्षो से ग्रान्दोलन हो रहा है, प्रयत्न हो रहे हें ! कदम बढ़ते 
जा रहे हें । समाज में ग्रान्दोलन बढ़ते-बढ़ते प्रचंड लहर-जेसे बन जाते हें 
श्रौर उस लहर के सिर पर महापुरुष खड़ा रहता हैं उस लहर की 
स्वच्छता ही मानो वह श्रवतार है । जनता के अनन्त प्रयत्नों में हलचल 
पैदा होने से जो स्वच्छ पवित्र स्वरूप ऊपर आ जाता हैँ वही स्वरूप 
मानो महापुरुष हैं । जनता के प्रयतनों की सारी प्रखरता, सारा पवित्र 
मांगल्य, सारी निर्दोष विशालता उस ग्रवतारी पुरुष के द्वारा संसार को 
दिखाई देती हे । लोगों के प्रयत्नों का सुन्दर नवजात शिशु ही मानो बह 
महान्‌ विभूति हे । 
कहा जाता है कि सतपुत्र सतूकुल में ही उत्पन्न होता है । इस 
कहावत का यही श्रर्थ हं । तपस्या के गर्भ में एक सद्‌ अंकुर का निर्माण 
होता है । जिस समाज में तपस्या हैं, लगन है, प्रयत्न है, ध्येय-निष्ठा 
है, उस समाज में महात्माश्रों का ग्रवतार होता हुँ । महातमा बुद्ध के 
जन्म लेने के पूर्वे भारत में एक प्रचंड वैचारिक भ्रान्दोलन चल रहा था । 
जगह-जगह यह बहस शुरू हो गई थी कि यह बात सत्य है या बह। 
जगह-जगह चर्चा ग्रौर श्रध्ययन-मण्डल दिखाई देते थे । उस प्रकार की 
प्रचण्ड वैचारिक क्रान्ति में से महात्मा बुद्ध का जन्म हृश्रा । उस 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


अ्रवतार-कल्पना २४७ 


वेचारिक लहर के ऊपर की शुद्ध स्वच्छ झाग ही मानो यह महान 
सिद्धार्थ है । । 

अपने अनन्त प्रयत्नों या आनन्‍्दोलनों का संचालन करने वाला, हमारे 
भ्रनन्त प्रयत्नों का श्रर्थं बताने वाला महापुरुष देखकर हमारा हृदय 
उछलने लगता हूँ । माँ को जब वालक के नौ मास उदर में रखने और 
प्रसव-पीड़ा के सहन करने के फलस्वरूप वालक का जन्म होता हुँ तब 
वह सबकुछ भूल जाती है । यही हाल जनता का है । जनता महापुरुषों 
की जननी हे । इन महापुरुषों का नामोच्चार करते-करते जनता में अपूर्व 
स्फूति झा जाती हैँ । 

हम स्वाभाविक रूप से कह देते हें कि नाम-जप का क्या अर्थ हूं । 
लेकिन नाम-जप में पार शक्ति है । 'वन्देमातरम्‌' मंत्र का जप करते- 
करते छोटे वच्चे हंस-हंसकर कोड़े खा लेते थे 'भारत माता को जय 
बोलते-वोलते शहीद फांसी के तस्ते पर चढ़ जाते थे। 'महात्मा गांधी 
की जय! बोलते-बोलते स्त्रियां अपने सिर पर लाठियों के वार सहन कर 
लेती थीं । 'इस्किलाब जिन्दावाद' कहते-कहते क्रान्तिकारी लोग गोलियों 
के सामने सीना तानकर खड़े हो जाते थे । 

नाम-जप का ब्रर्थ है, ध्येय का जप । महात्मा गांधी का म्र्थं हूँ 
भारतवर्ष की भ्राजादी । राम-नाम का श्रर्थ है रावण का विनाश श्लौर 
पद्दलितों का उद्धार, गोपालकृष्ण का श्रर्थ है दैववाद के विरुद्ध 
विद्रोह और शुद्ध कर्मयोग की महिमा का प्रसार । गोपालकृष्ण का 
अर्थ है भेदातीत प्रेम; स्त्री, शूद्र, वैश्य सबको समान मानना। काल 
मावस की जय, लेनिन की जय का ग्रर्थ है सारे श्रमजीवी लोगों का 
महान वैभव । इस प्रकार के प्रत्येक नाम में भ्रनन्त अर्थ है । इस एक 
नामोच्चार में प्रपार स्फूति हैँ । वह हमारे ध्येय का मूतिमान स्मरण है । 
वह स्मरणा हमारी मृत्यु पर सवार रहता है । 

फिर अवतारी पुरुष क्यों निर्भय रहते हें? वज्रको भी मोड़ ने 
की शक्ति उनमें कहां से श्राती है ? भ्रवतारी पुरुष को मालूम रहता 
कि में भ्रकेला नहीं हूं । 'मेरा' अर्थे है लाखों लोग । में उन लाखे लोगों का 
प्रतीक हूं । में लाखों लोगों से जुड़ा हुभ्ना हूं । लाखों लोगों के लाखों हाथ 


(७०0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


२४८ भारतीय संस्कृति 


मेरे-ग्रासपास हैं । मेरे शरीर को हाथ लगाने का ग्रर्थ है लाखों लोगों 
के शरीरों को हाथ लगाना । मेरा श्रपमान करना मानो लाखों लोगों का 
ग्रपमान करना है । 

कया महात्मा गांधी भ्रकेले थे ? लाखों चर्खो फर सूत कातने वाले 
लोग उस सूत के द्वारा उनसे हमेशा के लिए बंध गये थे । ग्राम- 
सेवा करने वाले हजारों लोग गांधीजी के साथ जुड़ गये थे । हरिजन-सेवा 
करने वाले सँकड़ों भाई गांधीजी के साथ एक हो गये थे । हिन्दू-मुस्लिम 
एकता स्थापित करने बाले, साम्प्रदायिक झगड़े मिटाने वाले, शराव-वन्दी 
करने वाले, सत्र लोग गांधीजी के साथ जुड़ गये थे । इन करोड़ों लोगों 
की, इस जनताजनार्दन की सुदर्शन-शक्ति गांधीजी के ग्रासपास 
घूमती थी । श्रौर कया जवाहरलालजी अकेले हैं ? पद्दलितों का पक्ष 
लेनेवाले, मदान्ध एवं विलासी लोगों का नशा उतारने वाले, श्रम का 
महत्त्व पहचानने वाले, किसान-मजदूरों के लिए बलिदान करने वाले, 
उनका संगठन करने वाले, सच्चे मानवधर्म को पहचानने वाले और सारे 
दम्भों को दूर हटा देनेवाले हजारों लोग जवाहरलाल के ग्रासपास 
खड़े हैं । ग्रौर जिनके लिए जवाहरलाल व्याकुल हें, तड़प रहे हैं वे 
करोड़ों हिन्दु-मुसलमान भाई उनके साथ जुड़े हुए हें । इसीलिए जवाहर- 
लाल के शब्दों में तेज हैं, वाणी में श्रोज है और दृष्टि में तेजस्विता है । 

महापुरुष का श्रथ है पुजीभूत विराट जनता | इसलिए बलवान 
सरकारें भी ऐसे महापुरुषों से कुकी रहती हैं । महापुरुषों का खून 
गिराना कोई सरल बात नहीं है। सम्भाजी के खून ने मुगल-सप्तांम्राज्य 
को धूल में मिला दिया । गुरु गोविन्दसिह के खून ने सिक्ख साम्राज्य 
का निर्माण कर दिया । 

राजा विराट के दरवार में चौसर का खेल हो रंहा था । खेलते-खेलते 
गुस्से में भरकर राजा विराट ने धर्मराज पर पासा फेंक दिया । धर्मराज 
के ललाट से खून की धार बह निकली । धर्मराज ने उस खून को नीचे 
नहीं गिरने दिया । सैरन्ध्री एक पात्र लेकर श्रागई । उस पात्र में वह खून 
इकट्ठा कर लिया गया । धर्मराज से किसी ने पूछा---“झापने अपनी 
अंजली में रक्त क्यों रखा ? यदि वह नीचे गिरता तो उससे क्या हाति 


(७०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


गऋरवतार-कल्पना २४९ 


होती ?” धमंराज ने उत्तर दिया, “यदि इस रक्त की बू'द जमीन पर 
गिर पड़ती तो विराट का राज्य भस्म हो गया होता ।” 

श्रवतारी पुरुषों के रकत में भी बड़ी शक्ति होती है । ईसा का खून 
गिराया गया; लेकिन उस खून ने संसार को जीत लिया । कभी-कभी 
सत्तालोलुप लोग श्रवतारी पुरुषों की इस प्रचण्ड शक्ति को भूल जाते 
हें । वे श्रवतारी पुरुषों का खून गिराते हैं ग्रोर उस खून के गिरते ही 
सत्ताधारियों की सत्ता रसातल पहुंच जाती है, यह इतिहास का सिद्धांत है। 

अपने प्रयत्नों की पराकष्ठा कर ऐसा ग्रवतारी पुरुष जिन्हें देखता है 
वे धन्य हो जाते हें। ऐसा भ्रवतारी पुरुष उत्पन्न करने के लिए जो 
साथ-साथ परिश्रम करते हें, जो एक-दूसरे के निकट ग्राते हें, छोटे-बड़े, 
स्त्री-पुरुष, श्रेष्ठ-कनिष्ठ आदि भेदों को दूर हटाकर कमंयज्ञ करते हें, 
वे धन्य हैं । यह महान सहयोग है, इस कर्म में सबके लिए मोका है, 
चाहे पतित हो चाहे पुण्यवान । सब प्रयत्न करने के लिए हें। ग्रपने- 
अपने छोटे कर्मों से आइये, हम महापुरुष को जन्म दें । हम कर्मों के पव॑त 
बनाएं, प्रयत्नों के पहाड़ रचें । कश-कर से ही पर्वत बने हैं। ये सेवा 
और श्रम के पर्वत महापुरुष-रूपी जीवनदायी मेघों को खींच लेंगे और 
समाज सुखी एवं समृद्ध बनेगा । 

भारतीय संस्कृति कहती है कि यदि महापुरुष का जन्म चाहते हो तो 
चुपचाप मत ब्रैठो, केवल हरि-हरि जपते रहकर खटिया पर बेठे रहने 
से, चारपाई पर बैठे रहने से श्रीहरि का जन्म नहीं होता ! 

“न हि श्रांतस्य ऋते सख्याय देवाः।' 

यह श्रुति-वचन है । जो थके-मांदे हैं, भगवान्‌ उन्हीं के मित्र होते हैं । 
उन्हीं की रक्षा करते हें । जो परिश्रम नहीं करते, हाथ-पेरों का, हृदय- 
बुद्धि का उपयोग नहीं करते, ऐसे कर्मशून्य लोगों के लिए भगवान्‌ खड़े 
नहीं रहते । & 

ग्रवतारी पूरुषों को भ्रांखों से देखने से प्रधिक सौभाग्य की कया बात 
है ! ऐसे पुरुष हमारी आशा हैं । ऐसे पुरुष हमारी सामर्थ्यं हें । 
ऐसे पुरुषों को देखने की हमें जबर्दस्त इच्छा रहती हैँ ऐसी विभूति के 
दर्शनों के लिए आंखें प्यासी रहती हें । ईश्वर की महिमा ऐसे लोगों में ही 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
२५० भारतीय संस्कृति 


मालूम होती है । मानव की महिमा भी ऐसे लोगों में प्रकट होती है। 
महापुरुष मानव की शक्ति दिखा देते हें । मनुष्य कितना ऊंचा जा सकता 
हैं, यह वात भी महापुरुष ही दिखा देते हैं । 

भारतीय संस्कृति में कमंशून्यता के लिए, आलस्य के लिए, निराशा 
के लिए कोई स्थान नहीं है । भारतीय संसक्ति का श्रर्थ हैं प्रयत्नों की 
पराकाष्ठा, श्रमर आशज्यावाद और करोड़ों छोटे-वड़े लोगों का सहयोग । 
ग्रवतार-कठ्पना में इन सब बातों का स्पष्ट प्रतिबिम्ब है । जिस दिन 
सव लोग उसे समझने लग जायंगे, वह बड़ा सुदिन होगा । 


१ २० ¦; 
OS पू 
सूतधूजा 
भारतीय संस्कृति में मूतिपुजा एक महान और मधुर कल्पना है। 
मनुष्य उत्तरोत्तर श्रपना विकास कर सके इस दृष्टि से भारतीय संस्कृति 
ने जिन अनेक साधनों का निर्माण किया हे उनमें यह एक महान साधन 
है । जितना ही हम मूर्तिपूजा का विचार करते हैं उतना हमें मालूम 
होता हुँ कि उसके मूल भाव में कितनी गहराई है ! 
मनुष्य विभूतिपूजक हैं, यह प्रवृति हम लोगों में भ्रपने श्राप उत्पन्त 
हुई है । जो हमसे बड़े हैं उनके सम्बंध में हमें श्राइचर्य होता हुँ । जो 
बुद्धि में, उदारता में बड़े हैं, उनके संबंध में हमें ऐसा लगने लगता है कि 
हमे उनकी पूजा करनी चाहिए । यदि हममें यह महान विभूतियों की 
पूजा करने की वृत्ति न होती तो हमारा विकास नहीं होता । विभूति- 
पूजा विकास का प्रभावशाली साधन्‌ है । 
मूर्ति का भ्र्थ हे श्राकार। मूर्तिपूजा का श्र्थ है श्राकारपूजा, 
अत्यक्ष पूजा । अपनी आँखों के सामने हमें कुछ-न-कृछ प्रत्यक्ष दिखाई 
देता है । जीवन की प्रथमावस्था से ही हम सब आकारपुजक होते हैं । 
हम व्यनिति के आसपास इकट्ट होते हैं, व्यक्ति के बिना हमारा कोई काम- . 
काज नहीं चलता । हमें ऐसी मूति की जरूरत रहती है जिसे हम आँखों 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


मूतिपुजा २५१ 


से देखें, कानों से जिसके शब्द सूनें रौर हाथ-पैरों से जिसे पकड़ सके । 
इसीलिए बुद्ध-धर्म में तीन साधकावस्थाएं बताई गई हैं । 
बुद्धं शरणं गच्छामि 
संघं शरणं गच्छामि 
४ धर्म शरणं गच्छामि 
मनुष्य को इन तीन स्थितियों में से गूजरना पड़ता है। वह पहले 
महान व्यवित की दारणा में जाता है । हमें अपनी ग्रांखों के सामने जो 
महान विभूति दिखाई देती हुं हम उसके पास जाते हैं । कोई गांधीजी 
के आसपास इकट्ट हो जाते हें, कोई श्ररविद के चरणों के पास जाते 
हें, कोई रवीन्द्रनाथ की विश्वभारती में प्रविष्ट होते हें। इस प्रकार 
मनुष्य विकास की प्रोर जाना चाहता है । 
लेकिन ब्यक्ति तो क्षणभंगुर हूँ । राज नहीं तो कल उसे पदे की 
ग्रोट में जाना पड़ेगा । जिस महापुरुष के शरीर से हम प्रेम करते हें । 
वह शरीर एक दिन मिट्टी में मिल'जाता हूँ । वे प्रेमभरी पवित्र आंखें 
बंद हो जाती हें । वह श्रमृत बरसाने वाला मुख वंद हो जाता हैँ और वे 
श्राशीर्वाद देने वाले हाथ ठंडे पड़ जाते हें। ०» 
जिस विभूति के चरणों में हम बैठते हें वह अदृश्य हो 
जाती हूँ; लेकिन उस विभूति के बाह्य ग्राकार का महत्व नहीं है । उस 
श्राकार में सं जो दिव्य तत्व बाहर निकलते हैं उन्हों का महत्व है । वे 
तत्व क्या व कंसे थे ? 
उस महापृरुष के निकट के सारे लोग एकत्र होते हैं और प्रपना एक 
वंधु-संघ बनाते हें। वे सब एक गुरु के शिष्य होने के कारण गुरु के 
उद्देश्यों का भ्रनुकरण करना चाहते हें । लेकिन गुरु के उद्देश्यों के संबंध 
में उनमें मतभेद हो जाता है । वह बंधृ-संघ स्थायी नहीं रहता, उसमें 
से शाखाएं फूट निकलती हें । भिन्न-भिन्न पंथ शुरु हो जाते हैं । अतः 
प्रश्‍न होता है कि ऐसे समय क्‍या करें ? 
व्यक्ति चला गया । संघ मिट गया | भ्रब क्या रहा ? अब तो घर्म 
शेष रहा । हमारे गुरु जिस बात के लिए जिये प्रौर जिस बात के लिए 
मरे, हम उसी धर्म की शरणा में जाते हें। उस महाविभूति का जो 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
२५२ भारतीय संस्कृति 


तत्वज्ञान हमारी समभ में आता हुँ उसी तत्वज्ञान की हम पूजा करने 
लगते हें। अपनी दृष्टि से उस महापुरुष का जो स्वरूप हमारे ऊपर अंकित 
होता है हम उसी स्वरूप की उपासना करने लगते हैं । 

हम व्यक्ति-पूजा से. ग्रारम्भ करते हैं और तत्व-पूजा में उस आरंभ 
का पर्यवसान हो जाता है । हम मूर्ते की ओर से भ्रमते की श्रोर जाते 
हैं । मूर्तिपूजा की यह मर्यादा हमें पहचाननी चाहिए । अंत में कभी- 
न-कभी व्यक्त से श्रव्यक्त की तरफ, मूतं से श्रमृर्त की तरफ, ग्राकार से. 
श्रान्तरिक तत्व की तरफ हमें जाना ही पड़ेगा । उसके भ्रतिरिकत भ्रौर 
कोई मार्ग नहीं हे । 

हम मंगलमूति की पूजा करते हें। गणोश-चतुर्थी के दिन हम गणपति 
की मूर्ति लाते हें । उस मृति की प्राणप्रतिष्ठा करते हैं। लेकिन दो 
चार, दस दिन रखकर उसका विसर्जन कर देते .हें। उस मृति का 
प्रव्यक्त, अमर भाव स्थायी रूप से जीवन से जोड़कर मूर्ति को डुबो. 
देते हें । मूतिपूजा स्थायी ध्येय नहीं है। उसका यही ग्रर्थ है कि हमें 
कभी-न-क्रभी मूर्तिपूजा से श्रागें बढ़ना चाहिए । 

मानवीय विकास के लिए मूर्तिपूजा की तरह ही मूति-भंग करना 
भी अ्रावश्यकीय हू । हम मूर्तिपूजक हैँ, और मर्ति-भंग करने वाले भी। 
जिस मूर्ति की हमने कल पूजा की भ्राज भी उसी की पूजा करते रहेंगे, 
यह वात नहीं है । हमारी मूर्ति का तो उत्तरोत्तर विकास होता रहता 
हूँ । पुरानी मूर्ति जाती श्रौर नई मूर्ति ग्राती हूँ। मान लीजिए कि बचपन 
में हम अपने माता-पिता की मूति की पूजा करते थे। लेकिन जब बड़े 
होते हें तो इस मूर्ति को दूर करके भारत माता की मूर्ति की पूजा करने 
लगते हें। छोटी मां का बड़ी मां में पर्यवसान हो गया । छोटी मां की 
मूर्ति तोड़कर हम बड़ी मां की मृति बनाते हें। हम इससे भी आगे 
जाते हैं । श्रब भारत माता की भी मूति भ्रच्छी नहीं लगती | हम विइवंभर 
मां की मूति बनॉकर उसकी पूजा करते हें । सारी मानव-जाति की मति 
बनाकर उसकी उपासना करते हें । जन्म देने बाली मां गई ग्रौर भारत 
माता श्राई। भारत माता गई श्रौर मानव-जाति की मां झोई । इस 
प्रकार हम उत्तरोत्तर श्रपनी मृतिपुजा विशाल करते जाते हें । 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
मूतिपूजा २५३ 


फिर श्री राम की मूरति केवल रामचन्ट्रजी की मूर्ति नहीं 
रहती । बाली की मारने वाले, शम्बूक का संहार करने वाले राम हमारी 
आंखों के सामने नहीं रहते | राम की मूर्ति बढ़ते-वढ़ते जगदीइवर की 
'मृति बन जाती हें। श्रयोध्यापति राम विश्वव्यापी राम हो जाते हैं । 
राम कीं मनुष्य-कल्पना नष्ट हो जाती हुँ, झौर श्रतिमानृष्य कल्पना 
खड़ी रहती है। 

इस प्रकार मूति-पूजा विइव-पूजा बन जाती हैँ । वह छोटी-सी मूर्ति 
अनन्त की मूर्ति हो जाती है । लेकिन मूतिपूजा में समाया हुआ यह 
“विकास हममें से बहुत से लोगों में नहीं होता । उस मूर्ति में समाई 
हुई श्रनन्तता हमारे अ्रनुभव में नहीं राती । मन्दिर से बाहर आते ही 
मुति का खयाल नहीं रहता । उस पाषाण की मूर्ति की पूजा करते-करते 
'ऐसा श्रवसर कभी नहीं आता कि हमें संत्र ईश्वर की ही मृति 
दिखाई दे। भगवान की मूर्ति उस मूर्ति से आगे कभी जाती ही नहीं : 
लेकिन मूर्तं से अमूर्त की ओर गये बिना ग्रात्मसन्तोष नहीं हो सकता । 

छोटा बच्चा हमेशा यह चाहता हूँ कि मां उसके पास रहे। जब 
वह थोड़ी-सी भी दृष्टि की ग्रोट होने लगती है तो बालक रोता हे। 
लेकिन बालक को तो मां से दूर रहने की आदत डालनी ही पड़ती हैं.। 
मां की भावना रखकर संसार में घूमना पड़ता है । मूर्ते से. अमूर्त की 
रोर जाना पड़ता है। उस अकार में समाई हुई मां को उसे विशाल 
बनाना पड़ता है। मां की प्रेममयी, स्नेहमयी, ज्ञानमयी मृति हृदय में 
बसानी पड़ती है । फिर वह जहां जायगा वहां मां-ही-मां दिखाई देगी । 

जिधर देखता हूं उधर तू हो तु है। 

हम सब लोग जब मन्दिर में जाते हें तब हममें भक्ति-भाव रहता 
ई । तब अपने हृदय में हम भगवान के सामने खड़े रहकर अपने कान 
पकड़ते हैं ।- धीरे से गाल में चपत लगाते हूँ । साष्टांग प्रणाम करते 
हैं, प्रदक्षिणा करके भगवान्‌ की मूर्ति को हृदय में रखने का प्रयत्न 
करते हैं । लेकिन मन्दिर के बाहर भाते ही हमारा व्यवहार प्रहले जेसा 
हो जाता है। हमारी मूर्तिपूजा तभी सार्थक होगी जब मन्दिर के बाहर 
भी भगवान्‌ हमारे मन में बसे रहेंगे । श्राजकल तो मन्दिर के भगवान्‌ 


(०0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
२५४ भारतीय संस्कृति 


मन्दिर में ही रहते हें । हम उन्हें बाहर नहीं लाते । इसलिए समाज में 
ग्रपार दुःख श्रौर विषमता है । 

जिस प्रकार हमेशा हमें मां का स्मरणा रहता है उसी प्रकार हमेशा 
हमें मन्दिर की मूर्ति का भी स्मरणा रहना चाहिए । बह मृति त्रिलोक 
में संचार करनेवाली होनी चाहिए । हमें सर्वत्र उसका दर्शन होना 
चाहिए । यद्यपि हिन्दुप्नों ने मूर्तिपूजा का ऐसा विकास नहीं किया 
है । ऐसा विकास करने की ग्रोर उनका ध्यान नहीं गया, तथापि भ्रन्य 
धर्मावलम्बियों की श्रपेक्षा उन्होंने इसका श्रधिक विकास किया हैँ । हिन्दू 
धर्म की श्रपेक्षा दूसरे धर्मों में भी मूर्तिपुजा श्रधिक है । हिन्दू धर्म की 
मूर्तिपूजा की अपेक्षा दूसरे धर्मों की मृतिपूजा कम उदार हैं । उदाहरणार्थ, 
ईसाईयों के क्रास अथवा मुसलमानों के काबा को हिन्दूधर्मावलम्बी पवित्र 
मानतः है । हिन्दू कहता है जैसी हमारी शालिग्राम की मूर्ति है वैसी 
ही यह उनके लिए है । हिन्दू कभी ऐसा नहीं कहेगा कि राम की ढाई 
हाथ की मूर्ति के बाहर संसार में कहीं पवित्रता नहीं है । लेकिन इसके 
विरुद्ध क्रास को पवित्र माननेवाला ईसाई राम की मूर्ति को पवित्र 
नहीं मानेगा | वे इस कल्पना को सहन भी नहीं करते कि उनके धघः 
श्रौर उनके धर्म-चिल्ल को छोड़कर संसार में कहीं पवित्रता भी हो 
सकती हैँ । ४ 

वे मानते हैं कि केवल क्रॉस ही सत्य है, केवल काबा ही सत्य है। 
उस मूर्ति के परे, उस चिह्न के परे वे जाते ही नहीं। यदि इस रीति से 
देखें तो हमें यह स्पष्ट दिखाई देगा कि मुसलमान और ईसाई केवल 
आकारपूजक और अत्यन्त संकुचित मूर्तिपूजक हैं। हिन्द्‌ तो उस ग्राकार 
के परे जाकर श्रन्य मूर्तियों को भी उतना ही पवित्र मान सकता है। 

मूर्तिपूजा कबसे शुरू हुई ? मनुष्य के जन्म से ! सूर्य की पूजा, समुद्र 
की पूजा, वृक्षों की पूजा, सर्प की पूजा--यह सब पूजा के प्रकार ग्रनादि 
हैं। लेकिन पत्थर का श्राकार बनाकर मन्दिर का निर्माण करके पूजा 
करना कवसे शुरू हुआ ? बहुत से लोग कहते हें कि यह मन्दिर की 
मूर्तिपूजा बुद्ध के निर्वाणा के बाद प्रचलित हुई। वुद्ध के निधन के बाद 
उनकी सैकड़ों मूतियां बनीं । भिन्न-भिन्न संघारामों में बुद्ध की मूर्तियों की 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayée Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
मतिपुजा २५५ 


स्थापना की गई । बुद्ध-धर्म को आत्मसात्‌ कर लेने के बाद हिन्दू घमं ने 
उसी प्रथा को पकड़ लिया । सैकड़ों देवताम्रों के सैकड़ों मन्दिर भी बन 
गये । 
यह बात नहीं भूलाई जा सकती कि यद्याप पाषाणामय प्राकार की 
पूजा बुद्ध से शुरू हुई तथापि मूतिपूजा सनातन हे। शिल्पकला का 
विकास होने पर महान्‌ विभूतियों का स्मरण ताजा रखने की दृष्टि से, 
उनकी मूर्तियां बनाई जाने लगीं । प्रतिमाएं बनाई जाने लगीं । सबके 
मन में इस बात की उत्कण्ठा रहती हूँ कि महापुरुष कंसे दिखाई देते हें । 
हम कल्पना करने लगे कि भगवान्‌ कंसा होगा । हमें दो हाथ हें, उसके 
चार होंगे । हमारा एक मुंह हें उसके चार मुंह होंगे । मनष्य इस प्रकार की 
कल्पना करने लगा; लेकिन परमेश्वर की सच्ची मूर्ति की कल्पना कौन 
कर सकता है ! 
नमोऽस्त्वनन्ताय सहन्तमूतंये 
सहस्र -पादाक्षिशिरोरुबाहवे। 
सहस्रनाम्न पुरुषाय शाइवते 
_ सहस्नकोटियुगधारिणे नमः ॥ 
यही उसका अन्तिम स्वरूप निश्चित किया गया । 
आखिर ईश्वर की कल्पना हम किस श्राधार पर करें ? कवि बाय- 
रन कहता है, “भगवन, समुद्र तुम्हारा सिंहासन है ।” इस भव्य सिहांसनः 
के ऊपर सिंहासन पर बैठने वाले राजाधिराज की कल्पना करनी 
हैं । सृष्टि में जो महान्‌ वस्तु दिखाई देती है उसी में हमें भगवान्‌ के 
अपार वभव की कल्पना होती हैं । भ्रतः उसे ही हम भगवान्‌ मानकर 
पूजने लगते हें सागर को देखकर भगवान्‌ के वैभव की कल्पना होती 
है, अतः हमें ऐसा प्रतीत होता हुँ कि सागर भी भगवान्‌ की एक मूर्ति 
है। सागर को देखकर हम हाथ जोड़ते हैं । भ्रनन्त लहरों से रात-दिन 
उछलने वाले, सतत गर्जना करने वाले सागर को हम प्रणाम न करें तो 
फिर किसको करें ? 
ग्राकाश का सूर्यं भगवान्‌ की ही मूर्ति है। जिसके पास अंधेरा 
फटकता नहीं, जो रात-दिन जलता रहता है, संसार को जीवन दे रहा 


060. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


२५६ भारतीय संस्कृति 


हैं, यदि ऐसे प्रज्वलित तेज के गोले को ईश्वर का अंश न मानें तो फिर 
किसे मानें ? [ 

गंगा-जेसी हजारों एकड़ जमीन को शस्यशामला बनाने वाली नदी, 
हिमालय-जेसा गगनचुम्बी हिमाच्छादित पर्वत, आकाश को चूमने वाले 
प्रचण्ड वटवृक्ष, उदार, वीर, गम्भीर वनराजकेसरी तथा अपने भव्य, 
दिव्य पंख खड़े करने वाला सौन्द्यमृति मयूर, यदि इन सबमें हम 
भगवान्‌ का वैभव न देखें तो फिर कहां देखें ? 

विस्वमित्र के द्वारा अपनी श्रांखों के सामने अपने सौ पुत्रों की हत्या 
देखकर भी शान्त रहने वाले भगवान्‌ वशिष्ठ, सत्य के लिए राजपाट 
छोड़कर वन जाने वाले भगवान्‌ रामचन्द्र, ग्रपने शरीर का मांस करवत 
से कटवाकर देने वाले राजा मयूरध्वज, बचपन में ही जंगल में चलने 
वाले तेजस्वी ध्रव, महाभारत की रचना करनेवाले महषि व्यास, ये सब 
ईश्वर की ही विभूतियां थीं । 

बच्चे का लालन-पालन करने वाली, बच्चे को दुःखी देख सुधबुध 
खो देने वाली, भ्रपने प्राणों की बाजी लगाकर बच्चे के प्राण बचाने 
वाली, कहीं कुछ भी भ्रच्छी चीज मिले तो पहले बच्चों को लाकर देने 
वाली, बच्चे को मीठा भोजन, भ्रच्छे कपड़े सब कुछ पहले देने वाली तथा 
जिसका. सारा जीवन ही जेसे पुत्रमय हो गया हो, यदि उस प्रेमसागर मां 
को भगवान्‌ न मानें तो फिर किसे मानें ? 

_ सातृदेवो भव। 

यह श्षुति की ग्राज्ञा हे । क्या श्रोपको भगवान्‌ की पूजा कंरनी है ? 
यदि करनी हो तो श्रपनी माता की पूजा करो। वह भगवान्‌ की ही पूजा 
हो जायगी । ईश्वर के अपार प्रेम की कल्पना हमें माता के प्रेम से ही 
हो सकेगी । 

श्रौर पशु से मनुष्य बनाने वाला महान्‌ सद्गुरु भी तो ईश्वर कीं ही 
मूर्ति है । मां-बाप ने शरीर ही दिया; लेकिन गुरु ने ज्ञान-चक्षु दिए। 
उसने यह सिखाया कि मानव-जन्म किस प्रकार सार्थक हो सकता है। 
वे गुरु मानो हमारे भगवान्‌ ही हें । 

-ये सब भगवान्‌ की ही मूति हैं। संसार में इनं महान्‌ लोगों के 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
मूर्ति-पुजा २५७ 


बहुत-से मन्दिर हैँ | जिघर देखिये उधर मूर्तियां हैं, तस्वीरें हैं, स्मारक हैं । 
यदि आप यूरोप महाद्वीप' में जायं तो ग्रापको हर जगह विभूतिपूजा 
५ दिखाई देगी । वहां ईश्‍वर की अनन्त रूपों में पूजा होती हुं । भारतीय 
संस्कृति सन्तों की दिव्यता पहचानती है । लेकिन यूरोपीय संसक्ति कवि, 
दार्शनिक, गणितज्ञ, वैज्ञानिक, वीर, राजनीतिज्ञ, संगीतज्ञ, चित्रकार, 
शिल्पकार, श्रभिनेता आदि सभी प्रकार के रूपों में परमेश्वर की विभूतियों 
की पुजा करती है । 
भारतीय मूर्तिपुजा आखिर क्या सन्देश देती है? भगवद्गीता 
का दसवां ग्रध्याय मूर्तिपूजा सिखाता है । “संसार में जहां-जहां विभूति 
दिखाई दे, वहां-वहां मेरा अंश मान” यह वात गीता कह रही है । लेकिन 
गीता इतना ही कहकर चुप नहीं होती। वह कहती है : 
प्रथवा बहुनैतेन -कि ज्ञातेन तवाऽजुन। 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्तमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ 

इन सारे चराचरों में सवंत्र में-ही-में समाया हुआ हूँ । पहले मुझे 
महान विभूतियों में देखना सीख । लेकिन इतने से ही काम नहीं चल 
सकता । जिस प्रकार छोटे बच्चे को शिक्षा देते समय उसे पहले सरल 
भ्रक्षर सिखाये जाते हें, उन्हें बड़े ग्राकार में बनाया जाता है । परन्तु 
केवल इतने से ही बालक का साहित्य में प्रवेश नहीं हो पाता । बच्चे को 
यह समझना चाहिये कि जो बड़े ग्रक्षर हैं वे ही छोटे अक्षर हैं। स्लेट 
पर लिखा हुम्रा वड़ा 'ग' झौर पुस्तक में लिखा हुआ बारीक 'ग' दोनों 
एक ही हें । साधारण अक्षरों को सीख लेने के वाद और यह सीख लेने 
के बाद कि छोटे-मोटे अक्षर एक ही हैं, छोटे बच्चों को जुड़े हुए अक्षर 
समभायें जाते हें । यदि संयुक्त ग्रक्षर उसकी समझ में नहीं राये तो 
उसे पद-पद पर रुकना पड़ेगा, रोना पड़ेगा । 

“मां? एक सीधा सरल श्क्षर है। आप यह समक गये किमां 
भगवान है । आप यह समक गये कि राम-कृष्ण भगवान हैं । आप यह 
समझ गये कि सागर भर वट-वृक्ष भगवान हैं। लेकिन रावणा, कंस, 
काट खानेवाला विषेला सांप, भयंकर व्याघ्र, ये किसके रूप हैं ? 

ये भी भगवांन के ही रूप हैं, परन्तु ये संयुक्ताक्षर हें। इन्हें 


(०0०0. In Public Domain. Sri‘Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
२५८ भारतीय संस्कृति 


समझना जरा कठिन हैं । लेकिन इन्हें तो समझना ही है। यदिन 
समझे तो जीवन में कोई श्रानंद नहीं रहेगा। मोक्ष नहीं मिलेगा । 

अंत में हमें यही सीखना है किं सर्वत्र भगवान का ही दर्शन हो 
रहा है । यही मूतिपूजा का पर्यवसान हैं । फिर सब ओर उसी की मूर्ति, 
सर्वत्र उसीके श्रनंत मंदिर । प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यवित मानो उस , 
चिदम्बर, दिगम्बर का ही मंगल मंदिर हू । सच्चे भक्त को प्रत्येक वस्तु 
में उस चिन्मय ईश्वर का ही दर्शन होता है । वह सारे संसार को 
भवित और प्रेम से देखता रहता है श्रौर उसकी श्रांखें श्रानंदाश्रश्रों से 
भर जाती हैं । 

मृतिपूजा करते-करते विशव ही मूति दिखाई देने लगना चाहिए। 
लेकिन यदि सारी चराचर सृष्टि मंगल श्रौर पवित्र प्रतीत न हो तो कम- 
से-क्रम मानव प्राणी को तो पवित्र और महान प्रतीत होने दो । मूतिपूजा 
का यह पहला पाठ तो हमें सीखना ही चाहिए। परन्तु मनुष्य ने यह 
पाठ श्रभी तक नहीं सीखा हैं । 

हमें यांत्रिक ढंग का कर्म पसन्द आता हूँ। परन्तु धर्म का श्रथ है 
संस्कार । प्रत्येक कार्यं की छाप जीवन पर पड़नी चाहिए । हम रोज 
मृतिपूजा करते हैं लेकिन जीवन पर उसकी कया छाप पड़ती है ? क्या 
पुजा करते हुए हम मन से कहते हें-“भगवान ! ग्राज की भ्रपेक्षा कल मेरे 
ये हाथ श्रधिक पवित्र बनेंगे । आज की अपेक्षा कल)मेरी ये आंखें ्रधिक 
प्रेमपुर्ण और प्रामाणिक बनेंगी । भ्राज की. अपेक्षा कल मेरा यह हृदय 
अधिक विशुद्ध और विशाल बनेगा । श्राज की श्रपेक्षा कल मेरी बुद्धि 
ग्रधिक स्वच्छ और सतेज बनेगी ?' 

हमारे मन में कुछ भी नहीं रहता । चौबीस वर्ष पूर्व हमारे ये हाथ 
जितने श्रपवित्र थे, उतने वलिक उससे भी श्रधिक अ्रपवित्र ्राज २४ वर्षों 
की पूजा के वाद हें। न विकास है, न पवित्रता है, न प्रेम है । अभी 
भेद मिटा नहीं है । भ्रहंकार खत्म नहीं हुश्रा है, फिर यह यांत्रिक पूजा 
कया काम ग्रावेगी ? 

मूर्तिपूजा में कृतकृत्यता की सुन्दर कल्पना है । कृतज्ञता जेसी 
सुन्दर वस्तु संसार में कोई नहीं है । ईइवर ने हमें सबकुछ दिया हैं । 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
मूतिपूजा २५९ 


हम उससे उऋणा किस तरह से होंगे, यही भावना प्रत्येक व्यक्ति के 
हृदय में रहती है। जिस ईश्वर ने इस विश्व-मंदिर में रवि, शशि, 
तारे जलाकर रखे हें । उसकी हम दीपपात्र से भ्रारती करते हें । बत्ती 
से ग्रारती करते हें। जिसने भ्रनेक प्रकार की सुगंध वाले करोड़ों फूल 
पृथ्वी पर खिलाये हैं, उसे हम भ्रगरवत्ती की खुशबू देते हें। जिसने 
रस से भरे हुए फल दिये, अनेक प्रकार के अनाज दिये, कंद-मूल दिये, 
दूध-दही दिये, उसे हम कटोरी भर दूध का नैवेद्य लगाते हैं । जिसने 
उमड़ता हुआ सागर बनाया हुँ, जो मेधमाला भेजता है, नदी-नालों 
में जल बढ़ा देता है । कुएं-तालाब भर देता है, उसके ऊपर हम लौटे 
भरं पानी का श्रभिषेक करते हें। यह क्या ईश्‍वर की मजाक है ? 
क्या सब पागलपन हुँ ? लेकिन यह पागलपन नहीं है । यह कृतज्ञता का 
चिन्ह हैं । उस विराट-विइवम्भर को हम ग्रपने छोटे हाथों से कंसे पकड़े, 
उसे कौन-से देव-मंदिर में बिठाएं ? हम ग्रपने मन के सन्तोष के लिए 
उस विएवम्भर की एक छोटी-सी मूर्ति बनायेंगे। हमें जो स्वरूप पसंद 
भ्राता हैं उसके अनुरूप उसे बना लेते हैं श्रौर उस मूर्ति की पूजा करते 
हैं । उसे गंध लगाते हैं, फूल चढ़ाते हँ | धूप-दीप जलाते हें । उस मूर्ति 
की प्रदक्षिणा करते हें उसको साष्टांग प्रणाम करते हें । इस तरह हम 
अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हें श्रोर उस सर्वव्यापी ईझ्वर के पास वह 
पूजा पहुंचती है । 

बच्चा पिताजी की. थाली में से कुछ लेकर उसे उन्हें खिलाना चाहता 
हैँ । पिता का इसमें कोई अपमान प्रतीत नहीं होता । वह प्रेम से म्‌ ह 
अ्रागे बढ़ा देते हें । इसी प्रकार वह चराचर पिता भक्तों पर नाराज नहीं 
होता । ईश्वर से लेकर ही ईश्वर को देना है। गंगा के पानी से गंगा 
को ही ग्र््यं देना है । हमें कहीं भी कृतज्ञता प्रकट करने का साधन मिले 
तो वह काफी है। 

मन्दिर की मूर्ति के सामने हम भक्ति-प्रेम से, कृतज्ञता से कुछ-नःकुछ 
अर्पण करते हैं लेकिन ईश्वर के सामने हम जो कुछ रखते हें उसका क्या 
उपयोग होता है ? भगवान तो तटस्थ हैं । पुजारी या मालिक ही सब 
चीजें ले लेता हू ग्रौर उस पवित्र मन्दिर में व्यभिचार की पूजा शुरू 


(०0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


२६० भारतीय संस्कृति 


हो जाती है । राम को पहनाया हुग्रा दुपट्टा मन्दिर के मालिक की वेश्या 
के शरीर पर सुशोभित होता है। भगवान्‌ को चढ़ाये हुए हीरे-मोती 
वेश्या के नाक-कान की शोभा बढ़ाते हें । 

ग्राज मूतिपूजा में गन्दगी आ गई है । हमें श्रांखें खोलकर मूति- 
पूजा करनी चाहिए। मूर्ति के सामने रुपया-पैसा चढ़ाना बन्द होना 
चाहिए । मन्दिर तो एक ऐसा स्थान हूँ जहां सबको बड़ी नग्न भावना 
से आना चाहिए । वह स्थान बड़ा स्वच्छ और पवित्र रखना .चाहिए। 
यदि वहाँ श्राते ही मंगल भावना मन में श्रा जाय तो काफी है । मूर्तिपृजा 
.का यही उद्देश्य हैँ कि पवित्र मन्दिर में जाकर हम भी पवित्र बनें 
और बाहर के संसार में पवित्र व्यवहार करने के लिए निकलें। 
भारतीय संस्कृति में मूतिपूजा की बहुत बड़ी महिमा है । जिस संस्कृति 
में मू्तिपूजा है उस समाज में तो प्रेम, स्नेह श्रौर दया को वाढ़ श्रानी 
चाहिए । लेकिन बड़े दुःख की बात है कि इन मन्दिरों में ऊंच-नीच भावना 
के पिशाच ऊधम मचा रहे हैं। हमारे देवताश्रों की मूर्ति भ्रष्ट होती है 
श्रौर उनको छूत लगती है । जहां भगवान्‌ ही पतित श्रौर भ्रष्ट होने लगे 
वहां शुद्धि कौन करेगा ? भूदेव ब्राह्मण करेगा ? 

वास्तव में तो मन्दिरों की श्रावश्यकता नहीं हे । इस विइव-मन्दिर 
में अनन्त मूर्तियां हैं । इस विश्व के प्रत्येक धणु-अ्रण से उसकी पृष्ठ- 
भूमि में रहने वाली शक्ति की कल्पना होती है एक श्ररब निवासी से 
एक ईसाई मिशनरी ने पूछा, “आपको यह किसने बताया कि ईश्वर 
है ?” उस अरब निवासी ने कहा, “इस रेगिस्तान में कल-कल शब्द 
करके बहने वाले झरने ने। इस रेगिस्तान में पैदा होने और रसपूणां 
फल देने वाले खजूर के वृक्षों ने रात को दिखाई देने वाले हरे नीले 
तारों ने ।” इस उत्तर पर वह मिशनरी नीची गदेन करके चला गया । 

प्रत्येक जगह भगवान की मूर्ति हुँ । तारों को देखते ही ऐसा लगता 
है कि उसे प्रणाम करना चाहिए । फूलों को देखकर ऐसा लगता है कि 
उसे प्रणाम करना चाहिए । महापुरुष को देखते ही ऐसा लगता है कि 
उसे प्रणाम करना चाहिए । भव्य दृश्य को देखकर ऐसा लगता है कि 
प्रणाम करना चाहिए । इस अनन्त विर्व में ग्रनन्त मन्दिर और ग्रनन्त 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
प्रतीक २६१ 


मूर्तियां हें लेकिन उन्हें देखता कौन है ? 

विवेकानन्द ने कहा, “जिस मूर्तिपूजा ने संसार को रामकृष्णा 
परमहंस जैसा भक्तशिरोमणि दिया, यदि उस मूर्तिपूजा में हजारों 
वुराइयां झा जायं तो भी में उसपर श्रद्धा रखूंगा । साधन पवित्र 
होते हैं; लेकिन स्वार्थी लोग उन्हें भ्रष्ट कर देते हैं । गंगा पवित्र र 
लेकिन यदि उसे गन्दी बना देने वाले मिल जायं तो वह बेचारी क्या 
करेगी ?” 


१ २१ १ 
प्रतीक 


प्रत्येक संस्कृति कुछ प्रतीकों का निर्माण करती है। जिस प्रकार फल 
में सारे वृक्ष का विस्तार समाया रहता है उसी प्रकार प्रतीकों में अनन्त 
श्र्थ समाया रहता है । हमारे यहां सूत्रग्रन्थों क्री रचना प्रसिद्ध है । 
बहुत से शास्त्रों के सूत्रग्रंथ हैं । सारांश यह कि शास्त्रों के सिद्धान्त उन 
सूत्रों में समाये रहते हैं । प्रतीक मानो संस्कृति के सूत्र ही हें । वास्तव 
में देखा जाय तो प्रत्येक वाह्य क्रिया ्रान्तरिक विचारों की प्रतीक होती 
है । हमारा मन ही सँकड़ों कृतियों में प्रकट होता है। पहले मन झुकता 
है तव फिर बाहर सिर झुकता हूँ । पहले हृदय भर श्राते हैं तब आँखें 
भर आती हें । पहले मन को पीड़ा होती हूँ तब हाथ उठते हैं । मन 
में फूटा हुआ अंकुर ही क्रिया है। 

भारतीय संस्कृति में सैकड़ों प्रतीक हें। हमें उनका अर्थं खोजना 
चाहिए । जिस समय ग्रर्थहीन प्रतीक पूजे जाने लगते हैं तब धर्म यन्त्रवत्‌ 
बन जाता है। उस प्रतीक-पूजा का फिर जीवन पर कोई भी संस्कार 
नहीं होता । फिर ये यान्त्रिक प्रतीक निरुपयोगी प्रतीत होने लगते हैं । 
नवयवक उन प्रतीकों को फेंक देते हें । वे कहते हें कि हमें इन प्रतीकों 
का अर्थ समभाइए । जब श्रर्थ मालूम हो जाता है तो प्रतीक जीवित 
होते हैं । उन प्रतीकों में जैसे शक्ति श्रा जाती हे । 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
२६२ भारतीय संस्कृति 


मुझे तो जैसे इन भिन्न-भिन्न प्रतीकों को अथेपूर्ण दृष्टि से देखने की 
आदत ही पड़ गई है । यह वात नहीं कि उसके अर्थ सही ही होंगे । यह 
बात भी नहीं है कि उन प्रतीकों का निर्माण होते ही वे भाव भी रहेंगे । 
लेकिन उन प्रतीकों में नया श्रर्थ देखने से भी कुछ नहीं विगड़ता । अर्थ 
का विकास होता है। 

कमल भारतीय संस्कृति का प्रधान प्रतीक हैं - कमल को हम सारे 
प्रतीकों का राजा भी कह सकते हें। भारतीय संस्कृति में कमल की 
सुगन्ध आ रही हूँ । अतः इस कमल-पुष्प में इतना बड़ा और अच्छा श्रथ 
कौन-सा है ? 

ईश्वर के सारे ग्रवथवों को हम कमल की उपमा देते हें। कमल- 
नयन, कमल-वदन, कर-कमल, चरणकमल, हूदय-कमल रादि कहने 
में कौनसी मधुरता है ? कमल में भ्रलिप्तता का गुण है । पानी में रह- 
कर भी वह पानी के ऊपर रहता है, कीचड़ में रहकर भी वह कीचड़ 
के ऊपर फूलता है । कमल श्रनासक्त है । हम कहते हें कि ईश्वर करके 
भी श्रकर्ता ही रहता है । वह इस सारे संसार का व्यवहार चलाता है; 
लेकिन यह सारा व्यवहार वह ग्रनासक्त रहकर ही चलाता है । 

कमल में श्रलिप्तता है । इसी प्रकार उसमें दूसरा गुण यह है कि 
वह बुराई में से भी अच्छाई ग्रहण कर श्रपना विकास करता हैँ। वह 
कीचड़ में से भी रमणीयता ग्रहण कर लेता है । वह रात-दिन तपस्या 
करके अपना हृदय मकरंद से भर लेता है । 

उसका मुंह सूर्थ की ओर रहता है । प्रकाश को देखते ही वह फूल 
उठता हू । प्रकाश के समाप्त होते ही वह बन्द हो जाता हू । प्रकाश 
मानो कमल का प्राण है। भारतीय संस्कृति प्रकाशोपासक है। 'तमसो मा 
ज्योतिर्गमय भारतीय संस्कृति की आरती है 

कमल शतपत्र है, सहस्रपत्र है। कुछ कमलों में सौ और कुछ 
में हजार पंखुड़ियां होती भारतीय संस्कृति में भी सौ पंखुड़ियां 
हैं । सेंकड़ों जातियां, भ्रनेक वंश, , अनेक धर्म, भ्रनेक पंथ सभी का सार 
ग्रहण करके वह बढ़ती है। वह एक-एक नवीन पंखड़ी जोड़ देती हे । 
भारतीय संस्कृति का कमल अभी पूरा खिला नहीं है । वह श्रभी खिल 


(७०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
प्रतीक २६३ 


रहा है । विशव के श्रन्तकाल तक वह फूलता रहेगा । भारतीय संस्कृति 
ग्ननन्त पंखुड़ियों का पुष्प बनेगी, क्योंकि पृथ्वी अनन्त है, काल अनन्त 
है, ज्ञान अनन्त है । 

खिले हुए कमल-पुष्प के गीत गाते हुए सेंकड़ों अमर ग्राते हें; लेकिन 
कमल उनकी श्रोर ध्यान नहीं देता । भारतीय संस्कृति भ्रपनी प्रशंसा के 
गीत गाती हुई बैठी नहीं रह सकती । हाँ, यदि संसार चाहे तो भले ही 
उसकी प्रशंसा करे । भारतीय संस्कृति तो विना ही हल्ले श्रौर गाजेबाजे 
के पल्लवित-पुष्पित होती रहेगी । संसार को गीता की स्तुति करने 
दीजिए । उसे बुद्ध की महिमा गाने दीजिए | उसे गांधीजी को महात्मा 
कहने दीजिए। उसे रवीन्द्रनाथ करो महर्षि कहने दीजिए । भारतीय 
संस्कृति अपने बालकों से कहती है--कर्म करो, निदा-स्तुति छोड़कर 
अपने ध्येय के साथ एकरूप हो जाझ्रो। यदि झाप स्वकं में इतने 
तल्लीन हो जायंगे तो कीति श्रपने आप झापके पास दौड़ी हुई प्राने 
लगेगी । संसार अपने श्राप प्रशंसा के गीत गायेगा । 

कमल कहता है--अ्रनासक्त रहो । प्रकाश की पूजा करो | श्रमंगल 
में से मंगल ग्रहण करो, तपस्या करो। केवल सत्कमें कंरते रहो । नई- 
नई वातं ग्रहण करते रहो । यदि प्रश्‍न किया जाय कि भारतीय संस्कृति 
का ग्रर्थ क्या है तो उसका उत्तर होगा 'कमल' । 

दूसरा महान प्रतीक है यज्ञ श्रथवा हवन । भारतीय संस्कृति का अर्थ 
हे त्याग । समाज में हमें एक-दूसरे के लिए कष्ट सहना पड़ेगा, त्याग 
करना पड़ेगा । एक-दूसरे का जीवन बनना पड़ेगा । चाहे कोई भी संस्कार 
हो, कोई भी धामिक विधि हो सबमें हवन होता ही है । श्राप कोई भी 
ध्येय रखिए, कोई भी समाज-सेवा का काम शुरू कीजिये, आपको उसमें 
हवन करना ही पड़ेगा । आपको उत्तरोत्तर भ्रधिक हवन करना पड़ेगा । 

उपनयन-संस्कार के समय हवन होता है । यदि ज्ञान प्राप्त करना 
है तो आपको भ्रपने सारे सुखों का हवन करता पड़ेगा । हमें यह बात 
ध्यान में रखनी चाहिए कि--“सुखाथिनः कुतो विद्या, कुतो विद्याथिनः 
सुखम्‌ I हू 

विवाह के समय भी हवन होता है। यदि आफ दोनों संसार में 


000. Ih Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
२६४ ; भारतीय संस्कृति 


श्रानन्द चाहते हें तो परम्परा के लिए श्रपनी व्यक्तिगत इच्छा का हवन 
करना पड़ेगा । तभी आपका गृहस्थाश्रम सुखी बन सकेगा । यदि पति 
ग्रपनी ही चलाएगा, श्रपनी ही बात के लिए हठ करेगा तो फिर 
सुख कँसे मिल सकेगा ? संसार तो मानो सहयोग है, लेन-देन है । श्रौर 
्रन्त में तो आपका गृहस्थाश्रम भी समाज के लिए ही है। यदि समाज 
मांग करे तो अपने बाल-वच्चे, घरवार, श्रपना स्वस्व श्रपण कर दीजिए । 
सेवा तो मानो हवन ही है । ! 

पवित्रता मानो चिर यज्ञ ही है। उत्तरोत्तर श्रधिकाधिक पवित्रता 
प्राप्त करने के लिए क्षुद्र वस्तु का होम करना पड़ता है । स्वेस्व-त्याग 
ही तो निर्वाण है, मोक्ष है, 'अपनी आंखों अपनी मृत्यु देखना” है । और 
वही हैँ पवित्रता की पराकाष्ठा । 

इस यज्ञ-प्रतीक का ही रूपान्तर भस्म-प्रतीक में हो गया है । संध्या 
करते समय, देव-पूजा करते समय शरीर में भस्म लगाई जाती हैं । सारे 
शरीर में भस्म लगाई जाती है । भगवान्‌ की प्राप्ति, ध्येय-प्राध्ति सस्ती 
नहीं है, उसके लिए होली जलानी पड़ती है । स्वार्थ की, सुखविलास की 
राख बनानी पड़ती है । सब इन्द्रियों की वासना को भस्म करना पड़ता 
हैं। शरीर को भस्म करना पड़ता है। यदि देव-मन्दिर में जाना है तो 
भस्म लगाकर उसमें प्रवेश करो । यदि ध्येय की पूजा करनी है तो 
स्वस्व में आग लगाकर बाहर श्राजाश्रो । 

तुकाराम महाराज ने कहा हं 

'अपने घर में श्राग लगाकर । देखो उसे न पीछे मुड़कर ।!' 

अपने घर में श्राग लगाकर पीछे मत देखो । पीछे वालों का 
कया होगा इसकी चिन्ता मत करो । बस तुम्हारा ध्येय और तुम । 
प्रसिद्ध संत सखाराम महाराज जब पंढ़रपुर के लिए रवाना होते थे 
तब वे सबसे पहले अपनी झोपड़ी में श्राग लगाते थे और पंढरपुर की 
ओर जाते थे। भगवान्‌ के पास जाते समय पीछे की चिन्ता नहीं होनी 
चाहिए। भगवान्‌ के पास जाना, ध्येय की पूजा करना मानो सती का 

` ब्रतहे। 
हम मस्तक पर गन्ध क्यों लगाते हैं ? पहले भगवान्‌ को गन्ध लगा 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


प्रतीक २६५ 


कर वाद मं खुद को लगाया जाता है । पहले गन्ध भगवान को फिर 
हमं । भकत भगवान्‌ की पूजा करके उसके चरणा में अपना सिर रख 
दता हं। भगवान्‌ के चरणों पर रखे हुए अपने मस्तक पर वह गन्ध . 
लगाता हु । गन्ध लगाने में उसकी भावना यह रहती है कि--“यह सिर 
भ्रव मेरा नहीं है। भ्रव तो भगवान्‌ को अच्छे लगने वाले विचार ही इस 
मस्तक म॑ ग्रायगे | यह मंगलमूर्ति का सिर है यह अब बन्दर का झ्राग 
लगाने वाला तथा गन्दगी से भरा हुम्रा सिर नहीं है। श्रब इस मस्तक 
की पुजा करने दीजिए। श्रव इस मस्तक पर भी गन्ध लगाने दीजिए ।” 
न-भिन्न महाराज और उनके भक्त अपने शरीर पर छापे लगाते 

हं । ललाट पर, छाती पर, भुजाश्रों पर सर्वत्र छापे लगाते हें । उसमें भी 
यही भावना समाई हुई है । यह हाथ भगवान्‌ का हैं, यह हृदय भगवान्‌ 
का हं, सारे शरीरपर भगवान्‌ की छाप है। भगवान्‌ की सेवा में, जनता- 
जनादन की सेवा में सारे संसार को महान्‌ सुखी बनाने के महान कर्म में 
यह शरीर चन्दन की तरह धिसता रहेगा यही प्रतिज्ञा छापा लगाने 
में हुँ । 

हम यज्ञोपवीत पहनते हैं। उसका पहले ग्रर्थ कुछ भी रहा हो । 
मुझे तो उसके तीन धागों में एक बहुत बड़ा अर्थ दिखाई दिया ! 
कर्म, भक्ति और ज्ञान के तीन धागे ही मानो यह जनेऊ है । इन तीनों 
को एकत्र करके लगाई हुई गांठ ही ब्रह्मागांठ है । जब हम कमं, ज्ञान और 
भक्ति को एक-दूसरे के साथ जोडेंगे, तभी ब्रह्म की गांठ लग सकेगी । 
केवल कर्म से, केवल ज्ञान से, केवल भवित से ब्रह्मगांठ नहीं लग सकेगी । 
फूल की पंखुड़ी, उसके रंग भौर उसके गन्ध में जिस प्रकार एक ही भाव 
हैं और जिस प्रकार दूध, शक्कर और केशर को हम एक कर लेते हैं 
उसी प्रकार कर्म, ज्ञान और भक्ति को भी एक बना लेना चाहिए । 

हम भगवान्‌ को बिना सूंघे फूल चढ़ाते हें । सड़। हुभ्रा, सूंघा हुमा 
फूल नहीं चढ़ाते । वह फूल कया हैं बह फूल हमारे हृदय का प्रतीक 
है । उस फूल के रूप में हम ग्रपना हूदय-रूपी फूल ही भगवान्‌ को अपेण 
करते हें । जिस हृदय को वासना की गन्ध नहीं लगी है उस हृदय की 
किसी दूसरे ने खुशबू न ली हो, जिस हृदय का कोई अन्य स्वामी.त हो, 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
२६६ भारतीय संस्कृति 


जिसका कोई श्रन्य भोक्ता न हो उस हृदय को ही भगवान्‌ के श्रपण 
करो । भक्ति श्रव्यभिचारिणी होती है | 'Loveis jealots'’ 
प्रेम किसी अन्य को सहन नहीं करता । हृदय एक ही व्यक्ति को 
दीजिए । यदि भगवान्‌ को देना है तो भगवान्‌ को दो । जिस किसी को 
देना हो पूरी तरह से दो! श्रपना ताजे रस से पूर्ण, निर्दोष, पूरी तरह 
खिला हुश्रा व सुगन्धित हृदय-पुष्प सेवाकमं को अर्पण कर दीजिए । 

हम भगवान्‌ को नैवेद्य लगाते हे तो क्या करते हें ? भगवान्‌ को 
कौन-सा नेवेद्य प्रिय हुँ ? हमारी सारी क्रियाएं ही नेवेद्य हें। वह छोटी- 
सी कटोरी या निर्मल दूध मानो श्रापकी स्वच्छ सुन्दर क्रिया है । भगवान्‌ 
को कर्म का नेवेद्य लगाना चाहिए । जो कुछ भी करें उसे भगवान्‌ को 
ररपण करना चाहिए । '३ तत्सत्‌ ब्रह्मार्पणमस्तु' यह प्रत्येक कर्मं का 
अन्तिम मन्त्र है । 

जिस दिन मेरे मन में यह कल्पना आई उस दिन मुझे भगवान्‌ पर 
दया आगई । मन में ऐसा लगा कि भगवान्‌ अनन्त जन्मों से भूखा हे । 
यदि घर में कोई वृद्ध पवित्र माता हो और वह कोईग्रत्य पदार्थ न खाती 
हो; लेकिन यदि उसके बच्चे उसे प्याज की पकोड़ियां, लहसुन की चटनी 
तथा इसी प्रकार के अन्य पदार्थ लाकर दें तो वह व्रत-उपवास करने 
वाली माता क्या कहेगी ? वह कहेगी “वच्चो, मेरी मजाक मत उड़ाग्रो । 
कया में इन पदार्थो को स्पर्शं करती हूं ? यदि देना ही है तो भ्रच्छी चीज़ 
दो । नहीं तो मुभे कुछ भी मत दो; लेकिन मेरे सामने गन्दगी मत आने 
दो ।” भगवान्‌ भी यही बातें कहते होंगे । हम मानव भ्राज हजारों वर्ष 
से अनन्त श्रन्तर्बाह्म क्रियाएं करते श्रा रहे हें । वे सव भगवान के पास 
जाती हें । भगवान्‌ को उन कियाश्रों का नैवेद्य मिल रहा है । लेकिन 
कया वह उस नेवेद्य को खा सकेगा ? क्या वह उसमें से एक भी ग्रास 
निगल सकेगा ? नेवेद्य लगानेवाले प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये विचार 
ग्राने चाहिए । 

हम भगवान का अभिषेक करते हैं । भ्रभिषेक का श्रर्थ है सतत धार । 
एकदम घड़ा भर पानी डाल देना भ्रभिषेक नहीं है । श्रभिषेक तो एक 
प्रतीक है । जिस प्रकार पानी की भ्रखण्ड धारा भगवान पर पड़ती है 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


प्रतीक ६७ 


` 


उसी“प्रकार मन की धारा का भी ग्रखण्ड रूप से भगवान्‌ के चरणों पर 
पड़ना, परमेश्वर के स्वरूप में मन-वुद्धि का मग्न हो जाना यही उसका 
श्र है । वह जलाभिषेक मानो आपकी जागृति का अभिषेक हूँ । 

हम गीली करके दक्षिणा देते हें | श्राप समाज को कुछ भेंट देना 
चाहते हैं, जो कुछ दान देना चाहते हैं उसमें हृदय की आता लाइये । 
जिन कामों में हृदय बी आद्रता होती है वे भ्रमूल्य होते हैं । श्रतः अपनी 
सारी क्रियाएं आरा होने दीजिए, उसमें रूखी सहानुभूति न हो । मुंहदेखी 
बातें न हों । मुसीबत में पड़ने के कारण ही राम-नाम का जाप न होना 
चाहिए । द ४ 
हम दक्षिणा पर तुलसी-पत्र रखते हें । वह रुक्मिणी का तुलसी-पत्र 
है | दक्षिणा चाहे पैसे की हो चाहे दस हजार रुपये की हो उसके ऊपर 
तुलसी-पत्र ग्रवश्य रखिये । यह तुलसी-पत्र भक्तिभाव का प्रतीक है । यह 
प्रस्न नहीं है कि यह पाई हें या रुपया। यदि उसमें भावना है तो काफी है । 
भगवान्‌ तो भाव के भूखे हें । जिस भेंट पर यह भक्तिभाव का तुलसीपत्र 
नहीं वह भेंट मर्यादित है । लेकिन भक्तिभाव से दिया हुभ्रा पैसा भी 
कृबेर की सम्पत्ति से ग्रधिक मूल्यवान्‌ है । 

भगवान्‌ तो पत्रप्रिय हँ । भगवान्‌ को तुलसीपत्र, बेलपत्र, दूर्वादल 
बड़े अच्छे लगते हें । साधारण लोगों के काम सीधे होते हैं । उनमें न तो 
भ्रधिक सुगन्ध होती है, न रूप । लेकिन भगवान्‌ को ये कमं पसन्द हैं । 
सुगन्धित एवं रसमय कम तो कोई महात्मा ही भगवान के अर्पण कर 
सकेगा । लेकिन हम सब तो कमजोर प्राणी हें। हमारे यदि यें सादे काम 
भी निर्मल हों तो वे भगवान्‌ को बड़े कामों की श्रपेक्षा ज्यादा अच्छे 
लगेंगे । संगीतज्ञ की राग-रागनियों की भ्रपेक्षा छोटे बच्चे की तुतली 
वाणी माँ को ज्यादा भ्रच्छी लगेगी । 

भारतीय संस्कृति में स्वस्तिक चिन्ह का बड़ा महत्व है । दीवार पर 
पहले स्वस्तिक बनाइए । स्वस्तिक का अर्थ है कल्याण । उस चिन्ह के 
श्रन्तर्गंत यह भाव है कि सबका शुभ हो, सबका भला हो । 

उपनयन-संस्कार के समय लंगोटी लगाई जाती हैँ । कमर में तिहेरी 
मूंज बांधते हें । कमर बांधकर विद्या के लिए बाहर जाझो। लंगोटी 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
२६८ भारतोय संस्कृति 


"लगाने का अर्थ हे इन्द्रिय-दमन करना । हे भाई, जब लंगोट-बन्ध रहोगे 
तभी ज्ञान मिल सकेगा । संयमी बनो । 
जंघा और भुजा पर दर्भ काटी जाती है। गुरु के पास सेवा करते 
हुए हाथ-पैर टूटने लगेंगे; लेकिन इससे परेशान मत होना। गायों के पोछे- 
` पीछे जंगल में जीना पड़ेगा । तुम्हारे पेर लगने लगंगे । पानी खींचने से 
तुम्हारे हाथ टूटने लगेंगे । लेकिन विद्या के लिए यह सब करना चाहिए ! 
यदि दर्भ के सिरे की भांति कुंशाग्रवृदधि प्राप्त करना चाहते हो तो बिना 
हाथ-पैर हिलाये वह केसे प्राप्त हो सकेगी ? 
जनेऊ के समय मातृ-भोजन होता है । इतने दिनों तक मां के पास 
रहा । श्रथ दूर जाना हे । ज्ञान के लिए दूर जाना हुँ । ग्रब मां अपने 
बच्चे को दूर कर रही है । इतने दिनों तक सगुणा भवित थी । म्र 
निगुण भक्ति शुरू करना हूँ । भ्रव मां मन में रहेगी । गुरु-गृह ही, मां 
होंगे । श्रव नई ज्ञान देने वाली मां प्राप्त करनी होगी । 
बरह्मचारी, परिव्राजक, संन्यासी इन सवके हाथों में दण्ड रहना 
चाहिए । दण्डधारी होने का वड़ा गूढ़ अर्थ हैं जिस प्रकार दण्ड सरल 
होता हैँ, वह टेढ़ा-मे़ा नहीं होता, झुकता नहीं है । उसी प्रकार मोह के 
आगे गरदन नहीं झुकानी चाहिए । यदि काम-क्रोध सामने श्रायें तो उन्हे 
भगा देना चाहिए । ब्रह्मचारी भ्रौर संन्यासी को किसी की खुशामद नहीं 
करनी चाहिए । वे ध्येयनिष्ठ रहेंगे । ध्येय को नहीं छोड़ेंगे । ध्येय कभी 
समझोता नहीं करता । सत्य कभी समझौता नहीं करता । गृहस्थाश्रम में 
सारे समभौते हैं। गृहस्थाश्रम का अर्थ है थोड़ा आपका, थोड़ा मेरा। लेकिन 
ब्रह्मचर्यं श्रौर संन्यास का श्रर्थ तो है प्रखरता । वहां 'त्वया अर्धे मया ग्रघं 
जसा बाजार नहीं होता । वहां सारे काम सीधे-सरल होते हैं । ब्रह्मचयं प्रौर 
संन्यास की गरदन केवल ध्येय के सामने ही भुकेगी । गुरु मानो ध्येय-मूर्ति 
है । उनके सामने ही वह भुकेगा । दूसरे किसी के सामने वह नहीं 
झुकेगा । यह ब्रह्मचयं श्रौर संन्यास का प्रज्वलित तेज है । इस तेज के 
सामने संसार झुक जायगा । वह उसके चरणों में गिर जायगा । वासना- 
विकार जिसके चरणों में गिर जाते हें उसके चरणों में कौन नहीं गिरेगा ? 
विवाह के समय पर्दा रखा जाता है, श्रन्तिम ताली बजने पर यह - 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


प्रतीक | २६९ 


पर्दा दुर हो जाता है । अव वर-वधू में कोई ग्रन्तर नहीं रहता । इसके | 
पहले क्षण तक अन्तर था; लेकिन श्रब तो उनका जीवन एकरूप हो गया 
है । श्रब मिलन हो गया है । अ्रव में तेरा और तू मेरी । मेरा हाथ तेरे 
हाथ में श्रौर तेरा हाथ मेरे हाथ में तेरा हार मेरे गले में रौर मेरा हार 
तेरे गले में सुशोभित होगा । हम एक-दूसरे को सुशोभित करें, संतुष्ट 
करें । अब जो कुछ मेरा है वह तेरा और जो कुछ तेरा है वह मेरा ! 

सप्तपदी को विधि सबसे भ्रधिक महत्व की है। सात कदम साथ- 
साथ चलना । लेकिन सात कदम का श्रर्थ केवल सात कदम नहीं है । हम 
हमेशा साथ-साथ रहें, साथ-साथ चलें--- 

सन्त म्हणति सम्तपदे सहबास सख्य साधुश्चीं घड़तें । 
सन्त के साथ चार कदम ही चलिए। वह ग्रापका हो जायगा । वह 

आपको नहीं भूलेगा । सात .कदम चलने का मतलब है हमेशा का साथ 
होना । वार सात हें । सप्ताह के सातों दिन हम साथ-साथ रहें । प्रत्येक 
दिन हमारे कदम साथ-साथ पड़ं । सप्तपदी का मतलब यह है कि जीवन- 
यात्रा में हम साथ रहें, साथ-साथ चढ़ें श्रौर साथ-साथ गिरें। सुख-दुःख में 
एकरूप रहेँ । सप्तपदी के समय ही श्रग्नि की सात प्रदक्षिणा करते समय 
वर-वधू उसके आसपास सुत वांधते हें वधू-वर के ग्रासपास सूत वांधा 
जाता है । वर-वधू एकत्र बांध दिये जाते हैं । अब उनका जीवनरूपी वस्त्र 
एकसाथ बुना जायगा । अब उन दोनों का अलग जीवन नहीं रहा । भ्रब 
उन्हें साथ-साथ रहकर दु:ख-सुख का एक ही कपड़ा वुनना हूँ । भला- 
बुरा जो कुछ भी हो वह दोनों का ही हैँ । उस सूत्र में . एकसूत्रता 
ही दिखाई देती है । उसमें यह भाव भी है कि हम संसार में एकसूत्रता 
से रहें। एक-दूसरे के प्रति ञ्राततायी न बनें । 

बरात के जाने के समय झाल* लाई जाती हूँ । जब वर के घर वधू 
आती हे तब उसमें सोलह दीपों को रखकर उससे उसकी आरती की 
जाती है । फिर झाल को सबके सिर पर रखा जाता हैँ यें सोलह दीपक 

झाल एक बांस को बड़ी-सी टोकरी होती है, जिसका झ्ाकार बड़ी 

थाली-जैसा होता है । 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


२७० भारतीय संस्कृति 


किस बात के द्योतक हें? ये मानो चन्द्रमा की सोलह कलाएं हें। 
चन्द्र मन का देवता है । श्रुति कहती हुँ--“चन्द्रमा मनसो जातः'। 
चन्द्रमा को मन का देवता मानने में एक बड़ा काव्य समाया हुग्रा है। 
चन्द्रमा के हमेशा दो पक्ष होते हैं-क्ृष्णपक्ष और शुक्लपक्ष । चन्द्र कभी 
ग्राधा, कभी पाव और कभी बिलकुल कुछ नहीं होता है । हमारे मन का 
भी यही हाल है । कभी वह अत्यन्त उत्साही होता है, कभी बिलकुल 
निराश, कभी सात्विक वृत्तियों से भरा पूरा रहता है तो कभी द्वेष, मत्सर 
श्रादि से भर जाता है । कभी मन में अंधेरा रहता हूँ कभी प्रकांश । मन 
क्षण भर में रोने लगता हैं, क्षण भर में हंसने । घड़ी भर में श्राकाश में 
और घड़ी भर में श्रनन्त गहरी खाई में । 

इस प्रकार यह मन चंचल है । इसका तुम्हारे वर-वधू दोनों के 
जीवन में विकास हो । मन की सोलह सत्कला्रों के विकास के लिए। 
इन सोलह दीपों से एक-दूसरे की आरती करने में, इन सोलह दीपों को 
वर-वधू को दिखाने में कुछ श्रर्थं होगा । विवाह क्‍यों होता है ? विवाह 
्राखिर एक-दूसरे के विकास के लिए है । एक-दूसरे को सहारा देकर, 
एक-दूसरे को शिक्षा देकर, एक-दूसरे को संभाल कर उत्तरोत्तर भ्रधिक 
विकास करे | केवल पुरुष श्रपूर्ण है; लेकिन दोनों को पास आकर जीवन 
में पूर्णता लाती है--इत्यादि कितने ही भाव उस झाल में होंगे । वह बड़ा 
ही पवित्र श्रौर सुन्दर दृश्य होता हें रात का समय होता है । वधू पीहर 
रहकर ससुराल आई हैँ | श्रव उसके नवीन जीवन -का प्रारम्भ हो रहा 
है। वधू का नाम बदल दिया जाता हूँ | मानो उसने प्रपने पूर्वं जीवन से 
संन्यास ले लिया हो | संन्यास-भ्राश्नम में पहले का नाम बदल दिया 
जाता हैँ मानो नया जन्म ही शुरू हो रहा है । पहले के सम्म्रन्ध, पहले 
की आसवित, पहले की सब वातें मिटा डालनी पड़ती हैं । पति के नये घर 
में नई गृहस्थी शुरू करनी होती है । हृदय में उथल-पुथल होती .है । ऐसे 
समय ही उन सोलह दीपों का दशन कराया जाता है । उस फाल में रखे 
हुए दीपकों की ज्योति जगमगाती हे । तुम्हारे श्रात्मचन्द्र का भी ऐसा ही 
प्रकाश पड़े--- 

नजर न श्रावे श्रातम-ज्योति 


(७०0०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
प्रतीक २७१ 


तैल न बत्ती बुझ नहीं जाती 
जेसे माणिक मोती ॥ नजर०॥ 
सिलमिल-भिलमिल निशिदिन चमके 
जेसी निमंळ ज्योति ॥ नजर०॥ 
कहत कबोर सुनो भाई साधू 
घर-घर बाचत पोथी ॥ नजर० ॥ 
रात-दिन मन में चमकते रहनेवाले इस दीपक को पहचान लीजिए । 
घर-घर पुस्तकें पढ़ी जाती हैं; लेकिन वह आात्मतत्व, वह कभी न बुझने 
वाली श्रात्म-ज्योति माणिक मोती की भांति, निर्मल तारों की भांति 
ग्रखण्डरूप से जल रही हैँ । कया वह किसी को दिखाई देती है ? वह 
किसी को भी दिखाई नहीं देती । लेकिन वर-वधू, तुम भ्रात्मा को 
पहचानो । धीरे-धीरे विषयों को शान्त करके मन की प्रसन्नता, संपूर्ण 
प्रसन्नता, चिरंजीव प्रसन्नता प्राप्त करो। 
भारतीय संस्कृति में, सोलह संस्कारों में इस प्रकार के अनेक प्रतीक 
हैं । मृत्यु के वाद जब शव ले जाया जाता है तब एक मटका उसके आगे 
ले जाया जाता है । इसका मतलब यह है कि यह तो मृष्मय शरीर था, 
यह भ्रव फूट गया है। इसमें रोने-जेसी या भ्रनैसगिक बात कौन-सी है ? 
उस शव को स्नान कराया जाता हूँ, नये वस्त्र पहुनाये जाते हैं क्योंकि 
वह नवीन घर में जा रहा है । श्रतः उसे शुद्ध स्वच्छ होकर भगवान्‌ के 
पास जाने दीजिए। उसे बिलकुल कोरे नयें वस्त्र पहनकर जाने दीजिए। 
मरते समय कम्बल पर सुलाया जाता है । इससे यह ध्वनि होती है कि 
अनासक्त होकर, संचयवृति छोड़कर, भगवांत्‌ के घर जाओ, इस शरीर 
को छोड़ दो । मरते समय, प्राण निकलते ही मृ ह में तुलसी-पत्र रखा 
जाता है । इसका यह अर्थ है कि शरीर पर तुलसी-पत्र रख दिया गया ` 
हैं । ्रब यह शरीर भगवान्‌ का हो गया है। जीवित म्वस्था में भी 
तुलसी की माला श्रादि गले में पहनी जाती है । इसका यही मतलब हे 
कि देह भगवान्‌ का है । देह पर तुलसी-पत्र रख दिया गया है । ग्ब 
यह देह भगवान्‌ का हो गया है । 
कान में रुद्राक्ष पहने जाते हें । इसका यह मतलब है कि कान शुभ 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


२७२ भारतीय संस्कृति 


बातें सुने । शिव--कल्याणकर--ही सुनें, क्योंकि रुद्राक्ष शंकर को प्रिय 
है । शंकर का श्रथ है कल्याणकारक । शंकर को हमेशा वही अच्छे 
लगते हैं जो हमेशा शिव होते हैं, हितकर मंगल होते हैं । गले में भी 
रुद्राक्ष पहना जाता है। अंगुली में पवित्रक पहनते हें । इसका यही भाव 
है कि श्रंगुलियां पवित्र काम ही करेंगी । 
वारकरी* हमेशा अपने पास भगवा झंडा रखता है। इसका मतलब 
यह है कि वह जहां जाता है वहां भगवान्‌ के सैनिक के खूप में, खुदाई 
खिदमतगार के रूप में । भगवा रंग ही क्यों ? भगवा रंग त्याग का 
सूचक है । संन्यासी के वस्त्र भी भगवे होते हैं । संन्यास का ्रर्थ है 
संपूर्ण त्याग, महान यज्ञ । भगवा रंग ज्वाला का है । वह बिलकुल लाल 
नहीं होती । इसीलिए यह भगवा रंग हूँ । 
शंकराचार्य के पास हमेशा मशाल होती थी। संभवतः इसका यह 
मतलब हैं कि हमेशा प्रकाश की ही पूजा की जायगी । धर्म का ज्ञान देने- 
वाला श्राचार्य श्रन्धेरे में कंसे रह सकता हूँ ? हमेशा ज्ञान-र्पी यज्ञ 
प्रज्वलित रहना चाहिए । ज्ञान-सूर्य चमकता रहना चाहिए । 
जब हम कोई बड़ी यात्रा करके आते हें तब किसी चीज को छोड़ 
देते हें । भगिनी निवेदिता देवी ने एक स्थान पर इसका रहस्य बताया 
है । उस यात्रा की स्मृति ताजी रखने के लिए हम प्रिय वस्तु का त्याग 
करते हैं । यात्रा तो पवित्र वस्तुओं का, पवित्र स्थानों का दर्शन हैं । यात्रा 
तो मानो जीवन को पवित्रता प्रदान्‌ करने वाला अनुभव है । जीवन में 
यह अनुभव अमर हो जाना चाहिए । नहीं तो उस समय तक के लिए तो 
गंगा का दशेन पवित्र-पावन प्रतीत होता है। घर ग्रा जाने पर उसकी कोई 
स्मृति नहीं रहती । ग्रतः ऐसा न होने देने के लिए हम कुछ-न-कुछ त्याग 
` करने का संकल्प करते हें । कोई कहता हू--में रामफल छोड़ गा, प्याज 
छोडूंगा, कोई कहता है--में अनार छोडू'गा। इस प्रकार कुछ-त-कूछ 
छोड़ने का निश्‍चय कर लेने से जब-जब हमें रामफल दिखाई देता है, 
* चारकरी--एक सम्प्रदाय के साधु जो भिक्षा मांगते ग्रौर भजन 
करते हुए पंढरपुर की यात्रा करते रहते हैं । 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


प्रतीक २७३ 


प्याज या अनार दिखाई देता है तब-तव काशी-यात्रा की फिर से याद 
था जाती हैँ । फिर गंगा का स्मरण, महादेव का स्मरण हो ग्राता हे । 
गंगा-किनारे प्राचीन ब्रह्मवि, राजपि की तपस्या का स्मरणा, शंकराचार्य 
के श्रह्वैत का स्मरण होता है, मानो हम फिर से यात्रा करने गये हों । 
भणाभर में वह सारा प्रनुभव फिर जागत हो जाता है ग्रौर जीवन में 
अधिक गहरा हो जाता है । वह अनुभव हमारे रक्त में मिल ज है, 
हमें भ्रधिक होने लगता है । $ की 
हम जीवन के महान्‌ अनुभवों की सम्पति की चिन्ता नहीं करते, ग्रत: 
हम शरन्तःकरण से दरिद्री रहते हे--हृदय भी दरिद्री और मन भी दरिद्री i 
“भिकारी जरि इतुकी केली मो वणवण 
रिकामी झोळी माझी जबढ नाहीं कण ।” 

हमारी जीवन की . झोली हमेशा खाली हैं । क्योंकि सारे अमल्य 
अनुभव नष्ट हो जाते हैं । यदि हमने गांधीजी का दर्शन किया है तो 
उसे हमें अपने जीवन में श्रमर बनाकर रखना चाहिए । विदेशी वस्त्र 


EN 


छोड़कर जो ग्रामोद्योग की वस्तु नहीं है उनका त्याग करने से ग्रस्पृूरयता 
का त्याग करने से वे दशंन भ्रमर हो जायंगे । १ 

ये अनुभव दो तरह से अमर होंगे । कुछ वस्तुओं का त्याग करने 
से और कुछ वस्तुओरों को स्वीकार करने से । जो ग्रमंगल है उसका ह 
करो, जो मंगल है ससे ग्रहण करोः। विदेशी छोड़ो और खादी का ब्रत 
लो । खादी के कारण गांधीजी का वह दर्शन स्थायी बन जायगा। वह 
प्रसंग हमेशा याद रहेगा, उस समय की भावना याद रहेगी। वह वाता- 
वरण याद रहेगा। हमें भ्रपने अनुभवों को ऐसे ही नहीं उड़ने देना 
चाहिए । ये मूल्यवान्‌ ग्रनुभव, पवित्र प्रसंग ही मानो जीवन की सच्ची 
सम्पत्ति हैं; लेकिन हम उसे ही भूल जाते हैं, फेंक देते हें । 
जय हम घुर्‌ से कहीं बाहर जाते हैं तो हाथों पर दही दिया जाता 
हं । वह दही खा लेना होता है; लेकिन हाथ नहीं धोने होते हैं । हाथ 
वैसे ही चाट लिये जाते हें। ग्रारोग्य की दृष्टि से देखनेवाले को इसमें 
पागलपन प्रतीत होगा। लेकिन भावना की दृष्टि से देखनेवाले को इसमें 
सहृदयता दिखाई देगी। दही स्निग्ध वस्तु है । स्निग्धता को भूलो मत । 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


~ 


२७४ भारतीय संस्कृति 


उसे धोग्नो मत, जाते समय मैं आपके ऊपर स्नेह की स्निग्धता डाल रहा 
हूं । वह चिपचिपा हाथ मानो प्रेम से हृदय जोड़ने का साधन हें। हाथ 
गीला ही लेकर जाइए । सूखे हाथ मत जाओ और उस हाथ को वैसा ही 
रहने दीजिए । श्र्थात्‌ उस प्रेम, उस श्राद्रंता को मत भूलो । 

जामाता के हाथों पर विवाह के भोजन के समय घी डालते हें । 
उसमें भी यही भाव है । लड़को की माता कहती है कि यह प्रेम लीजिए। 
ग्रापके हाथ में लड़की सौंप दी हैँ । उस ग्रपने हाथ को कठोर मत करो। 
अपने उस हाथ को स्नेहाद्रे रहने दो । प्रेम से सने हाथ से मेरी लड़की 
का हाथ पकड़ो । हाथ पर घी लेने वाला वह जामाता क्या अपना हाथ 
हमेशा प्रेमपूणं रखता हें ? घी की उस धार को देखते ही मेरा हृदय 
भर ग्राता है । मुझे नहीं मालूम कि जामाता का हृदय भर भ्राता है या 
नहीं । लेकिन उस प्रतीक में मुझे सहृदयता का सागर दिखाई देता हूँ । 

वर-वधू को हल्दी लगाई जाती है । उनके कपड़े भी हल्दी में रंगे 
जाते हैं । पीले रंग का वया मतलव है ? कोई कहेगा कि हल्दी ग्रारोग्य 
की दृष्टि से अच्छी है श्रत: उसका उपयोग किया जाता है । लेकिन मुझे 
ऐसा लगता हे कि ग्रारोग्य के श्रलावा इसमें कोई श्ौर दृष्टि है । उसमें 
यह भाव है कि 'तुम्हारा सब कुछ सोना हो।' सुख का संसार सोने-जैसा 
हो । उनके शरीर पर भले ही सोने के गहने न हों । यदि भारी गहने 
न हुए तो कोई बात नहीं । उससे हमारे गृहस्थ-जीवन में कोई कठिनाई 
उपस्थित न होगी। ऐसा लगता है कि उसमें यह भाव होगा कि हम 
कहीं भी किसी भी परिस्थिति में हों, भानन्द से रहें । इसमें हृदय की 
उच्चाशयता दिखाई देती है । वह हल्दी यह बताती है कि भावनाग्रों की, 
सम्पत्ति की, सहानुभूति की कमी न हो । उसमें यह भावना है कि जीवन 
ही सोने का बना लें । 

संक्रान्ति पर हम तिल-गुड़ देते हें । तिल मानो स्नेह है। उस स्नेह 
में गुड़ मिलाना है । इसका मतलब यह हैं कि कृत्रिम, दिखाऊ और मत 
में जहर रखकर प्रेम नहीं करेंगे । तब फिर उस स्नेह में सचमुच 
सद्भावना होगी । वह प्रेम मधुर होगा |“ पहले को बातें भुला दें । 
अपने जीवन में परिवर्तन करें, क्रान्ति करें । पहले के मत्सर-द्वेष भुलाकर 


(७००0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


प्रेमं के—सत्प्रेम के सम्वन्ध कायम करें। 

पुरिमा के दिन होली जलाकर शोर किया जाता है। पृशिमा के 
एक मास पूवं से फाग चलता है । इसका यह मतलब है कि मनुष्य के 
मन में दबी हुई विषय-वृत्ति को बाहर निकालकर जला दें । और तुम्हारे 
मन में क्या हे ? उसे बाहर निकाल दो । बताओ तुम्हारे मन में और 
कया है ? मन की सारी गन्दगी बाहर निकाल दो । दस दिन छोटी-छोटी 
होलियां जलती हैं । लेकिन रन्त में प्रचण्ड होली जलानी चाहिए । संसार 
में यह बात प्रकट करनी चाहिए कि जीवन की सारी गन्दगी जल गई 
है । देखो यह सारी गन्दगी जल गई हुँ । होहल्ला करके संसार को गंदगी 
दिखाकर उसे सबके सामने जलाना ग्रौर उस तत्व को भभूत समझ 
कर लगा लेना चाहिए । क्योंकि उस राख से नवजन्म होगा । जीवन 
पर खरा विशुद्ध रंग चढ़ जायगा । होली के बिना रंगपंचमी भी नहीं हो 
सकती । जीवन की गन्दगी जलाग्रो भ्रौर फिर रंगपंचमी खेलो । तभी 
सच्चा श्रानन्द मिलेगा । शंकर के मन्दिर में बू-ब्‌ करते हें । कारण यह 
है कि शंकर ने मदन को होली जला दी थी। मन्दिर में एक कछुआ होता 
है । कछुए की ही भांति इन्द्रियों पर संयम होना चाहिए । 
“संपुर्ण विषयों से जो हटाले इस्रियां सभी 

जैसे कच्छप अंगों को उसकी प्रज्ञा हुई स्थिर ।? 

कछ्भ्रा मानो इन्द्रिय-संयम का प्रतीक है। मन्दिर में जो घंटा बजाया 
जाता हे उसमें ऐसा प्रतीत होतां है कि योग की अनहद घ्वनि की 
कल्पना होगी । श्रात्मा परमात्मा की एकता हो गई । समाधि लग गई । 
भ्रानन्द के गीत शुरू हो गए । जीवन-मन्दिर में मंगल वाद्य शुरू हो 
गये । अनहद ध्वनि की गर्जना शुरू हो गई । कहा जाता है कि योग- 
मागे में अनहद ध्वनि सुनाई देती है । भ्रनहद का अर्थे है निरन्तर बढ़ने 
वाली । कहा जाता हैँ कि निरन्तर एक श्रखण्ड नाद सुनाई देता है। इस- 
का यह भी अर्थ होगा कि घंटा बजाने में यह झ्ननहद ध्वनि समाई हुई 
होगी श्रथवा इसका यह प्रर्थ भी हो सकता है कि भगवान्‌ के दर्शन होने 
पर मंगलवाद्य बजाने चाहिएं । भ्रथवा विश्व का सारा कामकाज चलाने 
वाले ईश्वर को पुकारकर घंटा बजाकर कहा जाता है कि भगवान्‌ क्षण 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


२७६ भारतीय संस्कृति 


भर ही पही, लेकिन में श्रापकै द्वार पर श्राया अवश्य हूँ । श्रौर यह भाव 
भी हो सकता है कि क्षण भर ही सही लेकिन संसार से श्रपना मन 
हटाकर, अपने संकुचित घेरे से निकलकर मैंने आपके दशन किये हैं । 

भरे हुए कलश का बहुत महत्व है । विवाह के समय बरातिन ग्रपने 
हाथों में भरे हुए कलश रखकर खड़ी रहती हैं । जीवन मानो एक मिट्टी का 
कलश ही है । जिस प्राकर खाली घड़े का कोई महत्व नहीं होता उसी 
प्रकार खाली जीवन का भी कोई महत्व नहीं होता । घड़ा भरते ही हम उसे 
ग्रपने सिर पर उठा लेते हैं । उसी प्रकार धंदि आपके जीवन का कलश 
प्रेम से, सत्कर्मों' से भर जायगा, ज्ञान से भर जायगा तभी लोग तुम्हें 
अपने सिर पर उठायंगे । खाली घड़ा श्रमंगल-सूचक है । भरा हुआा घड़ा 
मंगल-सूचक है । भारतीय संस्कृति में यह मंगल-कलश कह रहा है— 
“जीबन मंगलमय बनाओ्रो । 

भगवान्‌ की दीपपात्र से आरती करने का क्या ग्रर्थ हं ? वास्तव 
में इस जीवन को जलाकर . भगवान्‌ की ्ारती करनी हूँ, जीवन का 
दीपक हमेशा जलते हुए रखते हैं । भग्वान्‌ की दीपपात्र से आरती 
करके कहना चाहिए---भगवान, इस जीवन का दीपक समाज के लिए 
जल गया हैं ।' पंचारती का श्रर्थ है पंच प्राण | ध्येय के लिए पंच 
प्राण को न्योछावर करके. फेंक देना होता है । 

धुपवत्ती का मतलब क्‍या है ? इसका मतलव यह कहना हैँ कि 
'में इस जीवन को जलाकर सुगन्ध दू गा ।! अबतक जलते नहीं तबतक 
सुगन्ध नहीं निकलती । भगवान्‌ को चन्दन लगाने का क्या मतलब है ४ 
उसका यही मतलब हैं कि अपने इस शरीर को चन्दन की तरह धिसकर 
आपको उसकी सुगन्ध पित. करूंगा। ' भगवान्‌ की प्रदक्षिणा करने का 
बया मतलब है ? प्रदक्षिणा करने से मन में भगवान्‌ का स्वल्प बैठ 
जाता है। एक प्रदक्षिणा करने के बाद भगवान्‌ के दर्शन करना चाहिए, 
प्रणाम करना चाहिए श्रौर फिर द्रसरी प्रदक्षिणा शुरू करनी चाहिए । 
तीन प्रदक्षणा कीजिये, ग्यारह प्रदक्षिणा कीजिये, एक सौ ग्राठ प्रदक्षिणा 
कीजिए | जितनी अधिक प्रदक्षिणा की जायगी उतना ही ्रधिक भगवान्‌ का 
स्वरूप मन में वैठेगा ।. प्रत्येक व्यक्ति को अपने ध्येय की प्रदक्षिणा करती 


C0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


० Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


चाहिए । जिसने अपना ध्येय मजदूरों की सेवा करना ही बना लिया हुँ 
उसे निरन्तर मजदूरों के श्रासपास प्रदक्षिणा करनी चाहिए | उसे उनके 
निवासस्थान देखने चाहिएं । उनके जीवन देखने चाहिएँ । जब 
निरन्तर मजदूर-भगवान्‌ की प्रदक्षिणा की जायगी तभी मजदूरों का 
सच्चा स्वरूप मालूम होगा। उनकी ब्राँखों में भ्रश्नु हें या आनन्द है, उनके 
चेहरों पर तेजस्विता है या मलिनता, उनको भोजन मिला है या नहीं, 
उनके शरीर पर वस्त्र हैं या नहीं, यह सब उसी समय मालूम होगा । यदि 
कांग्रेस ग्रामों के करोड़ों किसानों को भगवान मानती है तो कांग्रेस के 
भक्तों को इन ग्रामों की प्रदक्षिणा करनी चाहिए | ग्राम मानो महादेवः 
जी के मन्दिर ही हें । उस ग्राम में भगवान्‌ का स्वरूप केसा हूँ, वे वहाँ 
केसे रहते हें, कया खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पढ़ते हें, उनमें ज्ञान है या 
नहीं, उनके घरों में दीपक है या नहीं, इन देवताग्रों के बैल कीचड़ में 
फंसते हैं या नहीं, गर्मी के दिनों में पानी के बिना उनका शरीर व्याकुल 
रहता है या नहीं यें सब बातें देखनी चाहिएं । यदि श्रापका ध्येय ज्ञान 
प्राप्त करना है तो विद्वानों के झासपास फिरो, उनकी सेवा करो । पृथ्वी 
चन्द्रसूर्यं के भ्रासपास घूमकर प्रकाश प्राप्त करती है | आप भी निरहंकार 
वृत्ति से ज्ञान-सू्य के आसपास घूमिए । यदि श्राप कला के उपासक हैं तो 
कलाकारों के भ्रासपास घूमिए । 

प्रदक्षिणा करते-करते ऐसा प्रतीत होगा कि उन ध्येय-देवताम्रों की 
जन्म-जन्मान्तर तक पूजा करते रहें। ऐसी इच्छा होगी कि---्रांखों में 
समा रहना इस मन में रमा रहना--फिर साष्टांग प्रणाम करें। हम 
ऐसा निश्चय करें कि यह शरीर घ्येय-देवता के चरणों में दण्डवत्‌ करता 
रहे । इसीलिए प्रदक्षिणा के वाद प्रणाम किया जाता है। उसके बाद 
भ्रन्तिम सन्त्रपुष्प भ्रौर भ्रन्तिम महासमर्पण । वह जीवनरूपी पुष्प का 
चिरसमर्पण हे । 

उपनिषदों में भगवान सूर्य नारायण को प्रतीक कहा गया है।यह 
सूर्य मानो नारायण ही है । सूर्थं उस चेतन्यमय प्रभु का स्वरूप हू । सूर्य 
चराचर को चेतना देता हे । सूर्य के ग्राते ही फूल फूलने लगते हें, पक्षी 
गाते हैं, उड़ते हैं, गाय-ढोर घूमने-फिरने लगते हैं, मनुष्यों के काम शुरू 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


२७८ भारतीय संस्कृति 


होने लगते हें । उस विश्वंभर के विश्‍व चलाने की कल्पनां इस सूर्य को 
देखकर हो जाती है । इस सूर्यं की उपासना ही मानो उस विइवंभर की 
उपासना करना है । 

मूर्तिपूजा भी प्रतीक है । राम की मूर्ति देखते ही राम का चरित्र 
आँखों के सामने ग्रा जाता है । क्षण भर में सारी रामायण याद 
ग्रा जाती हें । क्षण भर में ही सारी पवित्रता आकर साकार “हो 
जाती है । 

लेकिन पाषाण-मू्ति को देखने के लिए जरा दूर जाना पड़ता है.। 
पाषाण-मूति को घड़ने में भी श्रम करना पड़ता हैँ । हम जो इन मूतियों, 
पुतलियों, चित्रों आदि के दवारा अपने बड़े-छोटे या प्रिय व्यक्तियों के 
प्रतीक बनाते हें वे उतने सहजसाध्य नहीं हैं । 

ग्रतः नाम सबसे बड़ा प्रतीक है । इन्द्र का स्वरूप क्या है ? इन्द्र की 
मू्ति कँसी होती है ? मीमांसक इस प्रश्‍न का उत्तर देते हैं । 'इं' शोर 'द्र' 
--इंद्र-ये दो श्रक्षर ही इन्द्र का स्वरूप हैं । यही उसकी अक्षर 
मूति है । हमने ॐ को परमेश्वर का नाम माना हे। फिर राम, 
कृष्ण श्रादि श्रनेक नाम किसलिए हैं ? उच सव नामों का सोर ही 3# 
है । सारी शब्द-सृष्टि को मथकर इस एक ॐ श्रक्षर का निर्माण किया 
गया है । ॐ में सारे स्वर भ्रागये हैं, सारे व्यञ्जन झा गये हैं, सारा 
साहित्य भ्रा गया है, सारे वेद श्रा गये । ॐ परमेश्‍वर की साहित्य-मूति हे। 

पाषाणा-मूति बनाने में कष्ट होता है फिर वह टूट-फूट जाने वाली 
है । लेकिन यह श्रक्षरमय मूर्ति सबके लिए सुलभ होने के कारण सरल 
और अक्षर प्र्थात्‌ श्रभंग है । मेरे श्रोठों में राम, की जो श्रक्षरमय मूर्ति है 
उसे कौन तोड़ सकेगा ? 

अतः नाम एक महान प्रतीक है । नाम के उच्चारण के साथ ही सब 
बातें याद भा जाती हैं । मानो सारा इतिहास ही एक नाम में समाया 
हुआ हैँ । माता शब्द के उच्चारण करते ही माता का अनन्त प्रेम याद 
ग्रा जाता है। बालक शब्द के याद ग्राते ही मां के मन में बालक की सैकड़ों 
स्मृतियां ताजी हो जाती हें । हम ऋषियों का तर्पण करते हैं । उस 
समय हम उनके केवल नाम का ही उच्चारण करते हैं । उस नाम में ही 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
प्रतीक २७६. 


सारी पवित्रता समाई रहती है | जैसे-जैसे समय बीतता है वेसे-वेसे: 
इतिहास कड़ा होकर एक नाम में समा जाता है । जैसे ्राकाश में दूर के 
पवित्र तारे हैं वैसे ही वे दूर के नाम हैं । 
हम कहते हँ--वसिष्ठं तपयामि, श्रत्रि तर्पयामि । लेकिन वसिष्ठ का 

अर्थ क्या है ? ग्रत्रि का ग्रर्थ क्या हैँ ? केवल पवित्रता । उन नामों का 
उच्चारण करने में पवित्रता मालूम होती है । राम बोलते ही संस्कार भिन्नः 
हो जाता है । इस प्रिय भारतवर्ष का नाम लेते ही सारा महान इतिहास 
्राँखों के सामने प्रा जाता है । इसीलिए नाम को प्रपार महत्व दिया गया 
है । नाम कहीं भी लिया जा सकता हूँ । घर में, द्वार में, उठते, बैठते, 
यह नाम-रूपी दर्शन होता रहता है । उसमें कोई पैसा नहीं लगता, शुल्क 
नहीं लगता, दक्षिणा नहीं लगती, कुछ नहीं लगता । 'राघाकृष्ण बोल 
तेरा क्या लगेगा मोल ?' ्ररे भाई, राघाकृष्ण बोल । इसमें कौनसी 
कीमत चुकानी पड़ेगी ? 

इस श्रक्षर प्रतीक में कितनी ज्यादा शक्ति है ! इमली का नाम लेते 
ही मुंह में पानी श्रा जाता है मिर्च का नाम लेते ही मुंह जलने लगता 
है । यह सब लोगों का प्रनुभव है अत: इन नामों को श्राप कम मत 
समभिये । सारा संसार नाम-रूपात्मक है लेकिन वे रूप भी नाम में 
समा जाते हैं और केवल नाम ही शेष रहता हे । 

भारतीय संस्कृति बढ़ती रहती हूँ । बढ़ती हुई संस्कृति में प्रतीकं 
भी नये-नये श्रायंगे । नवीन तत्वज्ञान के ग्राते ही नवीन प्रतीक भी 
आते हैं । कांग्रेस का तिरंगा झंडा सारे धर्मों की एकता का चिन्ह है ! 
उस भेंडे पर बना हुआ चर्खा शोषणविहीन जीवन का प्रतीक हे । चर्खा 
मानो स्वावलम्बन, चर्खा मानो व्यक्तित्व । चर्खा मानो निर्दोष श्रम का 
महत्व है । खादी एक नवीन प्रतीक बन गया है । ग्रामों के भूखे लोगों 
का स्मरण ही मानो खादी है । 

इस दृष्टि से हमें प्रतीकों को देखना चाहिए। जब हमें गहराई से 
देखने की दृष्टि मिल जाती है तब एक प्रकार का भानन्द होता है । फिर 
हमें वे क्रियाएं और वे चिह्य॒ ्र्थपूणां प्रतीत होने लगते हें । ऐसा प्रतीत 
होता है कि हमने वस्तुओं के अंतरंग को स्पश कर लिया है। हम रसः 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Fundingrby MoE-IKS 


२८० भारतीय संस्कृति 


ग्राही हैं । बाह्य छिलके से किसको सन्तोष होगा ? अतः यदि भारतीय 
संस्कृति के भ्रन्तरंग को स्पशं करना है, उसके सच्चे स्वरूप को समझना 
है, उसके सच्चे उपासक बनना है तो गहरी दृष्टि प्राप्त कीजिये । फिर्‌ : ' 
ग्रापको इस संस्कृति का भ्रन्तरंग, प्रेम से खिला हुआ, पवित्रता से सजा 
हुआ, त्याग से प्रज्वलित, माधुये से पुणा, ज्ञान से ग्रलंकृत, श्राशा से 
सुशोभित, उत्साह से स्फू, भ्रानन्द से पूर्णं दिखाई दिये बिना 
न रहेगा । 


। ५२२! 
श्रीकृष्ण ओर उनकी सुरली 


भारतीय हृदय के चिरंजीव राजा दो हैं । एक अयोध्याधीश राजा 
रामचन्द्र और दूसरे द्वारकानाथ श्रीकृष्ण । दूसरे सैकड़ों राजा-महाराजा 
पाये और गये; लेकिन इन दो राजाश्रों का राज अटल है। उनके सिंहासन 
पर अन्य कोई भी सत्ताधीश नहीं बैठ सकता । भारतीय संस्कृति -मानो 
राम-कृष्ण ही हैं । 

इस ग्रध्याय में में राम और कृष्ण के चरित्रों को एक भिन्त प्रकार से 
देखने वाला हूं । गोकुल में प्रेम-स्नेह का साम्यवाद स्थापित करने वाले, 
प्रथवा जरासंघ, शिशुपालादि सम्राटों को धूल में मिलाने वाले, द्रौपदी- 
जैसी सती का चीर-हरण देखकर उसका पक्ष लेने वाले और ब्रर्जून के 
घोड़े प्रेम से हांकने वाले कृष्ण का वर्णान इस प्रध्याय में नहीं है । यहां में 
कृष्ण को एक प्रत्यक्ष व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रतीक के रूप में 
देखने वाला हूं । 

'गोकूल में श्रीकृष्ण' इसमें बड़ा गृढ़ अर्थ समाया हुश्ना है । गोकूल 
का श्र्थ क्या है? गो का म्रर्थं है इन्द्रियां । जिस प्रकार गाय जहां भी 
हरा-हरा घास देखती है वहां चरने चली जाती हे, उसी प्रकार ये इ्न्द्रियां 
भ्रपने-प्रपने विषय देखकर उनके पीछे भ्रनियन्त्रित होकर भागने लगती 
हैं । हमौरा जीवन ही मानो गोकूल हे । 'कुल' का श्रर्थ हें समुदाय । जहां 


(७०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


श्रीकृष्ण श्रौर उनकी मुरली २८१ 


इन्द्रियों का समुदाय है वहां गोकुल । इस प्रकार यह गोकुल हम सबके 
पास है । 

लेकिन इस गोकूल में भ्रानन्द नहीं था। इस गोकूल में सुख-समाधान 
नहीं था, यहां संगीत नहीं था, मधुर मुरली नहीं थी, यहां व्यवस्था नहीं 
थी, नृत्य-गीत नहीं थे । इ्-जीवनरूपी गोकुल में सारे काम बेसुर चल 
रहे थे । इन्द्रियों के सँकड़ों ग्राकर्षण हें | वे इन्द्रियों को खींचते हें। 
इन्द्रियां उनको खींचती हैं । मन की भी सँकड़ों परवृत्तियां होती हें । उन 
प्रवृत्तियों में एकवाक्यता नहीं होती । म्रन्तःकरण में सब कुछ गोलमाल 
हैं। सवंत्र पटक-झटक है। इस गोकल में दावाग्नि जल रही है। 
प्रन्तःकरण की यमुना में श्रहंकार का कालियानाग घर करके वेठता हें। 
ग्रघासुर, बकासुर (दंभासुर) इस गोकूल में ्राना चाहते हें । हमें अपने 
हृदय में हमेशा शोर श्रौर ऊघम सुनाई देता हें । रात-दिन हूदंय- 
मंथन जारी रहता है । हम समुद्र-मंथन की बात सुनते हें । समुद्र-मंथन 
का ग्रर्थं है हूदय-रूपी समुद्र का मंथन । इस हृदय-सागर में वासना- 
विकारों की लहरें प्रत्येक क्षण ग्राती रहती हें । इस मंथन में से बहुत-सी' 
वस्तुएं निकली हें । कभी लक्ष्मी वाहर ग्राती है ग्रौर लाभ पैदा कर देती 
है, कभी श्रप्सरा मर्ध करती है, कभी शराव सामने भ्राकर खड़ी हो 
जाती है, कभी हम लोगों को कोड़े लगाने लग जाते हें तो कभी हम 
शंख बजाते हें, कभी प्रेम का चन्द्र उदय होता है तो कभी ष का 
हलाहल पैदा होता है, कभी सद्विचारों के फूल देने वाला पारिजात 
खिलता है तो कभी सबको तोड़-मरोड़ देने वाला ऐरावत श्रा जाता हू । 
भ्रमत प्राप्त होने तक, सच्चा समाधात, सच्ची शान्ति प्राप्त होने तक इस 
प्रकारं का मंथन चालू रहेगा । 

अपने इस हृदय में भ्रशान्ति की ज्वाला जलती रहती हूँ । द्वेष- 
मत्सर से भर जाने वाले जीवन-रूपी गोकूल में अन्त में श्रीकृष्ण-जत्म 
होता है। नन्द-यशोदा के पेट से कृष्ण का जन्म हुआ । नन्द का श्रथ हे 
श्रानन्द । यशोदा का श्रर्थं है यश देने वाली सद्वृत्ति । आनत्द के लिए 
व्याकूल रहने वाले जीवात्मा और इस जीवातमा की सहायता करने वाली 
सत्प्रवत्ति की व्याकूलता में से यह श्रीकृष्ण ही जन्म लेता हैं। हृदय में 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


२८२ भारतीय संस्कृति 


मोक्ष के लिए व्याकुलता होना ही श्रीकृष्ण-जन्म है । 

यदि हम देखें कि श्रीकृष्ण और श्रीराम का जन्म कब हुम्रा तो 
हमें इसमें कितना श्रर्थ दिखाई देगा ! 

रामचन्द्रजी का जन्म भरी दोपहरी में हुआ । पैर जल रहे हें। कहीं 
छाया नहीं है । कहीं विश्राम की जगह नहीं है । ऐसे समय रामचन्द्रजी 
का जन्म होता है । जिस समय जीवात्मा तड़पता रहता है, हृदय दुःख से 
हाय-हाय करता रहता है । ऐसा प्रतीत होता है कि संसार जलती हुई 
दावाग्नि हुँ । ऐसे समय जीवात्मा को श्राह्वादित करने वाला, हृदय में 
दस इन्द्रिय-रूपी मुख वाले सम्राटू रावण को मारने वाला राम जन्म 

` लेता हूँ। 

और कृष्ण कब जन्म लेते हें ? राम भरी दोपहरी में पैदा हुए तो 
कृष्ण मध्यरान्रि को पेदा हुए । भादों की मुसलाधार वर्षा, मेघों को गइ- 
गड़ाहट, बिजली की चमचमाहट, यमुना किनारे तक भरी हुई, ऐसे समय 
श्रीकृष्ण जन्म लेते हें । जिस समय जीवन में कृष्णपक्ष का ग्रंघेरा रहता 
है, भयंकर निराशा होती है, श्रांखों से आंसुओं की धारा बहती रहती है, 
कोई मागं दिखाई नहीं देता, हृदय की यमुना पूर्ण होकर बहने 
लगती हैं, दुःख-दैन्य के काले वादल घिर श्राते हें, ऐसे समय ही श्रीकृष्ण 

जन्म लेता हुँ । 

कृष्ण का श्रर्थ है व्यवस्था करने वाला । राम हुँ प्रसन्न करने वाला, 
कृष्ण है, श्राकषित करने वाला । कृष्णा सारे गोकूल के मन पर छा जाता 
है । वह गोपाल था । गोपाल का मर्थ है-इन्द्रियों का स्वामी । वह 
इन्द्रियों को चरने देता है । लेकिन उन्हें वे जहां चाहे जाने. नहीं देता । 
इन्द्रय-रूपी गायों को जहां मन हो वहां न जाने देने के लिए वह मीठी 
मुरली बजाता है । कृष्ण सारी इन्द्रियों को सुख भर समाधान देता 
हं। वह उन्हें श्राकषित करके संयम में रखकर संगीत का निर्माण 
करता हूँ । 

श्रीकृष्ण ने हमारे श्रव्यवस्थित जीवन को व्यवस्थित बनाया । कवीन्द्र 
रवीन्द्र ने गीतांजलि में कहा हँ--"सारा दिन सितार में तार लगाते- 
लगाते ही बीत गया; लेकिन प्रभी तक तार नहीं लग पाये श्रौर न संगीत 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


श्रीकृष्ण भर उनकी मुरली २८३ 


ही शुरू हुआ ।” हम सब लोगों की भी ऐसी ही हालत हे .। हमारे.जीवन 
में मेल नहीं है । जीवन की सितार के तार ठीक तरह नहीं लग. पाते । 
जीवन की यह सितार सात तारों की नहीं हजारों तारों की हे। यह प्रनन्त 
तारों की हुत्तन्त्री कब ठीक से बजेगी ? 
हमारी हजारों प्रवृत्तियां ही ये तार हें। श्राज एक प्रतीत होती है 
कल दूसरी | इस क्षण कुछ करने की इच्छा होती हूँ ग्रोर दूसरे क्षण कुछ 
और करने की इच्छा होती है । ये हजारों वासनाएं हमें नचाती रहती 
हें । हमारी खींचातानी हो रही है । यदि किसी व्यक्ति की दो स्त्रियां हों 
तो उसकी कितनी दयनीय स्थिति हो जाती है ! फिर भला इस जीवात्मा 
की वे हजारों स्त्रियां क्या दशा करती होंगी ! 
चल रही हमेशा खोंचतान 
खिच रहा हृदय खिच रहे प्राण 
मिलता न तनिक भी मुझे त्राण 
क्या करूं ? हाय कया सर जाऊं ? 
जीव को ऐसा ही प्रतीत होने लगता हू । 
हम पढ़ते हें कि श्रीकृष्ण की सोलह हजार स्त्रियां थीं । सोलह हजार 
क्या सोलह करोड़ भी होंगी । हमारी ये क्षण-क्षण में बदलने वाली सेकड़ों 
मनःप्रव्तियां ही स्त्रियां हैं अर्थात्‌ गोपियां । ये गोपियां जीवन को खींच 
रही हें । लेकिन गोकूल में जन्म लेने वाला श्रीकृष्ण इन गोपियों को 
यरेशान करता है । वह वस्त्र-हरण करके उन्हें लज्जित करता है। 
प्रत्येक प्रवत्ति सन्दर स्वरूप धारण करके जीवात्मा को मोहित करने 
का प्रयत्न करती है । गेटे के 'फाँउस्ट' नामक काव्य म एक स्थान पर 
एक व्यक्ति कहता है :-- म 
“मझे मोलम था कि यह पाप है; लेकिन [इस पाप ने कितना 
सन्दर वेश धारण किया था ! यह पाप कितना मीठा म्रौर सुन्दर दिख 
रहा था !” 
लेकिन श्रीकृष्ण गोपियों के इस बाह्य रूप-रंग पर मुग्ध नहीं 
होते । वह उनका सही रूप प्रकट कर देते हैँ । उनका ्रान्तरिक, गन्दा 
और विकृत रूप वह उनको दिखा देते हें। और उनके दिखाऊ वस्त्रों 


(०0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
र८४ . भारतीय संस्कृति 


को दूर कर देते हैं । वे दुष्ट प्रवृत्तियां लज्जित होती हैं । वे नम्र बनती 
हें । नष्ट हो जाती हें । वे श्रीकृष्ण के चरणों में मग्न होकर कहती हें, 
“हे कृष्ण ! भ्रव जैसा श्राप कहेंगे वैसा करेंगी । जैसा आप कहेंगे वैसा 
चलेंगी, जैसा आप कहेंगे वेसा बोलेंगी | आप हमारे मालिक हैं ।” 

जीवन में यही मुख्य काम हँ--सारी इन्द्रियों श्रौर सारी वृत्तियों 
को एक महान्‌ ध्येय के पीछे लगाना श्र जीवन में स्थिरता लाना। 
नदी सागर के पास जायगी । पतंग प्रकाश के पास जायगा | भौंरा कमल 
के पास जायगा । मोर मेघ के पात जायगा । हमारी सारी वृत्तियों, 
सारी शक्तियों को किसी-न-किसी ध्येय की ओर ले जाने का काम 
रहता है। 

श्रीकृष्ण यह काम करता हैँ । वह सारी प्रवृत्तियों को खींचकर 
उन्हें ध्येय की ग्रोर मोड़ देता है । इससे जीवन की भ्रान्ति लय हो 
जाती है । मन में एक ही स्वर गूंजने लगता है । लेकिन यह काम सरल 
नहीं है । हृदय में ऐक्य की मुरली बजाने के पहले कृष्ण को कितने ही 
काम करने पड़ते हें ! 

ग्रहंकार के कालियानाग को मिटाना पड़ता है। हमारा श्रहंकार 
निरंतर फूफकार मार रहा है। हमारे श्रास-पास कोई म्रा नहीं सकता । 
में बड़ा हूँ । में शरेष्ठ हूँ । दूसरे सब मूर्ख हें । इस प्रकार के भ्रहंकार के 
प्रास-पास कौन रहेगा ? 

.“जो सबसे ही रहे झगड़ता उसके जैसा कौन प्रभागा ?” 

ऐसी दुनिया में सबसे लड़ता रहने वाला यह म्रकेला भ्रहंकारी 
कब मुक्त होगा ? 

कृष्ण इस अहंकार के फन पर खड़ा रहता हूँ । जीवन-यमुना से 
वह इस कालियानाग को भगा देता है । 

इस जीवन-रूपी गोकुल के द्वेष-मत्सर के बड़वानल को श्रीकृष्ण 
निगल जाता है । वह दम्भ, पाप के राक्षसों को नष्ट कर देता है । 

इस प्रकार जीवन शुद्ध होता है । एक ध्येय दिखाई देने लगता है । 
उस ध्येय को प्राप्त करने की लगन जीवन को लग जाती है । जो मन में 
वही भ्रोठों पर, वही हाथों में । श्राचार, उच्चार भ्रौर विचार में एकता 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


श्रीकृष्ण और उनको मुरली रव्य 


आ जाती है । हृदय की गड़बड़ रुक जाती है । सारे तार ध्येय, की खूंटियों 
से अच्छी तरह बाँध दिये जाते हैं । उनसे दिव्य संगीत फूटनें लगता है । 
गोकुल में कृष्ण की मुरली कब बजने लगी ? 
सुखद शरद का हुग्रा भ्रागमन, 
चन में खड़ी हुई ग्वालिन। 
लो बाँट रहे हें सुरभि सुमत, 
उस मलयाचल से बहो पवन ॥ 
ऐसा था वह प्रफुल्ल . करने वाला पावन समय | हृदयाकाश में 
शरद ऋतु होनी चाहिए । ग्रब हृदय में वासना-विकार के बादल नहीं हैँ । 
आकाश स्वच्छ है । शरद ऋतु.में भ्राकाश निर्न रहता है । नदियों 
की गन्दगी नीचे बेठ जाती हैं । शंख-जेसा स्वच्छ पानी बहता रहता है । 
हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए । ग्रासक्ति के बादल नहीं 
घिरने चाहिएँ । ग्नासक्त रीति से केवल ध्येयभूत कर्मों में ही मन रंग 
जाना चाहिए । रात-दिन आचार और विचार शुद्ध होते रहने चाहिए । 
शरद ऋतु है श्रौर है शुक्ल पक्ष । प्रसन्न चन्द्र का उदय हो चुका 
है । चन्द्र का मतलब है मन का देवता । चन्द्र उगा है इसका यह 
मतलब कि मन का पूणं विकास हो गया है । सद्भाव खिल गया 
है । सद्विचारों की शुश्र चांदनी खिली हुई है । प्रनासक्त हृदयाकाश में 
शील का चन्द्र सुशोभित हुआ है । प्रेम की पूर्णिमा खिल गई हैं । 
ऐसे समय सारी गोपियाँ इकट्री होती हें । सारी मनश्वृत्तियां 
श्रीकृष्ण के आस-पास इकट्री हो जाती हें । उन्हें इस बात की 
व्याकुलता रहती है कि हृदय में सुव्यवस्थिता पैदा करने वाला, गड़बड़ी 
में से सुन्दरता का निर्माण करने वाला वह श्यामसुन्दर कहां है ? उस 
्येय-रूपी श्रीकृष्ण की मुरली सुनने के लिए सारी वृत्तिर्या अधीर हो 
उठती हैं । 
` एक बंगाली गीत में मेंने एक बड़ा ही भ्रच्छा भाव पढ़ा था । 
एक गोपी कहती है--“प्रपने झ्रांगन में कांटे बिखेर कर में उसके ऊपर 
चलने की श्रादत बना रही हूँ । क्योंकि उसकी मुरली सुनकर . मुझे 
दोड़ना पड़ता है भ्ौर यदि मागं में कांटे-हों-.तो शायद एक आध बार 


(७०0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
र » 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
२८६ भारतीय संस्कृति 


मझे रुकना पड़ेगा । यदि ग्रादत हो-तो भ्रच्छा रहेगा । 

“अपने श्रांगन में पानी डालकर में खूब {कीच बना देती हूँ । श्रौर 
मैं उस कीच में चलने का अभ्यास करती हूँ। क्योंकि उसकी मुरली 
सुनते ही मुझे जाना पड़ता है श्रौर यदि मार्ग में कीचड़ हुआ तो परेशानी 
होगी । लेकिन यदि श्रादत हुई तो भाग निकलेंगे । 

एक वार ध्येय के निदिचत हो जाने पर फिर चाहे विष हो, अपने 
मन का ग्राकर्षण उसी तरफ होना चाहिए | कृष्ण की मुरली सुनते ही 
सबको दौड़ते हुए श्राना चाहिए । घेरा बनाना चाहिए । हाथ-में-हाथ 
डाल कर नाचना चाहिए । श्रन्तर्बाह्य एकता होनी चाहिए । 

हृदय शुद्ध है । प्रेम का चन्द्रमा चमक्‌ रहा है । सारी वासनाएँ 
संयत हैं । एक ध्येय ही दिखाई दे रहा हैँ । श्रासवित नहीं हैं । द्वेष- 
मत्सर मिट गये हें । भ्रहंकार का शमन हो चुका है । दम्भ छिप गया है । 
ऐसे समय गोकुल में मुरली शुरू होती है । इस जीवन में संगीत शुरू होता 
है । उस संगीत की मिठास का कोन वर्णन कर सकेगा ? उस संगीत की 
मिठास का स्वाद कौन ले सकेगा ? 

महात्माजी ने कहा था--“मेरे हृदय में तम्वूरा स्वर में मिला हुमा 
हुँ ।” महान्‌ उद्गार है यह । प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में इस प्रकार तंबूरा 
स्वर में मिला हुआ हो सकता है। प्रत्येक के जीवन-रूपी गोकुल में यह 
मधुर मुरली बज संकती है। लेकिन कब ? उस समय जबकि व्यवस्था 
करने वाला तथा इन्द्रियों को श्राकषित करके ध्येय की ओर ले जाने 
वाला श्रीकृष्ण पैदा हो । 

यह श्रीकृष्ण हमारे सबके जीवन में है । जिस प्रकार किसी पहाड़ 
में बाहर के ऊबड़-खाबड़ पत्थरों में कोई शिवालय होता हैँ उसी प्रकार 
अपने इस ऊबड़-खाबड़ और गन्दे जीवन के अस्तप्रंदेश में एक शिवालय 
है । हमारे सबके हृदय-सिंहासन पर शंभु, मृत्युंजय, सदाशिवं 
विराजमान है । वह हमेशा दिखाई नहीं देता; लेकिन इसमें कोई संदेह 
नहीं कि वह है। एक बड़े पश्चिमी विचारक श्री श्रमिल ने एक स्थान 
पर लिखा है-- 

“Deep within this ironical and disappointed 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
श्रीकृष्ण श्रौर उनकी मुरली २८७ 


being of mine, there is & child hidden sad 
simple creature who believes in the ideal, in love, 
in holiness and all heavenly superstitions.” 

भावार्थं यह हैं कि मेरे इस परस्पर-विरोधी, संशयी, निराश 
जीवन के श्रन्त्रंदेश में एक छोटा-सा बालक है । वह बालक ध्येय पर 
श्रद्धा रखता है, प्रेम पर, पवित्रता पर, मांगल्य पर विश्वास रखता है, 
सारी दैवी वृत्तियों पर ग्रास्था रखता है । वह बालक यद्यपि दिखाई नहीं 
देता तथापि वह है श्रवस्य । बह ग्रभी छोटा है, भोला-भाला है, खिन्न है - 
लेकिन है वह भ्रवश्य । 

यह बालक ही वालकृष्ण है । यह बालकृष्ण बड़ा होने लगता है । 
वह उदास न रहकर बलवान्‌ बनता हे। गुप्त न रहकर प्रकट होने लगता 
है । जीवन-गोकुल में संगीत का निर्माण करने के लिए प्रयत्न करने 
लगता है । इस बालकृष्ण को बड़ा करना हमारा काम हूँ । यदि श्राप 
अपने जीवन में संगीत लाना चाहते हें तो इस मुरलीधर को पाल-पोस 
कर बड़ा कीजिये । 

हृदय की यह वेणु कभी-कभी सुनाई देती है । लेकिन वेण का यह 
नाद ग्रखण्ड रूप से सुन पा सकने योग्य बनना चाहिए । जबतक हम 
दूसरी आवाजें बन्द नहीं करते तबतक इस भ्रन्तर्नाद को नहीं सुन सकेंगे । 
दूसरी वासनाग्रों के गीत बन्द किये बिना ध्येय-गीत किस प्रकार सुना 
जा सकेगा ? ऊपर के कंकड़-पत्थर दूर करते ही उसके नीचे बहने वाला 
झरना दिखाई देने लगता हैं, उसी प्रकार भ्रहंकार, भ्रासक्ति व रागद्वेंश के 
पत्थर फोड़कर दूर करने पर ही हृदय में भाव-गंगा की कलकल-ध्वनि 
सुनाई देगी । कामक्रोध के नगारे बन्द कीजिये तभी हृदय के प्रन्दर के 
शिवालय को मुरली सुनाई देगी । 

हरिजनों के लिए किये गये उपवास के समय महात्माजी ने £्राश्नम 
के बालकों को लिखे एक पत्र में कहा था-- 

“चालीस वर्षो की सेवा से मेंने ग्रन्तःकरण में थोड़ी व्यवस्था का 
निर्माण किया है । संयम व तपस्या के द्वारा मेंने अपने जीवन का 
बेसुरापन दूर किया हे, इसीलिए में अन्तर की सुन्दर आवाज को सुन 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


श्ष्८ भारतीय संस्कृति 


सकता हूं ।” 
सेवा के द्वारा, संयम के वारा इस संगीत का निर्माण करना हें । 
कृष्ण मानो मूतं संयम हैँ। कृष्ण तो श्राकषित करने वाला, अर्जुन के 
घोड़ों को संयम में रखने वाला, ओर इन्द्रियों के घोड़ों को मनमाने न 
जाने देनेवाला ही कृष्ण है । संयम के बिना संगीत नहीं । संगीत का 
र्थे है मेल, प्रमाण । प्रमाण का श्रथ है सौंदयं । जीवन में सारी बातों का 
प्रमाण साधने का मतलब ही है संगीत का निर्माण करना । यही योग हे। 
इसके लिए प्रयत्न की ग्रावश्यकता है । रात-दिन प्रयत्न करना है। 
यदि उस ग्रत्यन्त मधुर मुरली की श्रावाज्ञ सुनने का सौभाग्य प्राप्त करवा 
हैं तो रात-दिन भ्रविश्रांत प्रयत्न करना चाहिए, दक्षता रखनी चाहिए । 
निशिवासर चल रहा युद्ध 
ग्रन्दर-बाहर जग में मन में । 
रातनदिन वाह्य दुनिया में और मन में कदम-कदम पर झगड़े होंगे । 
बार-वार गिरना होगा, लेकिन वार-वार उठना होगा, बढ़ना होगा । 
प्रयत्न करना ही मनुष्य के भाग्य में है । पशु के जीवन में प्रयत्न नहीं 
होता । श्राज की अपेक्षा कल श्लागे जाय, आज की श्रपेक्षा कल अधिक 
पवित्र बने, पशु में यह भावना नहीं है । जो मुकत हो गया है उसको यह 
प्रयत्न नहीं करना पड़ता । जिसके जीवन में प्रयत्नशीलता नहीं; वह या 
तो. पशु है या मुक्त हूँ । 
प्रयत्नश्ञीलता हमारा ध्येय है। हम सब प्रयत्न करने वाले बालक हैं। 
“इन्किलाब जिन्दाबाद' का श्रथ है. क्रान्ति चिरायु हो । प्रयत्न चिरायु हो । 
उत्तरोत्तर विकास हो । प्रयत्न करते-करते एक दिन हम परम पद 
प्राप्त करें। 
इसी लिए श्रम किया निरन्तर 
अन्तिम दिन बन जाय मधुर । 
यह सारा कठिन परिश्रम, यह सारा प्रयत्न उस श्रन्तिम दिन को मधुर 
बनाने के लिए ही है। इसीलिए है कि वह मधुर ध्वनि सुनाई दे | यदि वह 
दिन सौ जन्मों में आये तब भी यह कहना चाहिए कि वह जल्दी भ्राया। 
फ्रांस के प्रसिद्ध कहानी लेखक ग्रनातोले ने एक स्थात पर लिखा 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
श्रीकृष्ण श्रौर उनकी मुरली २८६. 


ह--“यदि ईश्वर मुझमे पूछे कि तेरी क्या-क्या बातें मिटा दू' तो में 
कहुंगा मेरी सब वातें मिटा दे । लेकिन मेरे प्रयत्न मत मिटा, मेरे दुःख. 
मत भिटा ।” न 

कुन्ती ने कहा--“मुझे सदैव विपत्ति दे ।” विपत्ति का ही ग्रथं हूँ 
प्रयतन, खींचतान; पूर्णंता का स्मरण करके उसे प्राप्त करने के लिए 
होती रहेने वाली व्याकुलता । जिसमें यह व्याकुलता है वह घन्य है । 
उसके जीवन में ग्राज नहीं तो केल श्रीकृष्ण की मधुर मुरली वजने 
लगेगी । 

श्रीकृष्ण ने पहले गोकुल में श्रोनन्द-ही-आनन्द का निर्माण किया । 
उसने पहले गोकुल में मुरली बजाई श्रौर उसके बाद वह संसार में संगीत 
का निर्माण करने के लिए गया। पहले उसने गोकुल की दावाग्नि बुझाई, 
गोकुल के कालियानाग को मारा । अघासुर, बकासुर को मारा । उसके 
वाद समाज के कालियानाग, समाज के दंभ, समाज की द्वेषमत्सर की 
दावाग्नि दूर करने के लिए वह बाहर गया । भ्रपने जीवन के संगीत को 
वह सारे त्रिभुवन में सुनाने लगा। पत्थर पिघल गये । 

जब मनुष्य भ्रपने भ्रन्तःकरणा में स्वराज्य की स्थापना कर लेगा तो 
वहां संगीत, सुसंबद्धता, ध्येयात्मता, निश्शंकता, सुसंवादिता का निर्माण 
कर लेगा । वहां की दावाग्ति को बुझा देगा, वहां के असुरों का संहार 
कर देगा, सारांश यह कि जब वह ग्रपने मन का स्वामी वन जायगा तभी 
वह संसार में भी आनन्द का निर्माण कर सकेगा । जिसके अपने जीवन 
` में आनन्द नहीं है वह दूसरों को क्या दे सकेगा ? जो स्वयं शान्त नहीं 
हे वह दूसरों को क्या खाक शान्ति देगा ? जिसके स्वथं के जीवन में 
शान्ति नहीं हैं. वह दूसरे के जीवन का रुदन कँसे मिटा सकेगा ? 
जो खुद गुलाम हें बह दूसरों को केसे मुक्त कर सकेगा ? जो 

हुँ को जीत नहीं सकता वह दूसरों को केसे जिता सकेगा ? स्वयं गिरा 

हुआ आदमी दूसरों को नहीं उठा सकता। स्वथं बन्धन में बंधा हुआ 
व्यक्ति दूसरों को मुकत नहीं कर सकता । स्वयं हमेशा घुटनों में सृ हू 
छिपाकर रोने वाला दूसरों को हँसा नहीं सकता । स्वयं स्फूति-हीन होकर 
दूसरों को किस प्रकार चेतना दे सकेगा ? स्वयं निरुत्साही होकर दूसरों 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


२६० भारतीय संस्कृति 


को उत्साही किस प्रकार वना सकेगा ? श्रतः पहले अपने जीवन- 
रूपी गोकुल को सुखमय एवं श्रानन्दमय बनाग्रो । तभी श्राप अपने श्रास- 
पास के संसार को श्रानन्दमय कर सकोगे । श्रपनी वेसुरी जीवन-वांसुरी 
को सुधारो तभी दूसरों की जीवन-बांसुरी को सुधार सकोगे । 
लेकिन वह दिन कव यगा ? झायगा, एक दिन भ्रायगा। 
यह जीवन-यमूना उस दिन के श्राने तक श्रशान्त रहेगी । इसमें 
कभी क्रोध-मत्सर की ग्रौर कभी स्नेह-प्रेम की प्रचण्ड लहरें हिलोरें 
लेने लगेंगी, लेकिन सारा प्रयत्न, यह टेढ़ी-मेट्री उछल-कूद उस ध्येय 
के लिए ही है । श्रौकृष्ण के परम पवित्र चरणों के स्पशे करने के 
लिए ही यह व्याकुलता है । एक दिन श्रीकृष्ण के चरणों का स्पर्श 
प्राप्त होगा श्रौर यह यमुना शान्त हो जायगो । उस ध्येय-भगवान्‌ 
के चरणों में गिर जाने के लिए यह यमुना ग्रधीर है । तूफान शान्त 
होने के लिए उठता है, जीवन भी शान्त होने के लिए ही प्रयत्न 
कर रहा है । संगीत-निर्माण करने वाले भगवान के चरणों का 
स्पर्श करने के लिए जीवन व्याकुल हैं भ्रायगी, वह शरद ऋतु एक दिन 
अवश्य आयगी । एक दिन वह मधुर हवा अवश्य बहेगी । वह मधुर 
चांदनी एक दिन अवश्य खिलेगी । उस दिन गोकुल में प्रेम-राज्य की 
स्थापना करने वाले, श्रव्यवस्था, घांघली, ग्रपनी डफली श्रपना राग, 
गन्दगी, दावारिनि, दंभ दूर करके प्रेम स्थापित करनेवाले उस कृष्ण-कन्हैया 
की मुरली की श्रमृतध्वनि हमारे जीवन में सुनाई देगी । उस श्याम- 
सुन्दर की पागल बना देने वाली वेण निरन्तर बजती रहेगी । 
बज रही हैं चेणु मनहर 
प्रब न इन्द्रिय धेनु गहती नित्य मनमानी डगर । 
जीवन-गोकुल में बनमाली 
श्राजा यहां खिली हरियाली 
हषं-मत्त हो चरण-रेणु हम रख लेंगे निज मस्तक ऊपर। 
मेरी वृत्ति मुग्ध-सी गोपी 
प्रेम वेलि पागल हो रोपी 
कहती--में कुछ नहीं जानती मेरे तो बस गिरिधर नागर। 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


मृत्यु का काव्य २६१ 
२३ 
सत्यु का काव्य 


भारतीय संस्कृति में स्थान-स्थान पर मत्य के सम्बन्ध में जो विचार 
वे कितने मधुर हैं, कितने भव्य हें ! भारतीय संस्कृति में मत्य की 
भीषणता नहीं हूँ । मृत्यु तो मानो जीवन-वृक्ष में लगा हश्रा मधर फल 
है या मानो ईश्वर का ही एक स्वरूप है जीवन श्रौर मत्य दोनों 
ही अत्यन्त मंगल भाव हैं । जीवन श्रौर मरणा वस्तुतः एकरूप ही हैं । 
रात्रि में से ही आखिर श्ररुणोदय होता है श्रौर श्ररणोदय में ही श्रन्त में 
रात्रि का निर्माण होता हैँ । जोवन में मृत्यु का फल लगता हुँ, मृत्यु में 
जीवन का । 
. गीता में कहा गया हैं कि मरना मानो वस्त्र उतार फेंकना हैं । 
काम करते-करते ये वस्त्र जीर्णा हो गये, फट गये । वह त्रिभुवन की 
माता हमें नये वस्त्र लेने के लिए बुलाती हैं । वह हमें उठा लेती है । 
फिर हमें नये कुरते-टोपी पहनाकर इस संसार के प्राङ्गण में खेलने के 
लिए छोड़ देती है और दूर से तमाशा देखती है । कभी-कभी जीव 
जन्म लेने के पहले ही मर जाता हें। कोई बाल्यावस्था भें मरता है 
कोई युवावस्था में | मां कपड़े पहनाकर भेज देती हूँ; लेकिन उसे 
कपड़ा भ्रच्छा नहीं लगा हूँ, तो जल्दी ही वह उसे वापस बुला लेती है 
झौर नये कपड़े पहना देती है । मरं के शौक अमूल्य हें ! 
हमारी मां कोई भिखारिन नहीं हुँ । उसका भण्डार तो अनन्त वस्त्रों 
से भरा हुग्रा है । लेकिन चूंकि मां का भंडार भरा हुँ अतः हम उसके दिये 
हुए कपड़े फाड़ दें यह अच्छा नहीं है । हमें जहां तक सम्भव हो बड़ी 
सावधानी के साथ इस कपड़े का उपयोग करना चाहिए । हमें उसे 
स्वच्छ पवित्र रखना चाहिए ग्रौर सेवा करते-करते ही उसे फटने देना 
चाहिए । 
देह मानो मटका है । यदि कोई मर जाता हैँ तो हम उसके आगे 
सटका ले जाते हें । यह तो मटका था फूट गया । इसमें रोने की कोन- 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
२९२ भारतीय संस्कृति 


सी बात हैं ? यह मटका तो सेवा करने के लिए मिला था । महान्‌ 
ध्येय-वृक्ष में पानी डालने के लिए यह मटका मिला था । किसी का 
मटका छोटा होता हैँ किसी का बड़ा । वह महान्‌ कुम्हार अनेक प्रकार 
के ये मटके बनाता है और संसार का बगीचा तैयार करना चाहता 
है। वह फूटे हुए मटकों को फिर ठीक करता हूँ । वह मटका फिर 
पानी पिलाने लगता हूँ । इस प्रकार का क्रम चल रहा है । 

विक्टर हथूगो ने एक स्थान पर लिखा है---“मनुष्य क्या हूँ ? यह 
तो मिट्टी का गोला है; लेकिन उसमें एक दैवी कला है । उस दैवी 
कला के कारण ही इस मिट्टी के गोले का महत्व है ।” 

विश्वंभर भगवान एक मिट्टी का गोला बदलकर दूसरा तैयार 
करता है । वह देवी कला से विभूषित कर उसे फिर इस संसार में 
भेजता हू । जिस प्रकार पतङ्ग के फट जाने पर छोटे बच्चे कागज़ लेकर 
दूसरी पतङ्ग बना लेते हैं वेसी यह वात है । भगवान जीव-रूपी पतङ्ग को 
किसी अ्रदृश्य छत पर बैठकर लगातार उड़ा रहा हुँ । वह उसे उपर- 
नीचे खींच रहा हैँ । यदि पतङ्ग फट जाती है तो वह फिर उसे ठीक कर 
देता है । नया कागज ग्रौर नया रंग ! वह फिर उसे उड़ाता है । भ्रनेक 
रंग, श्रतेक आकार, अनेक धर्मे, श्रनेक वृत्ति के ये करोड़ों पतंग हमेशा 
उड़ रहे हैं, फट रहे हैं श्रौर नये भ्रा रहे हें यह है एक प्रचण्ड क्रीड़ा, 
एक विराट खेल । 

मृत्यु मानो महायात्रा है, मृत्य मानो महाप्रस्थान है, मृत्य मानो 
महानिद्रा है । हम प्रतिदिन के परिणाम के बाद सो जाते हें। नींद तो 
एक प्रकार का लधुमरण है । सारे जीवन के श्रम के बाद, श्रनेक वर्षो 
के श्रम के बाद भी हम इसी प्रकार नींद लेते हें । प्रतिदिन की नींद 
श्राठ घंटे की होती हैं; लेकिन फर्क यही है कि यह नींद लम्बी होती है । 

मृत्यु का श्र्थ हूँ मां की गोद में जाकर सो जाना ! छोटा बच्चा दिन 
भर खिलखिलाता हूँ, रोता है, गिरता है। रात्रि होते ही मां उसे धीरे 
से उठा लेती है । उसके खिलोने वहीं पड़े रहते हैं। माँ उसे गोदी में 
लेकर सुला देती हूं। माँ की गर्मी लेकर बच्चा ताजगी प्राप्त करता 

और सुबह दुगने उत्साह से खेलने लगता है। यही हाल जीव का 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by‘eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


मृत्यु का काव्य २९३ 
हैँ । संसार में थके हुए जीव को वह माता उठा लेती हुँ। बच्चे की 
. इच्छा न होने पर भी वह उसे उठा लेती है। अपने मित्र की ोर, अ्रपने 

सांसारिक खिलौनों की ग्रोर बालक ग्राशा भरी निगाहों से देखने लगता 
है । लेकिन मां तो वाज्ञक के हित को पहचानती है । उस रोते हुए 
बालक को वह ले लेती है । श्रपनी गोद में सुला लेती है रौर जीवन-रस 
पिलाकर फिर भेज देती है । 
मृत्यु मानो अपने पीहर जाना हैं । ससुराल में गई हुई लड़की दो 
देन के लिए पीहर आती है ग्रौर फिर प्रेम, उत्साह, ग्रानन्द और स्वतन्त्रता 
प्राप्त करके श्रा जाती है । उसी प्रकार उस जगत्‌-माता के पास जाकर 
आना ही मृत्यु है । बचपन में स्कूल में जाने वाले बालक वीच से ही 
लौटकर घर श्रा जाते हें। पानी पीने का बहाना, भूख का बहाना, बीमारी 
का बहाना करके घर श्रा जाते हें । उन्हें मां के मुखचन्द्र को देखने की 
व्याकुलता रहती हूँ । उन्हें माँ के प्रेम की भूख रहती है । माँ उन्हें प्रेम 
से देखती है । उनकी पीठ पर हाथ फिराती है । उन्हें मिठाई देती और 
कहती है 'जाश्रो' | बच्चा हेंसते-खेलते फिर प्रसन्ततापूर्वेक स्कूल में भ्रा 
जाता है और पाठ याद करने लगता हें। उसी प्रकार हम संसार के 
स्कूल से घबराये एवं चिढ़े हुए जीव मां के म॒खचन्द्र को देखने की श्राशां 
लगाये रखते हैं । वे मां के पास जाते हें, भरपुर प्रेम-रस पीकर फिर 
विद्या पढ़ने लगते हैं । 

मृत्यु मानो विश्राम हुँ । मृत्यु मानो अनन्त में स्तान करना है । थके 
हुए, घवराये हुए लोग ग्राम के बाहर के तालाब पर जाकर तैर राते हैं 
समुद्र में गोता लगा गाते हैं, नदी के पानी में नाच-कूद ग्राते हें। उनकी 
थकान मिट जाती है। जीवन में इबने से जीवन प्राप्त होता है । मृत्यु का 
क्या मतलब है ? ड्बकी लगाना। संसार में थके हुए जीव अनन्त जीवन 
के समुद्र में गोता लगा झाते हैं यह गोता लगाने के लिए जाना ही 
मृत्यु है । यह एक प्रकार की छुट्टी है। मृत्यु का अर्थ है भ्रनन्त जीवन में 
तैरने के लिए प्राप्त हुई छुट्टी । उस जीवन में नहा-धोकर फिर ताजगी 
प्राप्त करके हम संसार में कमं करने के लिए भ्रा जाते हें । 

महादेवजी के ऊंचे शिखर वाले मन्दिर में जाने के लिए सीढ़ियां बनी 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


२६४ भारतीय संस्कृति 


रहती हैं । उसी प्रकार पूर्णता के शिखर की ओर जाने के लिए जन्म- 
मरण के पैर रखकर जीव जाता है मरण मानो एक कदम हो है । 
मरण मानो प्रगति ही है। मरणा का ग्रर्थ हूँ श्रागे जाना । भगवान 
की ओर ले जानेवाली सीढ़ियों को हम प्रणाम करते हैं। हमें वे सीढ़ियां 
पवित्र लगती हैं, ध्येय-साधन प्रतीत होती हैं । उसी प्रकार मृत्यु भी 
पवित्र और मंगल है | वह अपने ध्येय के पास ले जाने वाली है । 

मरण मानो एक प्रकार का विस्मरण है । संसार में स्मरण जितना 
ही विस्मरण का भी महत्व है । जन्म लेने के वाद से हमने जो-जो बातें 
कीं, जो-जो सुना , जो-जो देखा, जो-जो हमारे मन में आया यदि उन 
सवका हमें हमेशा स्मरण रहे तो कितना वड़ा बोझ हो जायगा ! 
उस प्रचण्ड पर्वत के नीचे हम कचल जायंगे । यह जीवन श्रसह्य हो 
जायगा । 

जिस प्रकार व्यापारी हजारों धन्धे करता है; लेकिन अन्त में इस 
सरल-सी बात को ही ध्यान में रखता है कि इतना लाभ हुआ या इतनी 
हानि हुई ! यही हाल जीवन का है। मरणा मानो जीवन के व्यापार में लाभ- 
हानि देखने का क्षणा है । साठ-सत्तर वर्षो से दुकान चल रही हू । उसके 
हिसाव-किताब देखने का क्षण ही मृत्यु है । उस लाभ-हाति के अनुभव 
से लाभ उठाकर हम फिर दुकान लगाते हैं । मां की श्राज्ञा लेकर फिर 
ब्यापार आरम्भ करते हैँ । प्रेम से भरी हुई स्वतन्त्रता देनेवाली मां कभी 
कोई प्रतिवन्ध नहीं लगाती । 

मृत्यु की बड़ी श्रावञ्यकता होती है | कभी संसार में इस वर्तमान 
नाम श्रौर रूप का समाप्त होना इष्ट और ग्रावश्यक होता है । मानो कि 
कोई दुर्व्यवहार कर रहा था । वाद में उपर यदि वह पश्चात्ताप करके 
सद्व्यवहार करने लगे तब भी जनता उसकी पिछली काली करतूतों को 
नहीं भूलती । लोग कहते हें “वह फलां व्यक्ति है न ? उसकी सब बातें 
मालूम हैं हमको। 'सौ-सौ चूहे खायके बिल्ली चली हज्ज को।' वह तो बेकार 
ढोंग करता है । वह फिर अपनी पुरानी बातें पकड़ लेगा । उसे पश्चात्ताप 
कैसा ?” लोगों के ये उद्गार अपना सुधार करने की इच्छा रखने वाले 
उस पझ्चात्ताप की ज्वाला में जलने वाले व्यक्ति के धमे को स्पशं करते 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
मृत्यु का काव्य २९% 


हैं। वह तो अपनी पुरानी बातें भूलना चाहता है; लेकिन संसार उसे भलने 
नहीं देता । ऐसे श्रवसर पर परदे के पीछे जाकर नया रंग और नया रूप 
प्राप्त करके ही लोगों के सामने आना भ्रच्छा रहता है। 

यदि मृत्यु न होती तो संसार कुरूप दिखाई देता । मृत्यु के कारण 
ही संसार में सुन्दरता है । मृत्यु के कारण ही संसार में प्रेम है । यदि हम 
भ्रमर होते तो एक-दूसरे की बात भी नहीं पूछते । हम सब पत्थरों जैसे 
दूर-दूर पड़े रहते । मनुष्य मन में विचार करता है कि कल तो हमें जाना 
पड़ेगा फिर दुर्व्यवहार क्‍यों करें और वह भ्रपना व्यवहार मधुर बनाता 
हू । अंग्रेजी भाषा में एक कविता है । दुःखी भाई कहता है---“मेरा भाई 
कहां है ? क्या में भ्रव अकेला ही खेलूं ? ग्रकेला ही नदी किनारे घूम्‌ ? 
तितलियों के पीछे भागूं ? मेरा भाई कहां है ? यदि में उसके जीवन- 
काल में उसे प्यार करता तो कितना अच्छा रहता ! लेकिन अब क्या !” 

मृत्यु उपकार करने वाली है । जो काम जीवन से नहीं होता वह 
कभौ-कभी मृत्यु से हो जाता है; संभाजी महाराज के जीवनकाल में 
मराठों में फूट पड़ गई । लेकिन उनके महान मरण से मराठों में एकता 
स्थापित हो गई । वह मृत्यु ही मानो अमृत सिद्ध हो गई । ईसा के जीवन 
में जो नहीं हुआ वह उनके सूली पर जाने से हो गया । मृत्यु में अनन्त 
जीवन होता है । 

हम ऐसा समभते हैं कि मृत्यु मानो अन्धेरा हैं | लेकिन मृत्यु तो 
श्रमर प्रकाश है । मृत्यु का रथं है निर्वाण प्रर्थात्‌ अनन्त जीवन सूलगा 
देना । भगवान वुद्ध कहते थे--भ्रपना निर्वाण कीजिये, तभी संसार के 
साथ सच्चा प्रेम करना श्रा सकेगा । भ्रपने को भूल जाझो । अपनी 
वैयक्तिक भ्राशा-आकांक्षा, क्षुद्र स्वार्थ, लोभ भूल जाम्रो । तभी सच्चा 
अमर जीवन प्राप्त कर सकोगे । पनी सारी झासक्ति भूलना, अपने 
शरीर की, मन की, इन्द्रियों की स्वार्थी वासनाझ्रों को भूलना ही मानो 
मृत्यु है । इस मृत्यु का हम इस जीवन में भी अनुभव प्राप्त कर सकते 
हें । जिस प्रकार नारियल का पानी सूख जाने पर नारियल की शिरी 
झलग हो जाने से जैसा खड़-खड़ बजता है उसी प्रकार देहेन्द्रियों से आत्मा 
को झलग करके व्यवहार करना ही मानो मृत्यु है । तुकाराम महाराज 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
२९६ भारतीय संस्कृति 


इसीलिए कहा करते थे-- 
अपनी ग्रांखों ही मेंने तो 
श्रपनी मृत्यु देखली है। 
श्रनुपस था मेरा सुख-सुहाग ! 
जो एक वार इस मृत्यु को अनुभव कर लेता है उमप्तकी फिर मृत्यु 
नहीं होती । जीवित होते हुए भी जो मरना सीखता हें वह चिरंजीव 
होता है । 
जन में एक प्रसिद्ध दन्तकथा हैं । एक राक्षस हे । भगवान 
ने उस दैत्य को यह शाप दे दिया हुँ कि तू कभी नहीं मरेगा । यदि 
वह राक्षस हमारे देश में होता तो वह इसे वरदान समझता । उसने कहा 
होता कि कभी न मरना तो अधिक सौभाग्य को बात होती; लेकिन 
जर्मेन-देश का वह राक्षस परेशान हो गया । उसे जीवन से नफरत होगई 
है । वह चाहता है कि रोजमर्रा के एक-जेसे जीवन को वह भूल जाय । 
वह चाहता है कि भ्रपने रारीर को भूल जाय । उसकी आत्मा यह चाहती 
है कि उससे चिपटा हुआ यह देहरूपी मिट्टी का गोला गिर जाय । वह 
चाहता है कि यह देह-रूपी चोला, यह शरीर का भार कभी-न-कभी 
गिर जाय; लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती । वह ऊंचे शिखर से अपने 
को नीचे गिरा देता है । लेकिन वह गेंद जैसा ऊपर उछल जाता हू। 
अग्नि उसे नहीं जला पाती । पानी उसे डुबो नहीं पाता । फांसी उसके 
लिए हार बन जाती हैँ | विष अमृत बन जाता है । भगवान का नाम 
सुनते ही दांत पीसने लगता है; ग्रंगुलियां मोइने लगता हूं । उसके हृदय 
में होली जलने लगती है । लेकिन इस होली को शान्त करने वाले मृत्यु 
के मेघ वरसते नहीं हें। उस दयनीय राक्षस को दुरवस्था का ग्रन्त 
नहीं होता । उसे मृत्यु का सोभाग्य प्राप्त नहीं होता। 
यह दशा कितनी ग्रसह्य है ! यदि मृत्यु देने वाले ईश्वर का हम 
कितना ही ग्राभार मानें तो भी वह पर्याप्त नहीं होता ! मृत्यु मानो जीव 
श्रौर ईश्वर का रहस्य है। मरणा जीवन की तह में वेठ जानेवाला कीचड़ 
हैँ । मरणा का ब्रर्थ है पुनर्जन्म । 
हमें ग्रमावस्या के दिन ग्रन्येरा दिखाई देता है । ऐसा प्रतीत होता है 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
सुत्य॒ का काव्य २९७ 


कि चन्द्रमा नहीं है लेकिन समुद्र में ज्वार ग्रमावस्या के ही दिन 
आता हूँ । 

ग्रमावस्या के दिन सूर्यं चन्द्र की भेंट होती है । चन्द्र सूर्य से एक्ररूप 
हो जाता हैँ । इसी प्रकार मृत्यु मानो जीवन की अमावस्या हुँ । जीव 
ईश्वर से मिल जाता है । वह विश्वंभर में विलीन हो जाता है। 
अमावस्या के दिन सबसे बड़ा ज्वार श्राता है । उसी. प्रकार मृत्यु का 
श्रे है भ्रनन्त जीवन में विलीन हो जाना । मृत्यु की अमावस्या मानो 
जीवन की बड़ी पूिमा है । 

देशवन्धृ दास ने मृत्य के समय एक बड़ी सुन्दर कविता लिखी थी। 
उसमें वे कहते हें--“प्रभो, मेरे ज्ञानाभिमान की गठरी मेरे सिर से 
उतार ले । मेरी पुस्तकों की गठरी मेरे कन्धों से नीचे उतार ल। इस 
बोझ को उठाते-उठाते में श्रब जीणां-शीणां हो गया हुं । मभमें जान नहीं 

। में निरन्तर जोर-जोर से हांफ रहा हूं। में पद-पद पर हांफता हूं । 
मेरी श्रांखों के सामने भ्रन्धेरा छा रहा हैं मेरे इस बोझ को उतार । 

“जिसके सिर पर मोरमुकुट है, हाथों में वांसुरी है उस राधारमण 
'श्यामसुन्दर गोपाल को देखने के लिए मेरे प्राण व्याकुल हैं । 

“ग्ब वेद की आवश्यकता नहीं है । वेदान्त की आवस्यकता नहीं है। 
भ्रव तो सवकूछ भूल जाने दो भ्रब मुझे आपका वह ग्न्त राज्य 
'दिखाई दे रहा है । प्रभो, में तेरे कुंज के द्वार पर आ गया हूं। में अपने 
'प्रिय द्वार पर श्रागया हूं । अपने निवार्णोन्मूख दीपक को प्रज्वलित करने 
के लिए में तेरे द्वार पर आया हूं । 

मत्य का अर्थ है रिक्त दीपक में फिर तेल भरना, ग्रखण्ड दीप को 
फिर से प्रज्वलित करना । प्रकाश प्राप्त करने के लिए जाना ही मृत्यु 
है । यह कल्पना कितनी सहृदय है ? जीवन से नफरत नहीं | सेवा का 
आलस्य नहों है । 

कहत तुकाराम हे भगवत्‌ 
हमें जन्म दे, दे फिर जीवन ! 

सन्त यही मांग करते हें । वे इस अनन्त संसार म॑ वार-बार खलने 
के लिए पाते हैं । वे बड़े घैयंशाली खिलाड़ी होते हैं । 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
२९८ भारतोय संस्कृति 


भारतीय संस्कृति में मृत्यु अमर ग्रादावाद हैँ | भारतीय संस्कृति 
जैसी कोई ग्राशावादी संस्कृति नहीं है | मृत्यु के बाद आप फिर खेलने 
के लिए आयेंगे । रात्रि में सोया हुआ वालक फिर पहले वाले खिलोने 
से ही खेलता है उसी प्रकार हम भी मृत्यु के वाद फिर पहले-जैसी 
बातें शुरू करते हें । जिस प्रकार बुनकर पहले दिन वुने हुए ग्राधे थान 
को फिर बुनने लगता है । वही वात हम करते हैं | हमें पहले की सब 
बातें धीरे-धीरे याद श्राती हें । पहले का ज्ञान भी हमें मिल जाता है । 
पहले के अनुभव भी मिल जाते हैं । पूर्वजन्म की दूसरी सब बातें विस्मृत 
कर देते हैं, लेकिन ज्ञानानुभव का ग्रर्थ हमारे पास रहता हुँ । पूर्वजन्म 
का सार ग्रहण करके हम नवीन जीवन प्राप्त करते हें । 
भारतीय संस्कृति इस प्रकार ग्राशावाद प्रकट करती है कि--“कूछ 
भो व्यर्थ नहीं जाता । आशा से काम कर, धीरे-धीरे तुझे पूणता प्राप्त 
हो जायगी । जो धीर हें वह गंभीर है । मृत्यु मानो फिर नवीन शबित से, 
नवीन उत्साह से ध्येय-प्राप्ति की तैयारी है ।” 
मरण का श्रथ हुँ जवरदस्ती श्रनासवित सिखाना । उपनिषद्‌ कहते 
हें—“तेन त्यक्तेन भुंजीथा:” “अरे भाई, संसार में दूसरों का श्रभाव 
मिटा दे भर फिर स्वयं उपभोग कर । लेकिन हप्र इस आदेश को 
भूल जाते हैं । हम भण्डार भर लेते हैं, अपने नाम से पेसा जमा करते हें । 
पड़ोसी दुःखी दुनिया मरती रहती हैँ श्रौर जीव का उद्धार करने वाली 
मृत्यु श्रा जाती हैँ। इस संयम के कीचड़ से जीव को ऊपर उठाने के लिए 
मृत्यु भ्राती है । मृत्यु मानो मां का मंगल हाथ हैं | वह हाथ हैं आपक्ति के 
कीचड़ में सने हुए जीवन को धोकर स्वच्छ करने वाले । 
धूलि धूसरित है यह तन-मन 
निज भ्रमृत कर से थो दे भगवन्‌ 
सुला मुझे चरणों में निशिदिन 
भगवन्‌ किसे कहूं ? श्रब क्या कहूं ? 
इस प्रकार की जीव की हादिक पुकार होती हैँ | संसार की कोई 
भी अरन्य वस्तु इस गन्दगी को दूर नहीं कर सकती । सैकड़ों मन्दिरों को 
तोड़कर जमा की हुई सम्पत्ति के कीचड़ में मुहम्मद गड़ गया था। 


\ 


५ 7 
(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


मत्यु का काव्य २६९. 


मेंढक की तरह बह उस कीचड़ में उछलता-कूदता फिरता था । ईश्वर 
से मनुष्य का यह्‌ श्रधःपतन नहीं देखा गया । मुहम्मद को उठाने के लिए. 
दौड़ा । वह रोने लगा । वह श्रासक्तिमय पसारा उससे छूटता नहीं 
था । लेकिन ईश्वर ने उसे उठा ही लिया । उपे मूृत्यु-लपी सावुन: 
लगाकर धोया। 
मेरा यह मालिन्य, हे मां, 
तेरे बिना कौन धो सकता ? 
जीव की इस मलिनता को धोने के लिए हाथ में अमृत लेकर आने 
वाली जगज्जननी के विना कौन समर्थ है ? 
मृत्यु हमें सावधान करती है । यह वात स्पष्टता से हमारी समझ में 
ग्रा जाती है कि हमें सव कुछ छोड़कर जाना है। मृत्यु के समय मनुष्य 
गादी से कम्बल पर उतार लिया जाता हैं । मतलब यह है' कि भगवान केः 
वार पर नम्र बनकर ही जाना चाहिए । एक बार सूई की नोक में से 
हाथी भले ही निकल जाय; लेकिन संसार को दीन-हीन बनाकर स्वयं 
कवेर बना हुआ और धनमद में मतवाला मनुष्य भगवान के दरवाजे 
के अन्दर नहीं जा सकेगा । 
“भ्रधं खुला हैँ स्वर्ग द्वार, पर 
नरक द्वार तो सदा खुला ।” 
नरक में तो इन लोगों की मोटरें जा सकती हें; लेकिन स्वगे के तंग' 
मार्ग से दूसरों के लिए कष्ट-सहन करके हड्डी का ढांचा बना हुआ मनुष्य 
ही जा सकता है । 
भारतीय संस्कृति कहती है--"मरते समय तो कम-से-कम गादी से' 
नीचे म्रा जाम्रो । जव हम वाहर इधर-उधर घूमते हैं तब कोट-बूट पहन- 
कर जाते हैं । उसी समय सारी ऐंठ हममें श्रा जाती हे । लेकिन सन्ध्या 
समय जव हम घर प्नाकर तुलसी के पास शरांगन में बैठी हुई मां से मिलने 
के लिए जाते हें तब दुपट्टा, कोट, साफा आदि खूंटी पर ही रखे रहते हैं । 
हम मां के पास नंगे शरीर ही आ जाते हैं कि वह हमारे ऊपर अपना 
मंगल हाथ फिराये । उसी प्रकार संसार में घुम-फिर आने के बाद जन 
जीवन के सन्ध्याकाल में हम उस महती माता से मिलने के लिए जाते हें. 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
३०० भारतीय संस्कृति 


उस समय हमें नंगे हो जाना चाहिए । उस समय हमें गहने और मूल्यवान 
कपड़े दूर रख देने चाहिएं । हमें केवल एक भवित-प्रेम का वभव लेकर 
ही मां के पास जाना चाहिए । 

लेकिन कभी-कभी नंगे बदन मां से मिलने में भी शरम आती हैं। 
दुर्योधन की यह इच्छा थी कि मां की दृष्टि उसके सारे शरीर पर पड़ 
जाय और वह भ्रमर बन जाय; लेकिन उसे शमं श्रा गई । उसने आखिर 
फूलों का वस्त्र पहन लिया | इससे उसका सारा शरीर तो अमर हो 
गया, लेकिन ढंकी हुई जंघाएं भीम की गदा से चूर-चूर हो गई। मां के 
पास श्राइ-पर्दा नहीं होना चाहिए । यदि श्रमर जीवन चाहते हो तो मां 
के पास वच्चे वनकर जाश्रो । ग्राते समय तो तुम कम्बल पर आये थे। 
झब मरते समय भी कम्बल पर जाग्रो । जन्म लेते समय बालक और 
मरते समय भी वालक ! श्रन्तर इतना ही है कि जन्म लेते ही मां से दूर 
आ जाने के कारणा रोये हैं । लेकिन श्व मृत्यु के समय फिर मां के पास 
जाना है इसलिए हुंसिये। जन्म के समय हम रोये और लोग हंसे । प्रव 
मरते समय हम हंसें और ऐसी वात करें कि लोग हमारी मधुर स्मृति 
में रोएं। 

हमने किस प्रकार जीवन बिताया इसकी परीक्षा ही मृत्यु हे। 
तुम्हारी मृत्यु से तुम्हारे काम की कीमत ग्रांकी जायगी । जो मरते समय 
रोयेगा उसका जीवन रुदनपूर्ण ही समझना चाहिए । जो मरते समय 
हेंसे उसका जीवन कृतार्थं समझना चाहिए । महापुरुप की मृत्यु एक 
दिव्य बस्तु है । वे श्रनन्त के दर्शन हैं । उसमें कितनी शास्ति है, कितना 
समाधान ! 

सुकरात मरते समय ग्ममृत-तत्व का स्वाद ले रहा था । मरते समय 
गेटे ने कहा--'भ्रधिक प्रकाश, अधिक प्रकाश !' तुकाराम महाराज 'राम- 
इष्ण हरि' गाते-गाते ही मर गये । समर्थ ने कहा, 'क्यों रोते हो ?” मेरा 
'दासबोध' तो हूँ ।' लोकमान्य 'यदा-यदा हि धर्मस्य” वाला इलोक बोलते- 
बोलते ही चले गये । गांधीजी दोनों हाथ जोड़े हुए है राम' कहकर 
संसार से बिदा हुए । 

संसार में इस प्रकार के कितने ही महाप्रस्थान हो गये होंगे । मृत्यु 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu -Trust. Funding by MoE-IKS 
मत्य का काव्य ३०१ 


मानो शान्ति है । मृत्यु मानो नवजीवन का आरम्भ है, मृत्यू मानोः 
्रानन्द का दशन ह। मृत्यु मागो पर्व हूँ । वह श्रात्मा भ्रौर परमात्मा की; 
एकता का संगीत हैँ मरणा मानो प्रियतम के पास जाना हे । 
करले सिंगार चतुर श्रलबेली 
साजन के घर जाना होगा॥ 
मट्टी श्रोढ़ावन सट्टी बिछावन, 
सट्टी में मिल जाना होगा॥ 
नहा ले घो ले सीस गुँथाले, 
फिर वहां से नहीं श्राना होगा॥ 
यह गीत कितना सुन्दर है ! इसके भाव कितने सुन्दर हें ! मरण का 
अर्थ है; संसार से वियोग लेकिन जगदीइवर से मिलना, आत्मा और 
परमात्मा का मिलन ही मृत्यु हैँ । जब मनुष्य मर जाता हैं तब हम 
उसको नये कपड़े पहनाते हें । उसे स्नान कराते हें। उसे सजाते हें। 
मानो वह विवाह जैसा मंगल-कार्य हो । मरण मानो विवाह-मंगल । 
भारतीय संस्कृति ने मृत्यु का डंक काट फेंककर उसको सुन्दर और 
मधुर बना दिया है । 'प्राणो मृत्यु: मृत्यु घ्राण है इस प्रकार के सिद्धान्तः 
की स्थापना की गई हुँ । मृत्यु मानो खेल है। मत्य मानो अनन्द 
मृत्यु मानो मेवा-मिठाई है । मृत्यु मानो पुराने वस्त्र निकालना हूँ। 
मरणा माने चिर विवाह है । 
जिस संस्कृति ने मृत्यु को जीवन बना दिया उसके उपासकों 
में श्राज मृत्यु का अपार डर भरा हुआ है । उनको मृत्यु शब्द ही सहन 
नहीं होता । सब लोग केवल शरीर का ही लाइ-प्यार करने वाले बन 
गए हैं जो महान ध्येय के लिए इस देहरूपी मटकी को हुँसते-हेँसते 
फोड़ने के लिए तैयार हों वे ही भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक हूँ । 
झपने चमड़े से ही प्यार करनेवाले भारतीय संस्कृति के नाम को सुशोभित 
नहीं करते । भारत के सारे दैन्य-दास्य ग्रौर विषमय वेषम्य को दूर 
करने के लिए देह का बलिदान करने को जब लाखों युवक-युवतियां 
तैयार होंगे तभी भारतीय संस्कृति की सुगन्ध दिशा-दिशा में फेल जायगी: 
झौर भारत नये तेज से जगमगा उठेगा । 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
३०२ भारतीय संस्कृति 
१ २४ 3 


उपसंहार 


भारतीय संस्क्ृति-जँसे महान विषय पर मेने ये थोड़ी बहुत बातें 
"उपस्थित की हें । भारतीय संस्कृति पर मेरा अपार प्रेम रहा हुँ। 
"भारतीय संस्कृति पर ज्ञान से लिखने का मुझे अधिकार नहीं है; लेकिन 
प्रेम से लिखने का तो मुझे श्रधिकार हैं | भारतीय संस्कृति से प्रेम करने 
में में किसी से कम नहीं रह सकता हूं । इस प्रेम ने हो मुझे यह टेढ़ा-मेढ़ा 
लिखने के लिए प्रोत्साहित किया है । भवित के कारण ही में बोला हूं । 
मेरी उत्कट इच्छा है कि भारतीय संस्कृति निर्दोष बने, प्रगति करे 
्रौर तेजस्वी वने। यह संस्कृति ज्ञानमय हुँ, कर्ममय हुँ। यह संस्कृति 
सबको निकट लायेगी, नये-नये प्रयोग करेगी और भ्रविरत श्रम करेगी । 
भारतीय संस्कृति का अर्थ हुँ-सर्वाङ्गीण विकास, सबका विकास | 
भारतीय संस्कत की आत्मा स्पृद्य-ञ्स्पृष्य का विचार नहीं करती, हिन्दू- 
मुसलमान का भेद नहीं करती । सवको प्रेम और विश्‍वास के साथ 
आलिङ्गन करके, ज्ञानमय व भवितमय कर्म का भ्रखण्ड आधार लेकर यह 
संस्कृति मांगल्य-सागर--सच्चे मोक्ष-समद्र की श्रोर जानेवाली हूँ । 
` भारतीय संस्कृति के उपासकों की महान यात्रा श्रनादि काल से 
चालू हं । व्यास-वाल्मीकि, वृद्ध-महावीर, शांकर-रामानुज, ज्ञानेशवर- 
-तुकाराम, नानक-कबीर श्रादि बड़े-बड़े सन्तों ने यह यात्रा चालू रखी है। 
्राज भी महात्मा गांवी, त्यागमूति जवाहरलाल, महुषि भ्ररविन्द ग्रादि 
महान विभूति उस भव्य यात्रा को चालू रख रहे हैं। झ्राइये, हम सब 
छोटे-वड़े लोग भी इसमें शामिल हो जायं ! 
“ग्राश्रो श्राग्नो सभी लोग” 
इस प्रकार की श्रावाज लगाकर ये भारतीय संस्कृति के सत्पुत्र सबको 
“बुला रहे हें । यह श्रावाज जिस हृदय तक पहुंचे वह धन्य है । 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


. ># «०  __-, 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


मंडल द्वारा प्रकाशित प्राप्य साहित्य 
| ३२ भू-दान-यज्ञ |) 


गांधीजी लिखित 


१ प्रार्थना-प्रवचन (भाग १) ३) | 


३३ गांधीजी को श्रद्धांजलि ।=) 


| ३४ राजघाट को संनिघि में ॥।) 
` ३५ सर्वोदय का घोषणापत्र ।) 


३६ सर्वोदय के सेवकों से ।) 


३७ विचार-पोथी १) 
नेहहजी की 

३८ मेरो कहानी ८) 

| ३६ हिन्दुस्तान की समस्याएं २।।) 

४० लड़खड़ाती दुनिया २) 

४१ राष्ट्रपिता २) 

४२ राजनीति से दूर २॥) 


२» » (भाग २) २॥) 
३ गीतामाता ४) 
४ पन्द्रह्‌ भ्रगस्त के बांद २) 
५ घर्मनीति २) 
इ द० अफ्रीका का सत्याग्रह ३॥) ' 
७ मेरे समकालीन ५) 
८ ग्रात्मकथा ५) 
& गीता-बोध ॥) 
१० अनासक्तियोग १॥ ) 
११ ग्राम-सेवा i=) 
१२ मंगल-प्रभात i=) 
१३ सर्वोदय I=) 
१४ नीति-धर्म I=) 
१५ आश्रमवासियों से ॥ ) 
१६ राष्ट्रवाणी १) 
१७ सत्यवीर की कथा DS 
१८ संक्षिप्त प्रात्मकथा १॥ ) 
१६ हिन्द-स्वराज्य i) 


२० बापू की सीख ॥) 
२१ गांधी-शिक्षा (३ भाग) १८) 


४३ हमारी समस्यायें 
(दो भाग) १) 


| ४४ विश्व-इतिहास की झलक २१) 


अन्य लेखकों की 
४५ महाभारत-कथा 
(राजाजी) 


¦ ४७ बापू की कारावास-कहानी 


२२ झज का विचार ।=) | 


विनोवाजी की लिखी 
२३ विनोबा के विचार 


(दो भाग) ३) |. 
१॥॥) | 
. २५ जीवन और शिक्षण २) | 


२४ गीता-प्रवचन 


5) 
¦ ४६ कुब्जा सुन्दरी ,, २) 
) 


(सुशीला न॑यर) १० 

४८ वापू के चरणों में 
४६ वा, वापू और भाई 
(देवदास गांधी ) ॥) 


२॥) 


| ५० गांधी-विचार-दोहन 


(कि० मशरूवाला) १॥) 
५१ अहिसा की शक्ति 
(रिचर्ड बी० ग्रेग) १॥) 


' ५२ सर्वोदय-तत्व-दर्शंन 


२६ शाम्ति-यात्रा १।।) 
२७ स्थितप्रज्ञ-दर्शन १॥) 
२८ ईशावास्थवृत्ति it) 
२६ ईशावास्योपनिषद =) | 
३० सर्वोदय-विचार १&) 
३१ स्वराज्य-शास्त्र ॥॥ ) 


(डा० गोपोनाथ धावन) ७) 
५३ सत्याग्रह-मीमांसा 

(रं> रा० दिवाकर) ३॥) 

५४ वृद्धवाणी (वियोगी हरि) १) 

५५सतवाणी +» १॥) 


(७०0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


५६ श्रद्धाकण (वियोगी हरि) १) 


५७ भ्रयोध्याकांड „ १) 
५८ संत-सुधासार ,, ११) 
५६ प्रार्थना ॥ ) 


६० श्रेयार्थी जमनालालजी 
(हरिभाऊ उपाध्याय) ६।) 
६१ भागवत-धर्भ ,, 
६२ स्वतन्त्रता की झोर ,, ४) 
६३ बाए के आश्रम में ,, १) 
६४ बापू (घ० बिड़ला) २) 
६५ रूप और स्वरूफ ,, ॥7 
६६ डायरी के पन्ते; ; 
६७ स्त्री श्रौर पुरुष (दॉहिस्टाय 
(६८ मेरी मुक्ति की कहानी 
६६ प्रेम में भगेवान्‌ _,, 
७० जीवनङुछा्ना हैं। |... 
७१ केलवार की करतूत. 
२ वालकों-का विवेक ,, ॥ 
७३ हम करें क्या ? ,, ३॥। 
७४ हमारे जमाने को 
गुलामी » WN) 
७५ जीवन-संदेश 
(खलील जिग्गांन) १।) 
) 
) 


a Rs, 
Pe 2 


७६ जीवन-साहित्य 

(काका कालेलकर) २ 
७७ लोक-जीवन 
७८ श्रशोक के फूल (द्विवेदी) ३) 
७९ पृथिवीपुत्र (बा०भ्रग्रवाल) ३) 
८० पंचदशी (सं० य० जैन) १॥) 


८१ कांग्रेस का इतिहास तीन भांग 


(षट्टाभि सीतारमंया) ३०) 
८२ सप्तदशी 

(सं० विष्णु प्रभाकर) २) 
८३रीढ़ की हट्टी „ १॥) 


६॥) | 


८४ श्रमिट रेखायें 
(सं० सत्यवती मल्लिक) ३) 
| ८५ एक ग्रादशं महिला १) 
८६ तामिल वेद 
(तिरुबल्लुबर) १॥) 
८७ ग्रात्म-रहस्य 
(रतनलाल जन) ३) 
| ८ऽ थेरी-गाथायें 
(भरर्ता्तह उपा०) १॥ 
| ८९ बुद्धओर बौद्ध साधक ,, १॥) 
€० जातक-कश्च 
(ग्रानृस्द कौ०) २॥) 
हमारे, ग्रांव\की कहानी १॥) 
रीमेती थ-संदेश ( ३ भाग) १८) 
रोटी ऋ“संवाल 
| (क्रोपा०) ३) 
। ९४ नवयुवकों से दो बातें ,, ।=) 
| ६५ सागभाजी की खेती 
(ना० दु० व्याप्त) ३॥) 


|e 
| 


ja 
ee 
| € 


A 


| ६६ पशुओं का इलाज 


' (प० घ्र’ गुप्त) ॥) 
| ३७ काइमीर पर हमला २) 
६८ पुरुषार्थं (डा. भगवान्‌दास)६) 


६९ कब्ज (मऽ पोद्दार) २) 
१०० कादम्बरी (कथा-सार) ।7) 
१०१ उत्तररामचरित ,, ।=), 
१०२ वेणीसं 5 IF) 
१०३ शकुंतला i) 
१०४ बद्रीनाथ i=) 
१०५ जंगल की सेर I=) 
।१०६ भीष्म पितामह I=) 
१०७ शिवि और दधीचि i=) 
[१०८ ध्रवोपार्यान . I=) 
[१०६ गांधी-डायरी . २) 
® 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Yr Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 5 


< 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 8 


gitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
————s 
लेखक-परिचय 
२४ दिसम्बर १८९९ को महाराष्ट्र के रत्ना- 
गिरि जिले के पालगड़ गांव में साने गुरुजी का जन्म 
हआ । बचपन गरीबी में काटना पड़ा। अध्ययन 
की लगन होने से अनेक आफतों का मुकावला करते 


हुए एम. ए. पास किया । सफल अध्यापक एवं 
पत्रकार बने । 


असहयोग-आन्दोलन होते ही राजनीति के क्षेत्र 
में आये। अनेक वार जेल-यात्रा की । बाहर रहे 
तो छोक-सेवा, हरिजन-उद्धार आदि कार्यों में 
लगे रहे। . 

विनोबाजी के सम्पर्क में आने पर उनसे प्रभा- 
वित हुए। गीता के प्रवचन लेखबद्ध किये। अनेक 
उपयोगी एवं विद्धत्तापूर्ण पुस्तकें लिखीं । मराठी भाषा 
के 'ओवी' साहित्य का संकलन उनकी बड़ी भारी 
देन है| 

हरिजनों के मंदिरःप्रवेश के लिए उन्होंने 
अनशन किया और कहा, "अगर हमारे जीने से 
कुछ नहीं होगा तो हमें अपने जीवन की आहुति देकर 
काम को पूरा करना होगा।” फिरकापरस्ती के 
खिलाफ महाराष्ट्र में आंदोलन चलाया । गांधीजी 
की हत्या और देश के दूषित वातावरण से व्यथित 
होकर गुरुजी ने ११ जून १९५० को अपनी जीवन- 
ज्योति समाप्त की । 


—्—>———्—्j्—्2heseseoeoeoeoeoeoeeeoeoo 


| In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


हे Digitization by eGangotri and Sarayu «Trust. Funding by MoE-IKS 


'संडल' की साहित्यिक 
और | 
सांस्कृतिक पुस्तके ` 
१. सन्त सुधासार 
 २- अशोक के फूल 
` - ३. पृथिवी-पुत्र 
| ४. जीवन-साहित्य 
~ ˆ ५.- भारतीय संस्कृति 
६. कल्पवृक्ष (प्रेस-में ) 
७. जीवन और साहित्य `,, 


~ 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamaye® Ashram Collection, Varanasi 


